श्रीहरिः 


विषय-सची 


श्रीमद्धगवद्गीताके बारहबं ओर पंद्रह अध्यायोका मूल पाठ *** ज-ढ 


म्राकथन' * * 


इलोक-संख्या 
१-१२ 


था 


००० क ° ००० ००० ००० 


वारहवा अध्याय 
प्रधान विय 


सगुण ओर निर्गुण-उपासङोँकी श्रेष्ठताका निर्णय 
ओर भगवत्परातरिके चार साधरनोंका वणन. *** 
सिद्ध भक्तोंके उन्तालीस लक्षणोंक्रा बगन 
सूक्ष्म विषय 

सगुण और.निर्गुण-उपासकोमि कौन श्रेष्ठ है-- 
यह जाननेके लिये अजुनका प्रन -”" 
सगुण-डयासकोंकी श्रेष्ठता नता 
निगुण-तत्त्वका स्वरूप ओर निर्गुण-उपासनाका 
क्ल 4 


` ( विश्षेष वात ३२ ) 


निगुण-उपासनाकी कठिनाई ह 
( सगुण-उपासनाक्रीसुगमताओं और निगुंण- 
उपासनाकी कठिनाइयोँक्रा विवेचन ४७ ) 
अनन्यप्रेमी सगुण-उपासक्रोके लक्षण. *** 
भगवानके द्वारा अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंके 
शीघ्र .उद्धारका कथन 

( गीतामें विभिन्न स्थलॉपर आये 'पॉर्थ? 
सम्बोधन एवं उसकी विशेषताएँ ६२ ) 


७००० ण न 


पृष्ठ 


२-१२८ 
१२८-२०६. 


२-१५ 
१५-२२ 


_ २२-४२ 


४२-५४ 


५४-५६ १ 


६१-७१ 


इलोक-संख्या 


< 


११ 


१२ 


१३-१४ 


१६ 


- डा] 
- "सुक्ष्म. विषय 


समपंगयोगरूप साधनका कथन 
(विशेष वात ७७, भगवत्मातति-सम्बन्धी 
विशेष वात ८३.) 
अभ्यासयोगरूप साधनका कथन 
- भगवदर्थकमरूप साधनका कथन 
- सवकर्मफलत्यागख्प साधनकाःकथन 
सवक्रमफळत्यागकी श्रेष्ठता तथा उसक्रे.फलका 
वर्णन मान 
- ( कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विशेष बात ११७, 
साधन-सम्बन्धी विशेष-बात १२५ ) 
सिद्ध -भक्तके बारह लक्षणोका -पह्ला 
धकरण ३ 
( अद्वेश. १३०, मेत्र ओर करुण १३ १ निर्मम 
१३३, -निरहंकार १३५, सुस्ब-दुःखमें सम 
१३६, क्षमावान्‌ १३७), निरन्तर संतुष्ट १३७; 
“योगी १३९) यतात्मा १३९, दृदनिश्वय १४०५ 
भगवानमें अर्पित मन-वुद्धिवाला- १४२ ) 
सिद्ध भक्तके छः लक्षणोंका दूसरा प्रकरण "`" 
( जिससे कोई प्राणी उद्विन्न नहीं होता १४५३ 
: जो स्वयं किसी: प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता 
१४८१. हर्ष, अमर्ष, भव और उद्रेंगसे रहित 
१४९ ) ` 
सिद्ध भक्तके छः लन्षणोंका तीसरा प्रकरण * * " 
(अनपेक्ष १५७१ बाहर-भीतरसे पवित्र १६०, 
-दक्ष १६२, उदासीन १६२+ व्यथारहित १६४+ 


०99 


oss 


पृष्ठ 


७२-८८ 


८८-९४ 
१४-९७ 


९७-१०५ 


१०५-१२८ 


१२८-१४४ 


१४४-१५६ 


१५६-१७२ 


द्र्लोक-संख्या 


१७ 


१८-१९ 


इलोक-संख्या 
१-६ 


[च] 
सूक्ष्म विषय पृष्ठ 


सर्वारम्भपरित्यागी १६४ ) ( गीतामें 
कर्तृत्वामिमानफे त्यागकी बात--टिप्पणीमे 

१६४१ सिद्ध भक्तद्वारा कर्म होनेर्मे कुछ 

विशेष हेतु १६८ ) 

सिद्ध भक्तके पाँच लक्षणोंका चोथा प्रकरण *** १७२-१७८ 
( हर्ष) दोष, शोक और कामनासे रहित 

१७३, शुभाशुभ कर्मोका त्यागी १७६ ) 

सिद्ध भक्तके दस लक्षणोंक्रा पाँचवाँ प्रकरण *** १७८-१९६ 
( शत्रु-मित्रमें सम १७९, मान-अपमानर्मे 

सम १८०, अनुकूल-प्रतिकूर्में और सुख- 

दुःखमै सम १८१; आसक्तिरहित १८३, 
निन्दा-स्तुविमै सम १८८, मननशील १८९, 

जिस-किसी प्रकारसे भी संतुष्ट १९०, अनिकेत 

१९१, खिरमति १९२) ( मार्मिक बात 

१८७; प्रकरण-सम्वन्धी विशेष बात १९४ ) 

सिद्ध भक्तोंके लक्षणको आदद मानकर 

साधन करनेवाले श्रद्धा ओर भगवत्परायण 


भक्तोंकी प्रशंसा । - *** १९६-२०६ 

वारहवं अध्यायकी पुष्पिका . *"* २०६-२०८ 

वारहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच `` ° २०८ 

चारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ` "`` २०८ 
पंद्रहवाँ अध्याय 

प्रधान विषय ` पृष्ठ 


संसार-बक्षका, उसका छेदन करके भगवानके 


.शरण होनेका ओर भगवद्धामका वर्णन *** २१२-२८८ 


` बलोक-संख्या 


७-६१ 


२२-१५ 
१६-२० 


[छ] 
प्रधान विषय ॐ पृष्ठ 


जीवात्माक्रा स्वरूप तथा उसे जाननेवाले और 


न जाननेवालेका वर्णन """ २८९-३६१ 
भगवानके प्रभावका वर्णन *** ३६१-४०४ 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमका वर्णन तथा 

अध्यायका उपसंहार "°° ४०४-४३८ 

सूक्ष्म विषय 

अश्वत्य-रृक्षरूपसे संसारका वर्णन "१" २१२-२३९ 
( गुणोंकी इत्तियाँके सम्बन्थमें विशेष त्रात 

२२८) 

संसार-वृक्षका छेदन करके भगवानके शरण 

होनेकी विधि "° २३९-२७१ 


( विशेष वात २४३, वेराग्य-सम्बन्धी विशेष 

वात २४७) संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ 

सुगम उपाय २५१, मार्मिक वात २५३, 
शरणागति-विपयक मार्मिक वात २६७ ) 

परमपदको प्राप्त होनेवाले महापुरुषोंके 

लक्षण "°" २७१-२८८ 
( विशेष वात २७७, विशेष बात २८१ | 
विशेष बात २८४ ) | 

भगवानके परमधामका वर्णन  *** २८९-२९३ 
जीवात्माक्रा स्वरूप "°° २९३-३०५ 
( विशेष वात ३०३ ) 

जीवात्माद्वारा एक दारीरसे दूसरे शरीरमें 

जानेका प्रकार "१" ३०५-२१५ 
( विशेष बात ३१३ ) 


' इलोक-संख्या 


९ 


‘३० 


११ 


श्र 
१२ 


१४ 


१५ 


: [नज ] 


' सृक्ष्म-विपय 


जीवात्माद्वारा बिप्रर्योको भोगनेकी रीति *** ३ 


( जाननेयोग्य वात ३१८+ विशेष बात ३२०) 
जीवात्माके स्वरूपको जाननेवाले ओर न 
जाननेवाले पुरुषोंका वर्णन 

( मार्मिक बात ३२९; मार्मिक वात ३३५ ) 


जीवात्माफे स्वल्पको जाननेवालांकी विशपता 


( परमात्मप्राप्ति-सम्त्रन्धी विशेष बात ३८०, 


- विशेष बात ३८५७५ भगवत्पेम-सम्बन्धी मामिक 


बात ३९१, प्रररणकी विशेष -बात ३९८, 
मार्मिक बात ४०२ ) 


ओर न जञाननेवालोकी कमीका वर्णन ३३६-३६१ 
` ( विशेष बात ३३९, विशेष वात ३४४१ 

मार्मिक वात ३५१, मार्मिक वात ३५७, 

साघक्रोंफे ल्थि विशेष बात ३५८ ) 

भगवानफे तेजरूपका वर्णन "`` ३६१-३६७ 
भगवानके ओज और रसरूप (सोम ) का 

वर्णन *** ३६७-३७० 
भगवानके वेश्वानररूपका वर्णन ` ३७०-३७७ 
( दस प्राणवायुफे भिन्न-भिन्न कार्योका वर्णन- 

-टिप्पणीमें ३७२, भोजन-्सम्वन्धी कुछ 

बातें ३७४ ) 

-भगवानको ' अन्तर्यामीरूपसे सबके 'दृदयमे 

स्थित वतलाकर, उन्हें स्मृति आदिका-कारण, 

वेदोंद्वारा जाननेयोग्य, वेदोंको जाननेबात्य 

और वेदान्तक्रा कर्ता वतलाना ‘°° ३७७--४०% 


हा 


पनि काला OS 


इलोक-संख्या 
१६ 
१७ 


श्ट 


१९ 
२० 


[श्च] 
` सूक्ष्म विषय पृष्ठ 
` क्षर और अक्षरका स्वरूप १1 ४०४-४१० 


( मार्मिक बात ४०९ ) 

पुरुषोत्तमका: स्वरूप "° ४१०-४१४ 
( सार्मिक बात ४१३ ) 

भगवान्‌ श्ीङ्कण्णद्रारा अपने-आपको 
पुरुषोत्तम वतलाकर अपना गोपनीय रहस्य 

प्रकट करना "° ४१४-४२० 
( विशेष बात ४१८ ) 

भगवानको पुरुषोत्तम जाननेवालेक्री महिमा" * "४२०-४२६ 


पंद्रहवे अध्यायका माहात्म्य *** ४२६-४३८ 
( विशेष बात-४३६ ) 
पंद्रहव अध्यायकी पुष्पिका "११ इशेट 


पंद्रहवे अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच '** ४३८ 


पंद्रह अध्यायमै प्रयुक्त छन्द 8 ४३८ 


3“ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ इादशोऽध्यायः . 

अजुन उवाच | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां ` पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमच्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

श्रोमगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमच्यक्तं पयुपासते । 
सवत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समनुद्रयः 
ते ग्राप्नुचन्ति मामेव सवभुतहिते रताः ॥ ४॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
अव्यक्ता हि गतिटेःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेपामहं तो. मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ --मय्यावेशितचेतसाम्‌ || ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच : अत उध्वं न संशयः || ८॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव | 
मदथमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्रिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 


[य] 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः । 
सवकमेफलत्यागं ततः कुरु यतारमधान्‌ ।।११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्वयानं विशिष्यते | 
“्यानात्कर्मेफरत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
अद्वेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपिंतमनोचुद्धियो मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
हर्षामपेभयोद्वगैमुक्तो यः स॒ च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्च उदासीनो गतव्यथः । 

- सर्वारम्भपरित्यामी यो मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
यो न हृष्यति न द्वि न शोचति न काङ्घति । 
शुभाशुभपरित्यागी -भक्तिमान्यः स मे प्रियः 11१७ 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु . समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 
तुस्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः. खिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 

. श्रहधाना . मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ।।२०॥ 

` ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासत्र श्रीकृष्णार्जुन- 

र संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


i TT ny 


ॐ» श्रीपरमात्मने नम; 


अथ पञ्चदशोञ्ध्यासः 
'श्रीभगवानुवाच | 


ऊध्वमूलमधःशाखमश्वत्थ ` प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स॒ वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
अधश्चोर्ध्वं ' प्रसृतास्तस्य शाखा 

गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
'अधश्च मलान्यनुसंततानि 

कर्मानुबन्धीनि मनुप्यलोके ॥ २॥ 
न रूपमस्येह तथोपरभ्यते 

'नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 

मसङ्गशास्त्रेण "दृढेन 'छिच्चा ॥३॥ 
ततः पर्दै तप्परिमागितव्यं 

यस्मिन्गता न' निवतन्ति 'भूय; 
तमेत चायं ` “पुरुष ' प्रपद्य 
प ¦ “प्रबृत्ति; .प्रसृता “पुराणी ॥ ४ ॥ 
“निर्मानमोहा जितसङ्गदापा 

अध्यात्मनित्या “विनिवृत्तकामा; । 
इन्डविमुक्ता; सुखदुःखसंज्षे- 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


[ड]; 

न तङ्लासयते सर्यो: न शश्ाङ्गो न पावकः | 
- यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
ममेवांशोः जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
सनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रक्ृतिण्यानि कर्षति ॥ ७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यञ्चाप्युत्क्रामतीश्वर 
शृहीस्वैतानि संयाति ` वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 
शरोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं घ्राणमे्र च। 
अधिष्ठाय मनथायं विषयानुपसेवते 1! ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं: स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमृढा नालुपश्यन्तिः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
यतन्तो योगिनञ्चंनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो ननं. पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगङ्भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाविज्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णासि चौषधी; सर्वा; सोमो भृत्वा रसात्मकः ॥१२॥ 
अहँ वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
आणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 

मत्तः स्पृतिज्ञानमपोहनं च। 
वेदश्च सर्बैरहमेव वेद्यो 

वेदान्तकृह्ठेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


[ड] ` 
द्वाविमौ पुरुषों लोके. क्षरश्ाक्ष एव च।. 
- क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुपरत्वन्यः प्रमात्मेत्युदाहतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥१८॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 
ससर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्तं. मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्विमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ 


ड” तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रहाविद्यायां ' योगशास्त्र 
श्रीङृप्णाञुंनसंवादे पुरुपोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


॥ श्रीहरिः ॥ 


आककथन 


पराळृतनमद्वन्य पर्रम नराकहृति | 
सोन्द्यसारसबंस्व॑ वन्दे नन्दात्मजं महः ॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतासूतडुहे नमः ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमदनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण चन्दे जगहुरुम ॥ 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्वरादरुणचिस्वफलाधरोष्टात्‌ । 
पूणन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
यावस्तिरञ्चनमज पुरुषं जरन्त 
संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्‌ । 
- तावद्‌ वलात्‌ स्फुरति इन्त हृदन्तरेमे 
गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्चुः ॥ 
मद्भगवद्गीता एक अत्यन्त विलक्षण और अलौकिक प्रन्थ है । 
चारों बेदोंका सार उपनिषदू है और उपनिपदोंका भी सार 
श्रीमद्भगवद्गीता है । यह स्वयं भी त्रह्मविद्याका वणन होनेसे उपनिषदू- 
स्वरूप और श्रीमगवानकी वाणी होनेसे वेद-स्वरूप है । इसमें 
स्वयं श्रीमगवानूने अपने प्रिय सखा अजुनको अपने हृदयके गूढ 
भाव विशेषरूपसे कहे हैं । 


जैसे बेदोमें तीन काण्ड हैं--कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड, वेसे ही गीतामें भी तीन काण्ड हैं गीताका पहला पटक 


[त] 


९ पहलेसे छठा अध्याय ) कमकांग्डका, दूसरा प्रदक ( सातवेंसे 
चारहवाँ अध्याय ) उपासनाकोण्डका और तीसरा षटक ( तेरहवेंसे 
अठारहवाँ अध्याय ) ज्ञानकाण्डका माना जाता है । इन तीनोंपर 
विचार किया जाय तो जितना दूसरे षढकमें उपासना अर्थात्‌ 
अक्तिका वणन हैं, उतना पहले षटकमें कर्मोका वर्गन नहीं है, 
और जितना पहले पटकमें कर्मोका वणन है, उतना तीसरे षटकमें 
ज्ञानका वगन नहीं है । इस. प्रकार गीतामें भक्तिका वणन 
विशेषरूपसे आया है । | 


कमयोग और ज्ञानयोग--दोनों नाशवान्‌' संसारसे ऊँचे 
उठनेके लिये अर्थात्‌ उससे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद करनेके डिये हैं । 
इनमें दूसरोंके हितके लिये निष्काम-कम करके-संसारसे.ऊँचे उठनेको 
कमयोग कहते हैं. और अपने विवेकको महत्त्वः देकर संसारसे उँचे 
उठनेको ज्ञानयोग कहतेः हैं. । एकमात्रः ' भगवान्‌पर. निभर. रहना 
भक्तियोग है; इसलिये मगवानने गीतामें दो ही निष्ठा वतलायी है--- 
कमयोग और ज्ञानयोग ( ३ । ३ )। भक्तियोगको' भगवानने निष्टा. 
नहीं बतलाया; क्योंकि यह साधककी स्त्रयंकी निष्ठा नहीं हैः । 
भक्तियोगका साधक भगवत्रन्निष्ठ होता है | उसकी निष्ठा, आश्रय, 
भरोसा केवल भगवान्‌ ही होते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजुन साथ-साथ ही रहते थे | साथ- 
साथ रहनेपर मी मगवानने अजुनको कभी उपदेश नहीं दिया और 
अजुनने कभी पूछा भी नहीं । जत्र युद्धके समय अडुन 
विंकतव्यविप्रढ़ हो गये; उलझनमें पड़ गये, तब उन्होने मगवानके 


त 


[थ] 


रारण होकर अपने कल्याणकी वात पूछी । इसीसे गीताका उपदेश 
आरम्भ हुआ । अन्तमें भगवानूने केवल अपने शरण हो- जानेकी 
वात कही ( १८ । ६६.) | इसपर अजुनने "करिष्ये वचन तव! 
( १८] ७३ ) 'में आपकी आज्ञाका पालन करूंगा” ऐसा कहकर 
भगवानकी पूण शरणागतिको. स्वीकार कर लिया । इसीसे गीताका 
उपदेश समाप्त हुआ । इस प्रकार गीताका आरम्भ और उपसंहार 
भक्ति ( शरणागति ) में ही हुआ हैं । अतः सामान्य रीतिसे 
पक्षपातके बिना देखा जाय, तो गीताका मुख्य प्रतिपाथ बिपय 
भक्ति ही है । 
` गीतामें भक्तिका वणन विशेषरूपसे सातवें अध्यायसे आरम्भ 
होता है | आठवें अध्यायमें अज्चुनके द्वारा प्रश्‍न करनेके कारण 
दूसरा विषय आ गया | अतः सातवें अध्यायमें जो बातें शेष रह 
गयी थीं, उनका वणन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायके 
आरम्ममें ( ग्यारहवें ३छोकतक ) किया गया । इस प्रकार सातवें 
और नवें--दोनों अध्यायोंमें मक्तिका विशेष वणन हुआ है; परंतु 
श्रीवेद्व्यासजीने उन अध्यायोंका नाम क्रमशः “ज्ञानविज्ञानयोग? और 
“ाजविद्याराजगुह्ययोग' रखा हैँ | बारहवें और पंद्रहवे अध्यायका तो 
नाम ही क्रमशः “भक्तियोगः और 'पुरुणरोत्तमयोग' है तथा इनमें 
भक्तिका वणन भी बहुत विलक्षण ढंगसे हुआ है । इसलिये वारहवे 
और पंद्रहवें अध्यायको ही गीताका “भक्तियोग? माना गया है । 
वारहवें अध्यायके आरम्भमें अजुनने प्रश्‍न किया फि तुळनामें 
सगुण और निगुण--दोनां उपासकोंमें कोन श्रेष्ठ हे । उत्तरमें 


गी० भ० व-- 


[द] 

भगवानूने श्रद्धा प्रेमपूवक भजन करनेवाले -सगुण-उपासकों-( भक्तो- ) 
को सबसे श्रेष्ठ वतळाया--'ते.मे युक्ततमा मता? ( १२। २) 
( छठे. अध्यायके सैंतालीसवें श्छेकमें भी भगवानूने इसी प्रकार “समे 
युक्ततमो मतः पदोंसे अपने भक्तोंको सवसे श्रेष्ठ बतळाया है ) ] 
फिर भंगवानूने बतलाया कि निगुण और सशुण-दोनों ही उपासक 
मुझे प्राप्त. होते हैं । उनमें भगवानूने देहाभिभानी निगुण- 
उंपांसककों तो अपनी प्राप्ति कठिन, त्रतलायी, पर भगवत्परायण 
सगुण-उपासंकोंको अपनी प्राप्ति सुगम वतलाते हुए कहा कि उनंकां 
में शीत्र ही मृत्युसंसार-सागरसे उद्वार कर देता हूँ । इसके बाद 
भगवानने कहा कि मन और बुद्धि मुझमें ही अपण कर: दो, तो 
मेरी प्राप्ति हो जायगी । ऐसा नहीं कर सकते, तो अभ्यासयोगसे 
मेरी ग्रा्िकी इच्छा करो | अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो सत्र 
कमे मेरे अर्पणा कर दो । ऐसा भीं नहीं कर सकते, तो सत्र कर्मोके 
फलका त्याग कर दो ।-तात्पय यह क्रि किसी प्रकार मुझसे सम्बन्ध 
जोड़ लो और संसारसे सम्बन्ध, तोड़ लो । . 

भगवानूके साथ जीवमात्रका खतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध है । 
परंतु संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण जीव भगवानूसे 
विमुख हो जाता है । सत्रं कर्मोके फलका त्याग करनेसे संसारसे 
माने हुए सम्बन्धका त्याग हो जाता है, जिससे तत्काल परमशान्तिकी 
प्राप्ति हो जाती है--*त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ः ( १२। १२) | 
फिर भगवानूने उस परमशान्तिको प्राप्त महापुरुषोंके लक्षणोंका वणन 
क्रिया । अन्तमें अपने परायण होकर उन लक्षणोंको आदश मानकर 


[घ] 

चळनेवाले भक्तोंको 'भक्तास्तेऽतीब मे प्रिया पदोंसे अपना अत्यन्त 
प्रिय कहकर अध्यायका उपसंहार किया | 

वारहवं अध्यायमे सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें 
अध्यायमें निगुण-तस्वकी उपासना करनेवालोका वणेन आरम्भ 
किया । वारहवें अध्यायमें कहा था कि देहाभिमान रखनेवालोंके लिये 
निगुण-उपासना कठिन है । उस देहामिमानको दूर करनेके लिये 
तेरहवे अध्यायकें आरम्ममें इदं शरीरम्‌’ दोसे बतलाया कि यह 
देह 'इदम' है ओर इसे जाननेवाला 'अहम्‌' ( स्वरूप ) इससे 
सवथा भिन्न है । देहाभिमान कम होनेपर निगुण-उपासना सुगमता- 
पूवक चळ पड़ती है । फिर मगवानूने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुपके 
विभागका वन किया | फिर क्षेत्र-क्षेत्रज्षके संयोगसे सम्पूण सृष्टि 
होनेकी वात वतळायी । अन्तमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके भेदको तखसे जाननेक्रा 
फल परमात्माकी प्राप्ति बतलाते हुए अध्यायका उपसंहार किया । 


चौदहवें अध्यायमें पुनः ज्ञानका विषय आरम्भ करके उसकी 
महिमाका वणन किया | फिर प्रकृति-पुरुप्रके संयोगसे संसारकी 
उत्पत्तिका वर्गन किया । जीवात्मा प्रकृतिके गुणोंसे वधता है; अतः 
उन गुणोंका तथा उनसे छूरनेके उपायका वर्णन किया । गुणातीत 
होनेकी त्रात भगवान्‌ तेरहवें और चोदहवें अध्यायमें पहले भी 
( १३ । १८, २३; १४ | १९-२० ) कह चुके थे; परंतु 
अजुनके प्रश्‍न करनेपर भगवानले अन्यमिचारी मक्तियोगको ही 
गुणातीत होनेका सुगम उपाय वतलाया ( १४। २६ )। अव्यभिचारी 
भक्तियोगका तात्य है--केवळ भगवान्‌ ही इष्ट हों, प्रापणीय हों, 


[न] 
और संसारसे सवया विमुखता हो । इस भक्तियोगका ,सेवन करने- 
बाला मनुष्य गुणोंका भळीमाँति अतिक्रमण करके ब्रह्मप्रापतिका पात्र 
बन जाता है | वह ब्रह्म. में ही हूँ---ऐसा कहकर भगवानूने 
चौदहवें अध्यायका उपसंहार किया | | 


भगवानके मनमें 'मक्तिका वणन करनेकी इच्छा थी । अतः 
चौदहवें अध्यायके उपान्त्य इळोकमें भक्तिका स्रत्ररूपसे वणन क्रियाँ 
और उसका विस्तारसे वणन कूरनेके लिये अपनी ओरसे पंद्रहवां 
अध्याय आरम्भ किया । परमात्मा सँवेपिरि हैं ओर यह जीव उन्हींका 
सनातन अंश है; परंतु यह परमात्मासे बिमुख होकर संसारको 
पकड़ लेता है, यही व्यभिचार दोप है । अतः मनुष्य इस संपार- 
वृक्षका छेदन करके अर्थात्‌ इसकी कामना और ममताका त्याग 
करके “तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' ( उस आदिपुरूय नारायगकी 
मैं शरण हूँ )--इस प्रकार भगवानमें ळग जाय । इससे वह 
अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है, जहाँसे वह लोरकर फिर 
कभी संसारमें नहीं आता । वह परमधाम अत्यन्त विल्क्तग है । उसे 
सूय, चन्द्र, अम्नि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, अपितु वे सव-के- 
सब उसीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हें । फिर भगवान ने अपने प्रभावका 
विशेषरूपसे वर्णन करते हुए कहा कि सबका आधार और सबका भरण- 
पोषण करनेवाला मैं ही हूँ । सम्पूण वेदोंके द्वारा जाननेमें आनेवाला 
मैं ही हूँ वेदान्तका कर्ता और वेदोंका ज्ञाता भी मैंही हूँ । फिर 
भगवानने क्षर ( नाशवान्‌ ) और अक्षर ( अविनाशी ) को 
स्वरूप बतलाकर परमात्माको.उन दोनोंसे भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ठ 


[५] 


कहा । वंह सव्चिदानग्दधन पुरुगोत्तम परमात्मा मैं ही हूँ--पेसा 
कहकर भगवानने अपना गुद्यतम स्वरूप प्रकट, किया और पंद्रह 
अध्यायको गज" की संज्ञा दी; क्योकि इसमें संसार, जीवात्मा और 
परमात्मा-तीनोंका वणन हुआ है । 


इस प्रकार बारहवाँ और पंद्रबॉ--दोन दी अध्यास 


भक्तियोगके बणनमें विलक्षण योग्यता रखते हैं । पंद्रहवे अध्यायका 
तो बहत अधिक माहात्म्य माना जाता है, जिसे भगवानने गुद्यतम 
शाख कहा है | कारंण कि इसमें भगवानूने अपने हृदयकी बाते 
विशेगरूपसे खोलकर कही हैं और अपने-आपको भी प्रकट कर 
दिया है कि,सम्पूण लोकोंमें, बेदोंमें और शाझ्लोमें प्रसिद्ध परजझ 
पुरुगोत्तम में ही हूँ । बहुतसे सज्जन पंद्रहत्र अ व्यायको कण्ठस्थ 
रखते हैं और स्तान करते समय इसका पाठ कर लेते हैं । संतलोग 
भोजनके डिये पंक्ति लगाकर ( भोजनसे पूव ) इस अध्यायका पाठ 
करते हैं । 


` गीताभरमें -बारहवाँ और पंद्रहवाँ-ये दो अध्याय सत्रसे छोटे 
( बीस-वीस श्वोकोके ) हैं । अतः ये याद करेन ठिये बहुत 
सुगम हैं और इनमें भगवान्‌, भक्त और भक्तिका घगनभी 
सरस्तापर्वक किया गया है । अतएव सभीको कम से-कम इन दो 
अध्यायोंका पठन-पाठन अवश्य ही करना चाहिये । 


``“ अंक्तिका खास स्वरूप दै--भगवत्पग्रयणता । ग्यारह 
अध्यायक्के पचपनवें श्लोक : मगवानने भकिके पचि के तढापे 


फ़) 

हँ: मत्करमछत्‌” *मत्परमः/ ङ्क्तः, 'सहचर्जितः और 
र निर । इसे साप सक भी बते हे । इसमें, सार 
वात है. -.-संसारसे सर्वया बिपुख.होकर केवळ भगवानूके परायण 
होना ( १२ । ६ ) । फिर “भगवान्‌...्रयं ही; उद्धार कर 
RCRD oo 0 i, 

, ० संतारसे निसु होंकर एकमात्र भगवान ओर चले, तो. यह 
सांधन-मकि' होती है । जबर अपना मुळं भी नहीं रहता, सब कुळ 
(अहः. भी ) भगेवांनूके संमर्पित हो जातां है, तब “साध्य-भक्ति! 
होती है | साध्य-मक्तिमें." भगवानका, इप्ट भक्त और भक्तका इष्ट 
भंगंवान्‌ हो जाते हैं । फिर उनमें तिक्ष्ण वर्धमान प्रेमकी लीला 
चैलती है | प्रेममे भक्त और भगवान्‌ दों होकर मी एक होतें हैं 
और एक होकर भी दो होते हैं। ५ | छ 
६ यह अत्यन्त भुरी वात है कि मनुष्य भगवानकी दी 
हुई वस्तुओंको तो अपनी मान लेता है, पर उन्हें देनेवाले भगवानूको 
अपना नहीं मानता । दी हुई वस्तु तो सदा रहेगी नहीं, पर देने- 
बाला सदा रहेंगां' । 'वह' तो सदासे ही अपंना है । अत: नहीं 
रंहनेवाली वस्तुओंसे बिमुंख होना हे । 'बिमुख होनेका उपाय है- 
उन वस्तुंओको 'अपंना न मानकर ' भगवांनूंका ही मानना, उनपंर 
भगवानका ही आधिपत्य मांनर्ना | धन, सम्पत्ति, वैभव) कुटुम्ब, 
परिवार, शरीर, इन्द्रियाँ, मने, बुद्धि और “अहं” तके ऊपर 
भगवानको ही मोहर. ला ..जाय्‌ः। सतर, कुछ भगवानके ही .समर्पित 
शक, उन्हींकी डारणमे चल्न.जांय-। यही मक्तिका 'डपाग्न है | 


[ ब | 


जीवमात्रमें प्रेम तो है ही | वही प्रेम जव नाशवान्‌ संसारमें 
हो जाता है, तत्र वह आसक्ति? कहलाता है । आसक्ति होनेपर जीव 
भगवानूसे विमुख हो जाता हे!) भगवानूसे विमुख होनेपर वह 
'गंगोझकी भाँति मंहान्‌ अपवित्र हो जाता है | जब गङ्गाको जल 
“उसके प्रवाहसे विमुख होकर करिसी “नीची जगहपंर रुक जाता है; 
“तब वह “गंगोझं? ( गङ्गासे छूटा हुआ---अंछ्ग हुआ ) कहलाता है |; 
गंगोझको मदिराकें समान महान्‌ अपवित्र, मोना गया है | वहीं 
गंगोझ जत्र पुनः गङ्गाके प्रवाहमें मिल जाता. है, एक हो जाता हैं, 
तत्र वह पुनः पवित्र हो जाता है;-उसुमे किञ्चिन्मात्र भी अपवित्रता नहीं 
रहती । इसी प्रकार जव मनुष्य भगवानूसे विमुख होकर संसारमें 
लग जाता है, तब वह आसुरी-सम्पत्तियुक्त महान्‌ अपवित्र हो जाता३ 
'है | परंतु जब वह संसारसे .बिमुल होकर भगवानके सम्मुख 
हो जाता है, तव वह देंवी-सम्पत्तियुक्त- महान्‌ पवित्र हो जाता. है । 
इसलिये भक्तको सदेवः भगवानके , सम्मुख ` रहना-- चाहिये `+ यदि 
भगवानका भक्त अपने भक्तोंमें अथवा -संसारियोंमें आसक्त होकर: 
'( र्च-पचकर ) नाशवान्‌ पदार्थोके भोग" और संग्रहमें लग जाता है, 
तो वह मी गंगोझके समानः महान्‌ 'अंपवित्र हो जाता है । अतएव 
संसारके आश्रयको हृदयसे त्यागकर केवल भगवानके ही परायण 
( अनन्यशरण ) हो जाना भक्तिका खास खरूप हैं । 


—— ESS 


4४८६२८३०८६०*६५१८६२*७७९.०७, 2७.०७... 


| आरती 
जय भगवद्ठीते। जव भगवद्धीते । 
 हरि-हिय-कमलं-विहारिणि) . सुन्दर सुपुनीते ॥ 
कमे-खुमर्म-प्रकारिनि। _ कामासक्तिहरा । 4 
तस्वशान-विक्रोशिनि) विद्या अहम परा ॥जय० १ 
निञ्चल-भक्ति-विधायिनि) निर्मळ, मलहारी! ८ 
शारण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥ जय० ९ 
राग-दवेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा। | / 
भव-भय-हारिणि, तारिणि,  परमानन्दमदा ॥ जय० ९ 
आसुर-भाव-विनाशिनि, नाशिनि तम-रजनी। b 
- हवी सह्ठणदा्यिनि, हरि-रसिका सजनी ॥ जय० ¢ 
समता-त्याग सिखावनि। हरि-मुखकी ` यानी । ६ 
'सकल शाख्रकी स्वामिनि, श्रुतियांकी रानी ॥ जय० - | 
दया-सुधा वरसावनि मातु ! कृपा. कीजे।. 


लेला दान कर अपनो. कर छीजे॥ की 


अजेंद्र नंदन श्रीकृष्णा 


च्र्जें 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
दद त 
गीताका भक्तियोग 
` [ श्रीमङ्कगबद्वीताके वारहवे और पंद्रहवें अध्यायोंकी 
_ विस्तृत व्याख्या ] | 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देबी सरखतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
वरुदेवखुत॑ देवं कंसचाणूरमर्देनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
सम्बन्ध--- 
श्रीमगवानूने चोथे अध्यायके तँवीस और चौँतीतवे श्लोकोमें 
ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता वतलाते हुए ज्ञानप्रातिके टिये प्रेरणा की । फिर 
ज्ञानकी महिमाका वर्णन किया । तसश्वात्‌ पाँचवें अध्यायक्रे सत्रहृवेसे 
छन्बीसवें श्लोकतक निरगुण-निराकारकी उपासना, छठे अध्यायके 
चौबीसवेंसे उनतीसवें श्लोकतक. परमात्माके अचिन्त्य स्वरूपकी 
उपासना और आठवे. अध्यायके स्यारहवेंसे तेरहवें इलोकतक 
अव्यक्त अक्षरकी उपासनाका महत्त्व वतलाया | 
छठे ,अध्यायके सेंतालीसवें. श्लोकमें अनन्यसक्तिका लक्ष्य 
रखकर चलनेवाले साधक भक्तकी महिमा वतलायी ओर सातवें 
गी० भ० १-२-- 


२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक स्थान-स्थानपर “अहम्‌, “माम आदि 
पदों द्वारा विशेषरूपसे सगुण-साकार एवं सगुण-निराकार उपासनाकी 
महत्ता बतलायी तथा अन्तमे स्यारहवें अध्यायकै चोवनवे और 
एचपनवें रलोकॉर्मे अनन्यभक्तिकी महिमा एवं फलसहित उसके स्वरूप- 
का वर्णन किया । 
उपयुक्त वर्णनसे अजुनके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि 
निर्गुण बल्ल और सगुण भयवानूकी उपासना करनेवाले--दोनों 
उपासकोर्में कोन-से उपासक श्रेष्ट हैं | इसी जिज्ञासाको लेकर अजुन 
प्रश्‍न करते हैं- 
इलोक-- 
अर्जुन उवाच 
एचं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेपां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
भावार्थ-- 
जो भगवह्ापिका उद्देश्य रखकर भगवानूके सगुण-साकार 
रूपकी श्रेप्ठमावसे उपासना करनेवाले ( प्रारम्भिक साधनासे लेकर 
भगवद्माप्रिके अत्यन्त समीपतक पहुँचे हुए सव साधक ) हैं, और जो 
उन्हींके समकक्ष ( उसी मात्राके विवेक, वैराग्य, इन्द्रियसंयम आदि 
साधन-सम्पत्तिवाले ) निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी ही उपासना करनेवाले 
हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं ! 
छठे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक साकार भगवानके 
उपासकोंका वणन जिन इलोकोमे जिन पदोंके द्वारा हुआ है, उनका 
परिचय इस प्रकार है--- 
के 


इलोक १] 


अध्याय एवं इलोक 
६-९७ 


७-१ 


£= र र 


गीताका भक्तियोग ३ 
पढ्‌ एवं अर्थ 

“मद्धतेनान्तरात्मना'» श्रद्धावान्भजते यो माम! 
( मुझमें लगे हुए मन-बुद्विवाला श्रद्धायुक्त जो 
साधक निरन्तर मेरा भजन करता है ) । 
“मय्यासक्तमनाः, योगं युञ्जन्मदाश्रयः ( मुझमें 
अनन्य प्रेमसे आसक्त मनवाला और मेरे परायण 
होकर मुझसे नित्ययोगका लक्ष्य रखकर मेरे चिन्तन- 
में लगा हुआ ) । 
मामाश्रित्य यतन्ति’, युक्तचेतसः’ ( युक्त 
चित्तवाळे पुरुप मेरे शरण होकर साधन करते हैं )। 
“मय्यपिंतमनोवुद्धि” ( मुझमें अपण किये इए 
मन-बुद्धिवाला ) | 
“अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः’ 
( मुझमें अनन्यचित्त होकर जो सदा ही निरन्तर 
मेरा स्मरण करता है ) । 
“सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च दढनताः? ( दृढ 
निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुर्णोका 
कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्तिके लिये यत्न 
करते हैं ) । 
'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते' 
( अनन्यमावसे जो भक्तजन मुझ परमेश्वरका निरन्तर 
चिन्तन करते हुए तिष्कामभावसे उपासना 
करते हूँ ) । 


is 


गीताका भक्तियोग ::: [ अ० १२ 


-भजञते मामनन्यभाक्‌ ( अनन्यमावसे मेरा . भक्त 
` :, होकर मेराःभंजनं करतां है ) | 
` भिच्चित्ता मद्वतप्राणा ' बोधयन्तः परस्परम्‌ 


( निरन्तर मुझमें मन छगाये' रखनेवाळे और मुझमें 


` ° ही प्राणोंको अपण ` करनेवाले भक्तजन आपसमें 
` मेरे प्रभावको जनाते हुए ) । 


“मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः ( मेरे लिये ही 
सम्पूण कतव्य-कम करनेवाला, मेरे परायण और 


' मेरा प्रेमी भक्त है ) । 


चौथे अध्यायसे ग्यारह .. अध्यायतकं निराकार उपासकोंका 
व॑णन जिन इळोकोंमें जिन पदोंकें द्वारा हुआ है, उसका विवरण इस 


प्रकार हे 
अध्याय एवं दळोक 
४-१४ 


_ पद एवं अर्थ 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया' ( उस 


` ज्ञानको त_तत्त्वदर्शे ज्ञानियोके पास जाकर समझ, 


उन्हें मठीभॉति. दण्डवत-प्रगाम करनेसे, उनकी 


सेवा करनेसे ओर. सरल्तापूवक प्रश्‍न करनेसे ) । 
'श्रद्धावॉलभते शानम' ( श्रद्वावान्‌ पुरुष ज्ञानको 


- प्राप्त होता है )-|-- 


“नेव किंचित्करोमीति. थुक्तो मन्येत तत्त्ववित! 


` ( तत्त्तको जाननेवाळा सांख्यंयोगी निःसन्देह ऐसा 


माने कि में कुछ नहीं करतां हूँ ) । 


स्छोक १] गीताका भक्तियोग. प्‌ 
> क्र 
५-१३ “तेव कुर्वन्न कारयन? ( कर्मोको.न करता छुआ, 
, न करवाता हुआ ) 1. 
५-२४-२६ 'ब्रह्मनिवोणम्‌? (निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है )। 


६-२५ , "आत्मसंस्थं मनः कृत्वा’ ( मनको परमात्मामे 
स्थित करके ) । 
८-११ “यदक्षरं वेद्विदो वदन्ति’ (वेदर ज्ञाता पुरुष जिस 
परमपदको “अक्षरः कहते हैं ) । 
८-१३ "ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामञुस्मरन्‌' 


( ॐ इस एक अक्षरख्य त्रह्मको उच्चारण करता 
हुआ ओर मुझ निगुण त्रह्मका चिन्तन करता हुआ) | 
९-१५ “ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते’ 
( ज्ञानयोगी मुझ निगुण ब्रह्मा ज्ञानयन्ञके द्वारा 

प्रजन करते हुए उपासना करते हैं ) । 

अन्वय-- 
ये, भक्ताः) एवम्‌, सततयुक्ताः, त्वाम्‌ , पर्युपासते, च, ये, अक्षरम्‌ 
अव्य़रक्तम्‌; अपि, तेषाम्‌ योगवित्तमाः) के ॥ १ ॥ 
पद-व्याख्या-- 


ये--जो | 

ग्यारहवैं अध्यायके पचपनवें इछोकमें भगवानूने भय” और “सः! 
पद जिस साधकके डिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके डिये अर्थात्‌ 
सगुण-साकार भगवानकी उपासना करनेवाले सत्र साधकांके व्यि यहाँ 
भये? पद आया है । इसी अव्यायके दूसरे, छठे और वीसत्रे इलोकमें 
भी ये! पद ऐसे ही साधकोंके डिये प्रयुक्त हुआ है । 


६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


भ्क्ता+--भगवान के प्रेमी साधक भक्त |# 

यह पद भगवानूके सगुग-साकार रूसमें प्रम रखनेवाले सभी 
साधकोंका वाचक है । 

एवम्‌ सततयुक्ता:-इस प्रकार निरन्तर आप्रमे लगे हुए । यहाँ 
“एवम्‌? पदसे म्यारहवें अध्यायके पचपनर्वे इलोकका निर्देश किया 
गया है ॥॥. i 

“में भगवानका ही हूँ? इस प्रकार भगवानका होकर रहना 
ही “सतत्युक्त” होना हैं । 

भगवानमें अतिशय श्रद्वावान्‌ साधक्र भक्तोका एकमात्र उद्देश्य 
भगवद्यात्रि होता हैं | अतः प्रत्येक ( पारमार्थिक--भगवत्सम्बन्धी 
जप-ध्यानादि अथवा व्यावहारिकि--शारीरिक और आजीत्रिका- 
सम्बन्धी ) क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवानूसे वना 
रहता है । 'खततयुक्ताः पद ऐसे ही साधक मक्तोंका वाचक है । 

साधकसे यह एक बहुत बड़ी भूछ होती है कि वह पारमार्थिक 
क्रियाओंको करते समय तो अपना सम्वन्ध भगवानूसे मानता है, पर 

# नवें अध्यायके तेंतीसवे और इसी अध्यायके बीस इलोकमे भी 
“भक्ता? पद साधक भक्तोंका ही वाचक दै | 

| मत्कमङ्न्मसस्मो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 

निर; सबभूतेपु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११। ५५ ) 

'दे अजुन ! जो पुरुप केवल मेरे ही ल्यि सम्पूर्ण कतव्य-कर्मीको 

करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त दे, आसक्ति-रहित है और सम्पूर्ण 


पाणियोंमें वेरभावसे रहित है, वह अनन्यभक्तिसे युक्त पुरुष मुझे ही प्राप्त 
होता है ।? 


नोक १ ] गीताका भक्तियोग ७ 


व्यावहारिक क्रियाओको करते समय वह अपना सम्बन्ध संसारसे 
मानता है । इस भूलका कारण है---समय-समयपर साधकके उद्देश्यमें 
होनेवाली भिन्नता | जबतक वुद्धिमे धन-प्राप्ति, मान-प्राति, कुटुम्ब- 
पालनादि मिन्न-मिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तत्रतक साधकका सम्बन्ध 
निरन्तर मगवानूके साथ नहीं रहता । यदि वह अपने जीवनके 
एकमात्र उद्देश्य भगवस्माप्तिकों मलीमाँति पहचान ले, तो उसकी. | 
प्रत्येक क्रिया भगवत्प्राप्रिका साधन हो जायगी । भगत्रवप्राप्तिका उद्देश्य ' 
"हो जानेपर भगवानका जप-स्मरण-श्यानादि करते समय तो उसका: 
सम्बन्ध भगवान्‌से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओको करते समय: 
भी उसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌में लगा हुआ ही समझना चाहिये । £ 

यदि क्रियाके आरम्भ और अन्तमें साधकको भगवत्स्मृति है, 
तो क्रिया-कालमें भी उसकी निरन्तर सम्बन्धात्मक भगवत्स्मृति रहती 
है--ऐसा मानना चाहिये । जैसे, वहीखातेमें जोड़ लगाते समय 
व्यापारीकी वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि उसे “नै कोन हूँ और 
जोड़ क्‍यों लगा रहा हुँ?--इसका भी ज्ञान नहीं रहता, केवळ जोड़के 
अङ्कोंकी ओर ही उसका ध्यान रहता हैं । जोड़ प्रारम्भ ऋरनेसे 
पहले उसके मनमै यह धारणा रहती है कि में अमुक व्यापारी हूँ 
एवं अमुक कायके लिये जोड़ लगा रहा हूँ? और जोड लगाना समाप्त 
करते ही पुनः उसमें उसी भावकी स्फुरगा हो जाती है कि “में अमुक 
व्यापारी हूँ और अमुक काय कर रहा था |! अतएव जिस समयमें वह 
तहीनतापूवेक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी मैं अमुक व्यापारी 
हूँ और अमुक काय कर रहा हुँ?--इस भावक्री विस्मृति दीखते हुए 
भी वस्तुतः “त्रिस्मृति नहीं मानी जाती | 


< गीताका. भक्तियोग : [.अ० १२. 


::: इसी प्रकार यदि. कतब्य-कमक्रे आरम्भ और सम्रापि-कालमें 
साधकक्ता यह भाव है कि “मैं भगवानका ही हूँ और भगवानके लिये 
ही कतव्य-क्रम कर रहा. हूँ? तया इस. भावमें उसे तनिक भी शङ्का :. 
नहीं है, तो जब वह अपने कतन्य-कममें तल्लीनतापूक लग जाता 
है, उस; समय उसमें भगवान्‌की विस्मृति दीखते हुए भी वस्तुतः 
विस्मृति नहीं मानी जायगी । ' 

` रचाम्‌--आप सगुणरूप परमेश्वरकी । | 

यहाँ 'त्वास! पदसे अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके उसी प्रत्यक्ष 
खरूपको लक्ष्य कर रहे हैं, जिसे भगवानने ग्यारहवें अध्यायके 
बावनवें इलोकमें “इदं रूपम्‌’ पदोंसे एवं तिरपनवें और पचपनवें 
रलोकोंमें “माम? पदसे कहा था । फिर भी इस पदसे उन सभी 
८ ह भक्तोके 
इच्छानुसार ( उन्हें आश्वासन देनेके लिये ) भगवान्‌ दधद्व-समयपर 
घारण किया करते हैं, और जो खरूप भगवानूने मिन्न-मिन्न अवतारोंमें 
धारण किये हैं एवं भगवानका जो खरूप दिव्यधाममें धैराजमान 
हा... जिसे अपनी मान्यताके अनुसार लोग अनेक रूपों भँ नामोंसे 


१ 


। कहर ह 
बा पासत- अति श्र भागा उत 


“पर्युपासते'पदका अथ है--“परितः उपासते? *श्रात्‌ भली- 
भाँति उपासना करते हैं.। जैसे पतिव्रता खी कमी पतिकी देद्टामें अपने 
साक्षात्‌ शरीरको अपण करके; कभी पतिकी अश पतिका. 
चिन्तन करके, कभी पतिके सम्बन्धसे सास-ससुर आदिकी झा करके 


स्छोक १] गीताका भक्तियोग ९ 


एवं कमी-पतिके छिये रसोई वनाना आदि घरके कार्य करके सदा- 
सवदा पतिकी ही उपासना करती है, वैसे ही साधक भक्त भी कमी 
भगवानूमें तल्डीन होकर, कमी भगवानका जप-स्मरण-चिन्तन करके, 
कभी सांसारिक प्राणियोंको भगवानका ही मानकर उनकी सेवा करके 
एवं कभी भगवानूकी आज्ञा समझकर सांसारिक कर्माको करके सदा- 
सवदा भगवानकी उपासनामें ही लगा रहता है । ऐसी उपासना ही 
मळीमाँति की गग्री उपासना है । ऐसे उपासकके हृदयमें उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाले पदाथो और क्रियाओंका क्रिश्चिन्मात्र भी . महत्त्व 
नहीं है ।% 

च--और | 

ये-जो । 

यहाँ भ्ये पद निगुण-निराकारकी उपासना करनेवाले साथकों- 
का वाचक है .। अजुनने इलोकके पूर्वाद्वमें जिस श्रेणीके सगुण- 
साकारके उपासकोंके लिये 'ये” पदका प्रयोग किया है, उसी श्रेणीके 


£ 'पर्युपासते? पद यहाँ अतिश्रेष्ठ भावसे उपासना करनेवाले साधकों- 

के सम्बन्धर्मे आया है । यही पद्‌ नवें अध्यायके वाईसमें श्‍लोक और इसी 

अध्यायके वीसवें इलोकमें सगुण-साक्रार उपासनाके सम्बन्धमें आया दें । 

इसी अध्यायके दूसरे झलोकमें “परया श्रद्धया उपासते? ( श्रेष्ठ भावसे 

उपासना करते हैँ ) साकार उपासकोंके लिये आया हे । इसी अध्यायफे 

तीसरे इलोकमै “पर्युपासते? पद्‌ निर्गुग-निराकारके उपासक्रोके लिये आवा है 

और पहले इलोकके पूर्वार्दमें निर्गुण-निराकारके उपासकोंके लिये भी इसी 

` पदका अध्याहार किया गया है | चोथे अध्यायफे पच्चीसवें इलोकमे भी 
देवताओंक्री उपासनाके लिये 'पर्युपासतेः पद्‌ प्रयुक्त हुआ है । 


१० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


निर्गुण-निराकारके उपासकोंके लिये यहाँ “ये' पदका प्रयोग किसा 
गया है 1३ | 

अक्षरम--अविनाशी । 

“अक्षरम्‌? पद अविनाशी सचिदानन्दघन परत्रहाका वाचक है 
( इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमे की जायगी ) । 

अव्यक्तम--निराकार (की ) । 

जो करिसी इन्द्रियका विषय नहीं है, उसे “अव्यक्त? कहते हैं। 
यहाँ 'अव्यक्तम? पदके साथ “अक्षरम्‌? विशेषण दिया गया है । 
अतः यह पद निगुण-निराकार त्रह्मका वाचक है (इसकी व्याख्या 
इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें की जायगी ) । 

अपि--ही ( उपासना करते हैं ) । 

“अपि? पदसे ऐसा भाव प्रतीत होता हैं कि यहाँ साकार 


Le 


उपासकोंकी तुलना उन्हीं निराकार उपासकोंसे की गयी है, जो केवळ 

निराकार ब्रह्मको श्रेष्ठ मानकर उसक्री उपासना करते हैं । 
तेपाम्‌--उन ( दोनों प्रकारके उपासकों ) में । 

यहाँ 'तेषाम! पद सगुण और नियुण दोनों प्रकारके उपासकों- 

के लिये आया हैं । इसी अध्यायक्रे पाँच शळोकमे 'तेषाम! पद 

निगुण उपासकोंके लिये आया है, जत्र कि सातवें झ्लोकमें 'तिपाम! 

पद सगुण उपासकोंके लिये आया हैं । 
योगवित्तमाः के--अति उत्तम योगवेत्ता कोन-से हैं ? 
___# इसी अध्यायके तीसरे और चोथे शलोकोमे मेश और पि) पद एवं. 
पाचवे इलोक्रमें “तेषाम्‌? पद निर्गुण-निराकारफे उपासकोंके लिये आये हैं । 


स्छ्रोक १] गीताका भक्तियोग ह्र्‌ 


इन पदोंसे अजुमका अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकारके 
उपासकोंमें कोन-से उपासक श्रेष्ठ हैं | 

साकार और निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ठ कौन है--अजुनके 
इस प्रश्नके उत्तरमें भगवानूने जो वक्तव्य दिया है, उसपर गम्मीरता- 
पूवक विचार करनेसे अजुनके प्रश्‍नकी महत्तापर विदेप प्रकाश 
पड़ता है । ' 


भगवान्‌ अविराम बोलते ही चले गये हैं । तिहत्तर श्लोकोंका इतना 
लंबा प्रकरण गीतामें एकमात्र यही है । इससे स्पट प्रतीत होता है 
कि भगवान्‌ इस प्रकरणमे कोई अत्यन्त महत्त्वपूणः वात समझाना 
चाहते हैं । सावकोंको साकार-निराकार खरूयमें एकताका वोध हो 
उनके हृदयमें इन दोनों खरूपोंकों प्राप्त करानेत्राळे साथ्नोका 
साङ्गोपाङ्ग रहस्व प्रकट हो, ज्ञानियों ( गीता १४ । २२-२५ ) और 
भक्तों (गीता १२ | १३-१९ ) के आदश छक्षगोंसे वे परिचित 
हों और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदकी सर्वेत्कृष्टता भठीमोंति उनकी 
समझमें आ जाय उद्देश्योंकी सिद्ध करनेमें भगवानकी विशेष 
रुचि प्रतीत होती है । 

इन्हीं उद्देश्यांकी पर्तिक लिये भगवानने इसी अध्यायके चोगे 
इ्लोकमें निराकारके उपासकोंको “माम? पदसे अपनी ( साकारकी ) 
प्राप्ति बतछाकर साकार आर निराकार-खरूपकी ताखिक एकता प्रकट 
की । आठवें इलोकसे ग्यारहवें श्‍त्रेकतक क्रमशः समपणयोग, अन्यास- 
योग, मगवदथ कम तथा सवकमफलत्यागख्य साधन धतलाकर वारहब 


१२ गीताका भक्तियोग . (अ०.१२ 


इलोकमें .अभ्याससे ज्ञानकी, ज्ञानसे ध्यानकी और ध्यानसे कर्मफल- 
त्यागकी श्रेष्ठता बतलायी एवं त्याग ( संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद ) से 
तत्काळ. शान्तिकी . प्राप्तिका वणन .किया । जत्र. साधकका एकमात्र 

घ्येय भगवत्प्राप्ति ही हो और भगवानपर उसका अट्ट बिश्वास हो, 
तभी उसके हृदयमें- वास्तविक त्यागका भाव जाग्रत: होता है । 

तेरहवेंसे उन्नीसवें इलोकतक भगवानने अपने प्रिय सिद्ध 

भक्तोंके उन्ताळीस लक्षण वतळाये और वीसत्रै श्‍लोकमें उन आदश 
लक्षणांको “बर्म्यामृतःकी संज्ञा देते हुए यह वतळाया कि जो श्रद्धालु 
साधक भक्त मेरे परायण होकर इन लक्षणोंको अपनानेकी चेष्टा करते 
हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 


इस प्रकार इस वारहचें अध्यायमें सगुण-साकार उपासकोंकी 
श्रेष्ठता) भगवत्प्राप्तिके अनेक साधन तथा भक्तियोगके द्वारा भगवानको 
प्राप्त हुए पुरुपोंके लक्षणोंका विस्तारपूदक वणन किया गया, किंतु 
अव्यक्त, अक्षर, निगुणकी उपासनाका विशेष वर्णन नहीं हुआ । अतः 
उसीका विस्तारप्रवफ वणन 'करनेके छिये पूरा तेरहवाँ अध्याय तथा 
चौदहवें अध्यायके वीसवें इलोकतक कुछ चौवन ` छोक कहे गये । 
तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ एवं प्रकृति-पुरुषका विवेचन करते हुए. 
पहले स्लोकमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके लक्षणोंका, आगे क्षेत्रके सरूप एवं उनके 
त्रिकारोंका तथा सातर्वसे ग्यारहवं इ्लोकतक ज्ञानके वीस ' साधनोंका 
वणन क्या गया । ज्ञेयतत्वका वणन करते हुए चोदहवे इलोकमें 
'निसुणं गुणभोक्त च? पंदोंसे संगुंण-निगुणकी तात्विक एकता बतलाकर 
सोलहवे इलोकमे 'भूतभते च तज्क्षेय ग्रसिप्णु प्रभविष्णु च' पदोसे 


इलोक,१ ] गीताका भक्तियोग १३ 


उसी. निमुण-तत्त्वका ब्रह्मा, विष्णु और महेशके रूपसे वर्णन किया 
गया । उन्नीसर्वे-बीसवे इलोकोमें प्रकृति-पुरुपके खरूपका वित्रेचन किया 
गया । तत्पश्चात्‌ इक्कीसघ इ्लोकमें प्रकृतिजन्य गुणांक सङ्घको उँच- 
नीच योनिग्रोंमें जन्मका कारण वतळाया गया । प्रकृतिजन्य गुण कौन, 
से हैं और उनसे मुक्ति कैसे होती है ? इसका विस्तृत विवेचन 
चोदहवें अध्यायमें क्रिया गया | 

यहाँतक भगवानूके द्वारा दिया जानेत्राला उत्तर पूरा हो गया । 
चौदहवे अध्यायके इक्कीसव छोकमें अजुनने भगवान के सामने गुणातीत- 
विषयक तीन प्रश्न, रख-दिये---( १ ) गुणातीतके लक्षण क्या हैं, 
( २ ) उसका आचरण केसा होता हैं ओर ( ३ ) गुणातीत होनेके 
उपाय कोन-से हैं । इन प्रश्नोंके उत्तरमें भगवानूने वाईसवें-तेईसवे 
छोकोंमें गुणातीतके लक्षण त्रतलाकर चोवीसते-पचीसवें छोकोंमें उसके 
आचरणका वणन किया | फिर छन्त्रीसवे छोकमें अव्यमिचारिणी 
भक्तियोगको गुणातीत होनेका उपाय वतलाया । तत्पश्चात सत्ताइस 
छोकमें अपनेको ब्रह्म, अमृत, झाश्चतधम तथा एकान्तसुखकी प्रतिष्ठा 
( आश्रय ) ततल्ाकर सगुण और नियुण-लरूपकी एकता वतायी ।. 

तेरहवें अध्यायमें भक्तियोगसे युक्त अन्यान्य साधनोंका वणन 
करके तथा चोदहचें अध्यायमें केवळ अव्यभिचारिणी भक्तिसे तीनों 
गुणोंका अतिक्रमण सम्भव ब्रतलाकर भगवानूने भक्तियोगकी स्श्रेष्ठता- 
का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया । 

पंद्रहवें अध्यायमें ( १ ) भजनीय--परमात्मा, ( २ ) भक्त--- 
जीवका खरूय तथा ( ३ ) व्यमिचार--संसारका , त्याग--इन तीन 


१४ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


विषयोंका विवेचन करके भगवानूने अपनेको क्षरसे अतीत और अक्षरसे 
भी उत्तम 'पुरुषोत्तम' वतळाया । भगवानका भजन करनेवाले और 
उनके विपरीत चलनेवाले लोग कौन हैं---यह वतलानेके लिये 
सोळहवें अध्यायका प्रारम्भ हुआ । इसमें भगवानूने फल्सहित देवी 
और आसुरी सम्पत्तिका वर्णन करते हुए आसुरी सम्पत्तियुक्त मनुष्योके 
ळक्षण एवं उनकी अधोगतिका विस्तारपूवक वणन किया और अन्तम 
आसुरी सम्पत्तिक मूलभूत काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार 
बतलाकर उनका त्याग करनेकी प्रेरणा की । सोलह अच्यायके 
तेईसब छोकमें शात्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करनेबालेको 
सिद्धि एवं परमगति तथा खुखकी प्राप्तिका निषेध किया और चौबीसै 
छोकमें कल्याणार्थ शाख्नानुकूल आचरण करनेकी प्रेरणा की । 

इतना सुनकर अजुनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि जो लोग 
शाखोंमें श्रद्धा तो रखते हैं; किंतु शाख्विधिकी अनभिज्ञताके कारण 
उसका उलङ्घन कर बेठते हैं, उनकी क्या निष्ठा है । इस विएवमें 
भजुनके प्रश्न करनेपर उसके उत्तरमें भगवानने सत्रहवाँ अध्याय 
कहा । इसमें भगवानूने अन्तःकरणके अनुरूप त्रिविध श्रद्धाका 
विवेचन करते हुए श्रद्वाकें अनुरूप ही निष्ठाका होना बतलाया | 
श्रद्धेय वस्तुके अनुसार तीन प्रकारके पूजकोंकी निष्टाका निणय करके 
निष्ठावानूकी परीक्षाके लिये त्रिविध खामाविक आहार तथा खभावके 
ही अनुसार त्रिविध यज्ञ, तप और दान-विपयक अमिरुचिका वणन 
किया । इस वणनका उद्देश्य यह भी है कि साधक सात्विक आहार 
भादिका ग्रहण तथा राजस एवं तामसका परित्याग करें । अन्तमें 
सत्कमोमिं सम्भावित अङ्ग-वेगुण्य ( अनुष्ठानमें त्रुटि अथवा कमी की 


लोक २ ] गोताका भक्तियोग १५ 


पूतिक लिये भगवानने सचिदानन्दधन ब्रह्मके (३४०, "तत! और “सत !--- 
ये तीन नाम बतलाये. और आझाईस्ें इ्लोकमें अश्रद्वापूवक किये गये 
समस्त कर्मोको 'असत! कहकर अध्यायका उपसंहार किया । 
क ल... नर न 
यद्यपि भगवान्‌ने अजुनके मूल प्रश्नका उत्तर चौदहर्व अध्यायके 
बीसर्व छोकतक दे दिया था, तथापि उत्तरमें कहे गये विषयको लेकर 
ए र ~ ~ ०७७ ष्ट Rr 
अजुनने जो अवान्तर प्रश्न किये, उनके उत्तरमें यहाँ ( सत्रहरवे 
अध्याय ) तकका प्रकरण चला । इसके आगेका प्रकरण ( अट्ठारहवाँ 
अध्याय ) तीसरे अध्यायके तीसरे क्लोकमें बतलायी गयी दो निष्ठाओंके 
विषयमें अजुनके प्रश्नको लेकर चळा है । 
उपयुक्त वित्रेचनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान्‌के 
हृद्यमें जीवोके लिये परम कल्याणकारी, अत्यन्त गोपनीय ओर 
मोत्त उन्हें ~ _ 0 3 
उत्तमोत्तम भाव थे, उन्हें व्यक्त करवानेका श्रेय अजुनके इस भगवख्रेरित 
प्रश्‍नकोहीहै॥१॥ 
सम्बन्ध-< 
अर्जुनके सगुण ओर निगुण उपासकॉकी श्रेष्टता-विपयक 
प्रश्रके उत्तरमे भगवान्‌ निर्णय देते हैं । 
इलोक--- 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २ ॥ 
भाचाथ-— 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि मुझमें ही प्रियता होनेके कारण जो 


साधक मुझमें मनको तन्मय करके परम श्रद्वापरवक नित्य-निरन्तर मेरे . 


Sager ६ roams vedas remnants का जल>«भपकनऊकन- 
"5 नय. कान कम इकनकरंध Sins ais nna 


१८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ . 


नित्ययुक्ताः--निरन्तर मेरे मजनमें लगे हुए । 

श्रद्धा-प्रेमप्बक निरन्तर भजन तमी होगा, जब साधक खयं 
भगवानमें लगेगा | खयं लगना यही है कि साधक अपने-आपको . 
एकमात्र भगवानका ही समझे । नवें अध्यायके तीस कर्मे. 
“अनन्यभाक्‌ भजते” ( अन्यको नहीं भजता ) पदोंका अभिप्राय 
भी खयंका यह निश्चय है कि में अन्यका नहीं, केवळ भगतानका 
ही हूँ । 

“भगवान्‌ ही मेरे हैं और में भगवानका ही हँ, यही 
खयंका भगवानूमें लगना है | खयंका दृढ़ उद्देश्य भगवद्माप्ि 
होनेपर भी मन-बुद्धि खतः और पूरी तरह भगवानूमें ळाते हैं 
इसके विपरीत खयंका उद्देश्य भगव्ासि न हो तो मन-बुद्विको 
मगवानूमें लगानेका यत्न करनेपर भी वे पूरी तरह भगवानमें 
नहीं लगते | परंतु जव खयं ही अपने-आपको भगवानका मान 
ले, तब तो मन-बुद्धि भगवानमें तछीन हो ही जाते हैं | स्वयं 
कर्ता है और मन-बुद्धि करण हैं । करण कर्ताके आश्रित रहते हैं 
जव कर्ता भगवानका हो गया, तब मन-चबुद्धिरूप करण स्वतः भगवानूर्म 
ही लगते हैं । भगवानूके प्रति आत्मीयताका भाव भगतान्‌में सहज 
स्नेह उत्पन्न कराके प्रमीको भगतानूसे अभिन्न कर देता है । 


साधकसे भूल यह होती है कि वह खयं सगवानमें न लगकर 
अपने मन-वुद्विको भगवान्‌में लगानेका अभ्यास करता है । स्यं भगवातमें . 
छरो विना मन-बुद्विको भगवानमें लगाना कठिन. है । इसीलिये 
साधकोंकी यह व्यापक शिकायत रहती. है कि मन-बुद्धि भगत्रानमें 


इलोक २ ] गीताका भक्तियोग १२, 


नहीं लगते । मन-बुद्धि एकाप्र होनेसे सिद्धि ( समाधि आदि ) तो 
हो सकती है, पर कल्याण खयंके सगवानमें ळगनेसे ही होगा ।% 

ये--जो | 

यहाँ ये! पद सगुण-उपासकोंके लिये आया है । प्रश्‍नके 
पूर्वाद्वेमें जो “ये! पद आया है, उसीके उत्तरमें यहाँ ये) पद दिया 
गया है । 

परया श्रद्धया उपेताः- श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त । 


साधककी श्रद्धा वहीं होगी, जिसे वह सबश्रेष्ठ समझेगा । श्रद्धा 
होने अर्थात्‌ बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा निश्चित किये हुए सिद्वान्तके 
अनुसार खाभाविक जीवन बनायेगा और अपने सिद्धान्तसे कभी 


विचलित नहीं होगा । 

जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मन लगता है ओर जहां श्रद्धा होती 
है, वहाँ बुद्धि लगती है । प्रेममें प्रेमासदके सङ्घकी तथा श्रद्धामें 
आज्ञापालनकी मुख्यता रहती है । 

माम्‌ उपासते-मेरे सगुणरूपकी उपासना करते हैं । 

उपासनाका तात्पय है--खयं ( अपने-आप ) को भगवानूके 
अपण करना कि मैं मगवानका ही हैँ ओर भगवान्‌ ही नेरे हैं। 


~ 


# सातवें अध्यायके सत्रहवें झ्छोकमें नियुक्त? पद सिद्ध भक्तक्ता 
वाचक हे | आठवें अध्यावके चोदद्दवें श्लोकमें 'नित्ययुक्तत्यः पद 

` नवें अध्यायके चोदहवें सलोकमें “नित्ययुक्ताः? पद साधक भक्तोफे वाचक 
रें । सातवें अध्यायके तीसवें श्छोकमें “युक्तचेतसः पद भी साधक भोके 
ल्यि आया है | 


~+ 


२० ' गीताका:भक्तियोगः- [०:१२ 


लि ° करनेसे ह ~ पज 
खयंको” भगवृदपण करनेसे नाम-जप, चिन्तन, वयान, सेवा, प्रजा 
आदि तथा शाखविहित व्रियामात्र. खतः -भगवान्‌के लिये ही होती हैं । 


शरीर प्रकृतिका आर जीव परमात्माका अंश हँ | प्रकृतिक 
काय शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अंहंसे तादात्म्य, ममता ओर 
कामना 'न करके केवळ' भगवानको ही अपना 'माननेवोटा यह कह 
सकता है कि में भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं | ऐसा कहने यां 
माननेवाळा भगवानसे -कोई “नया सम्बन्ध नहीं जोड़ता | चेतन और . 


Senn 


किंतु उस नित्यलिद्र वास्तविक ' सम्बन्धकी भूल्कर जीवने अपना 
सम्बन्ध प्रकृति एवं.:उनके काय झरीरसे मान. छिया, जो अवास्तविक 
। है । अतः जवतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है, तभीतक 
भगवान्‌से अपना सम्बन्ध माननेकी आवस्यकता है | प्रक्रतिसे माने 
हुए सम्बन्धके टूटते ही भगवानूसे अपना वास्तविक और नित्यसिद्ध 
सम्बन्ध प्रकट हो जाता हैं; उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती हैं--- 
“नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा' ( गीता १८1 ७३ ) । | 


6 


जडता ( प्रकृति ) के सम्मुख होनेके कारण अर्थात्‌ उससे 
सुख भोग करते रहनेके कारण जीव शरीरसे 'मे!-पनका सम्बन्ध 
जोड़ लेता है अर्थात्‌ भें शरीर हूँ! 'ऐसा मान लेता है । इस प्रकार 
शरीरसे माने हुए सम्बन्धके कारण वह वण, आश्रम, जाति, नाम, 
व्यवसाय तथा बाल्यादि अवस्थाओंको विना याद किये भी ( खाभाविक- 
रूपसे ) अपनी ही मानता रहता है-अर्थात्‌- अपनेको उनसे अलग 
नहीं मानता | | | 


इलोक २] गीतांका भक्तियोग २१ 


जीव्रकी विजातीय प्रकृति और प्रकृतिके काय संसारके साथ 
( भूलसे की हुई.) सम्बन्धकी मान्यतां भी इतनी. दृढ रहती है कि 
बिना याद किये सदा याद रहतीं है । यदि वह ; अपने सजातीय 
(चेतन और नित्य > _परमात्माके ,साथ , अपने. वास्तविक. सम्बन्धको 
पहचान ले, तो किसी भी-अबस्थामें परमात्माको: नहीं भूंछ सकता । 
फिर उठते-बठते, खाते-पीते, सोते-जागते हर समय प्रत्येक अवस्थामें 
भगवानका स्मरण-चिन्तन खतः होते. लगता है | पा 

जिस साधकका उद्देश्य -सांसारिक भोगोंका संग्रह और उनसे 
सुख लेना नहीं है अपितु एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना ही हैं, 
उसकें द्वारा भंगवान्‌से अपने संम्वन्वकी पहचान प्रारंम्म हो गयी-- 
ऐसा मान ही लेना चाहिये. । इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचानके वाद 
साधकमें मन, .बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिके द्वारा सांसारिक भोग ओर 
उनका संग्रह करनेकी इच्छा त्रिल्कुठ नहीं रहती । 

वास्तवमै एकमात्र भगवानका होते हुए भी जीत्र जितने अंशमें 
प्रकृतिसे सुख-भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंदामें उसने 
इस भगवत्सम्वन्वको दृढ़तापूबक नहीं पकड़ा है । उतने अंशमें उसका 
प्रकृतिके साथ ही सम्बन्ध हे । इसलिये साधकको चाहिये कि वह, 
प्रकृतिसे विमुख होकर अपने-आपको वेब्रछ_ भगवानका ही माने 
भंलीभाँति.उन्हींके सम्मुख, हो. जाय- |: 


# नवें अध्यायके चोदहवें इलोकमे ओर इसी अध्यायके छठे इलोकमें 
“उपासते? पद सगुण भगवानकी उपासनाके लिये, नवें अध्यायके पंद्रह 
इलोकमं “उपासते? पद्‌ निर्गुण ब्रह्मकी उपासनाके लिये ओर तेरहव अध्यायके 
पचीसवें इलोकमे “उपासते? पद गुरुजनों ओर महापुदपोंके आजञानुसार 


उपासना करनेके लिये आया है | 


२२ गीताका भक्तियोग [ अ« १२ 


ते मे युक्ततमाः मताः-त्रे मुझे अत्युत्तम योगी मान्य हैं । 
एकमात्र भगवानमें प्रेम होतेसे मक्तका भगवानूके साथ नित्य- 
निरन्तर सम्बन्ध रहता है, कमी त्रियोग होता ही नहीं । उसीलिये 
भगतानूके मतमें ऐसे भक्त ही वास्तवमं उत्तम योगवेत्ता हँ | 
यहाँ 'ते मे युक्ततमाः मताः? वदृत्रचनान्त पदसे जो वात कही 
गयी है, बही वात छठे अध्यायके सँतालीसत्रै इठोकमें 'स मे युक्ततमो 
मतः एकवचनान्त पदसे कही जा चुकी है # ॥ 
सम्बन्ध--- 
पिछले इलोकमें भगवानूने ,त्गुण-उपातकोको . सर्वोत्तम योगी 
बतलाया | इसपर यह प्रश्‍न हो सकता हे कि क्या निर्युण-उपासक 
सर्वोत्तम योगी नहीं है ? इसके स्पष्टीकरणमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
~ Cons इलोक--- « € he 
ये ` त्वक्षरमनिद्ऱ्यमन्यक्तं पुपासते । 
सर्वे्रामचिन्त्यं च कूटस्थमचलं घुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
# ग्यारहव अध्यायके चोवनतें इलोकम भगवान्‌ कह चुके हें कि 
अनन्य भक्तिके द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता ह, तस्पसे जान 
सकता है ओर मुझे प्राप्त हो सकता है, परन्तु अडारहवं अध्यावके पचपनवे 
दलोकमें भगवानूने निर्गुण-उपासकोंफे लिये अपनेको तस्वसे जानने और प्रात 
करनेकी ही बात कही है, दशान देनेकी चात नहीं कही । इससे वदद स्पष्ट 
हो जाता ह कि सगुण-उपासरकोक्रो भगवानके दर्शन भी होते हैं। यह 
उनकी विशेषता द्‌ | 
भगवानने छठे अध्यायके सँतालीसवे झ्लोकमे अपने सगुणरुममे 
श्द्धा-प्रेम रखनेवाले सावकको सम्पूर्ण योगियोमे श्रेष्ठ बतलाया । तायं 
यह है कि भगवानको अपना मानकर उनके परायण रहनेवाळा साधक ही 
विशेष प्रिय दै | 


श्लोक ३-2 ] गीताका भक्तियोग २३ 


संनियस्येन्द्रियश्नामं सर्वत्र. समवबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-- 

इन इलोकोमें भगवानने निमुण-उपासकोंके लिये चार बातें 
नतलायी हैं---( १ ) निगुण-तत्त्वका स्वरूप क्या है, ( २ ) साधककी 
स्थिति क्या है, ( ३ ) उपासनाका खरूप क्या हैं ओर ( 9 ) साधक 
क्या प्राप्त करता है । 

( १ ) अजुनने इसी अध्यायके पहले इलोकके उत्तराद्धमें जिस 
निगुण-तत्त्तके छिये “अक्षरम्‌? और “अव्यक्तम" दो विशेषण प्रयुक्त 
करके प्रश्‍न किया था, उसी तत्वका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये 
भगवानूने छः और विशेषण अर्थात्‌ कुछ आठ विशेषण दिये, जिनमें 
पाँच निपेधात्मक ( अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम्‌, अचिन्त्यम्‌ और 
अचलम्‌ ) तथा तीन विश्यात्मक ( सवत्रगम्‌, कूटस्थम्‌ और धुवम्‌ ) 
विशेषण हैं 


निगुण-तच्वका कमी “क्षरण” अर्थात नाश नहीं होता, 
इसलिये यह “अक्षर' हे | उसका किसी प्रकारसे निर्देश भी नहीं. 
किया जा सकता, वणन तो दूर रहा ! इसळ्यि वह “अनिर्देश्यः है । 
किसी भी इन्द्रियका वियय न होने अर्थात्‌ निराकार होनेसे उसे 
“अव्यक्त? कहते हैं । मन-वुद्रिके दारा पकइमे न आनेके कारण वह 
“अचिन्त्य' हँ । हिलने-डोलनेकी क्रियासे रहित होनेके कारण वह 


“अचल' है | सभी देश, काळ, वस्तु आदिमें परिपूण होनेसे वह 
"सवेत्रग' है । सरमे परिप्रण होते हुए भी नित्य-निरन्तर निर्विकार 


२४ “¬ गोताका भक्तियोग :{-अ०;१२ 


रहनेके कारण वह “कूटस्थ है और उसकी निश्चित और नित्य 
सत्ता होनेके कारण वह 'घुव' है । wi 

` (२) सत्र देश, काळ, वस्तु ओर व्यक्तियोर्म परिपूर्ण त्र 
दृष्टि रहनेसे निगुग-उपासकोंकी सवत्र संमवुद्वि होती हे । देहाभिमान 
और मोगोंकी पृथक सत्ता माननेके कारण ही भोग भोगनेकी इच्छा 
होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निगुण-उपासक्रोंकी 
दष्टिमें एक परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुको [थक ( खतन्त्र ) 
सत्ता न होनेके कारण उनकी बुद्धिमें भोगोंका महच्च नहीं रहता । 
अतः वे सुगमतापूर्वक इन्दरियोका संयम कर लेते हैं | साधक सत्र 
समबुद्विवाला होनेके कारण उसकी सत्र प्रागियांके हितमें रति 
रहती है । इसलिये वे “सर्वभूतहिते रता? हैं | 


( ३) साधकका सत्र समय उस निगुग-तच्वक्ी ओर दृष्टि 
रखना ( तत्त्वके सम्मुख रहना ) ही “उपासना? हे । 


( 9 ) भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकोको जो निगुण-त्रह्म 
प्राप्त होता है, वह मैं ही हूँ | तासय यह है कि सगुग . और निर्गुण 
एक ही त' है | 

व. अन्वय -> 


तु, ये, . इम्द्रियग्रामस्‌, संनियम्य, अचिन्त्यम्‌, सवंत्रगस्‌, 
अनिदेश्‍्यम, च, कूटस्थम्‌, अवळस्‌, धुवम्‌, ` अक्षरम्‌, अव्यक्तम्‌ ; 
पयुपासते, ते, सवभूतहिते' रताः, सर्वत्र, सेमबुद्धय माम; एवं 
प्राप्चुवन्ति ॥ ३-४ ॥ ँ 


इलोक.३-० ] -: गीताका भक्तियोग २५. 


. .पद-व्याख्या--- 
तु--ओर । | 

(तु? पढ्‌ यहाँ साकार-उपासकांसे निराकार-उपासकोंकी -मिन्नता 
दिखलानेके लिये आया है । इसी अध्यायके बीसवे इलोकमें भी (तु? 
पद सिद्ध भक्तोंके प्रकरणसे साधक भक्तोंके प्रकरणको पृथक करनेके 
लियि आया है | 

ये--जो | 

यहाँ तीसरे इलोकमें “थे? एवं चोथे इलोकमें “ते पद निर्गण- 
ब्रह्मके उपासकोंके वाचक हैं । 

'इन्द्रियग्राभमम्‌ संनियस्य--इद्धिय-समुदायको अच्छी प्रकारसे 
वशमें करके । 

“सम्‌? और "निदो उपसगोंसे युक्त 'खंनियम्य' पद 
देकर भगवानूने यह बतलाया है कि समी इन्द्रियाको सम्यक प्रकारसे 
एवं पूणतः वशमें करे, जिससे वे किसी अन्य विपयमें न जाये | 
इन्द्रियों अच्छी त्रकारसे पूणतः वशमें न होनेपर निगुण-तत्त्वकी 
उपासना कठिन होती है । सगुण-उपासनामें तो भ्यानका विपय सगुण 
भगवान्‌ होनेसे इन्द्रियाँ भगवानूमें ळग सकती हैं; क्योंकि भगवान्‌ के 
सगुण खरूपमें इन्द्रियोंको अपने विय प्राक्त हो जाते हैं | अतएव 
सगुण-उपासनामें इन्द्रिय-संयमकी आवश्यकता होते हुए भी उसकी 
उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, जितनी नियुग-उपासनामें है । 
निगुण-उपासनामें चिन्तनका कोई आधार न रहनेसे इन्द्रियांका सम्यक्‌ 
संयम हुए बिना ( आसक्ति रहनेपर ) विगयोमें मन जा सकता है 
और विषयोंका चिन्तन होनेसे पतन होनेकी अधिक सम्भावना 


२६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


रहती है #| अतः निर्गुणोपासक्रके लिये सभी इच्दियोंक्ों विपयोसते 
हटाते हुए सम्यक प्रकारसे पूर्णतः वशरमे करना आवश्यक है । 
इन्द्रियोंकी केवळ बाहरसे ही वशर्मे नहीं करना है; अपितु बित्रयोके 
प्रति साघकके अन्तःकरणमें भी राग नहीं रहना चाहिये; क्योंकि 
जबतक तित्रयामे राग है, तबतक ब्रह्मकी प्राप्ति कठिन ह ¶। 
# ध्यायतो विपरयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते क्रामः कामाच्क्रोधोऽभिञात्रते ॥ 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्म्ृतिविश्रमः | 
स्म्तिभ्रंशादवुद्धिनाली वुडिनादात्मणश्वति || 
(गीता २ । ६२-६३ ) 
धविंपर्योका चिन्तन करनेवाले पुरुपकी उन विपतामे आसक्ति हो जातीं 
है, आसक्तिसे उन विप्रयोंक्री कामना उत्पन्न होती हे ओर कामना में विन्न पड़नेसे 
क्रोध उत्पन्न होता है | क्रोधसे अत्यन्त मृदभाव उत्पन्न होता दे, मृद्भावसे स्मृति- 
में भ्रम हो जाता है, स्मृतिम भ्रम हो जानेसे घुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो 
जातादे ओर वुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी खितिसे गिर जाता हे ।? 
1 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 
वद्वात्मना तु यतता आाक््योऽवाम्तुमुपायतः ॥ 
(गीता ६। ३६) 
जिसका मन वर्मे क्रिया हुआ नहीं दैः ऐसे पुरुपद्रारा योग 
दुष्प्राप्य दे और वग्र्मे किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुपद्रारा साधनसे 
उसका प्राप्त होना सहज है--वह मेरा मत है | 
यतन्तो बोगिनश्चेनं पद्यन्त्यात्मन्ववस्थितम_ । 
यतन्तोऽप्यङ्कतान्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ( १५1११) 
“यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदवम खित इस आत्माको 
तत्त्वसे जानते दे; किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःक्ररणको शुद्ध नहीं किया टे, 
ऐसे अन्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते |? 


यलोक २-2 ] गीताका भक्तियोग २७ 


गीताम इन्द्रियोंको बशमें करनेकी वात विदोपरूयसे जितनी 
निमुणोपासना तथा कमयोगमं आयी हैं, उतनी सगुणोपासनामे नहीं ।# 


* दूसरे अध्यायके अइसटवे इलोकमें “इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यः पदसे, 
चोथे अध्यायके इक्कीसवे ब्लोकमे ध्वतचित्तात्माः पदसे, पाँचयें अध्यायके 
सातवे इटोकमे “विजितात्मा जितेन्द्रिय/ पदोंसे, छठे अध्यायके सातवें 
इलोकमे "जितात्मनः पदस ओर आठवें बलोकमे “विजितेन्द्रियः? पदसे 
सिद्ध मद्दापु रुपाँत्रारा अच्छी प्रकारसे जीती हुई इन्द्रियोंका वर्णन हुआ है। 

यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिये कि गीताम “आत्मा? पद दारीरफे 
ल्थि, मन-बुद्धिके लिये ओर मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित शरीरफे ल्यि भी 
प्रयुक्त हुआ हे । अतः जहाँ आत्माको वद्यम करनेक्री बात आती दे, वहाँ 
उसका अर्थ प्रसङ्गानुसार ही ग्रहण करना चाहिये । 

गोतामे इन्द्रियांका वशम करनेके लिये जिन स्थलॉपर प्रेरणा की गयी 
है, च इस प्रकार हे--दूसरे अध्यायके इकसठवें दलोकमें “सर्वाणि संयम्य? 
पदोसि और चौसठवें इलोकमे 'रागद्वेपवियुक्तः इन्द्रिय: पदोसे, तीसरे 
अध्यायके सातवे इलोकमे “मनसा इन्द्रियाणि नियम्यः पदोंसे, चोथे 
अध्यायके छन्त्रीसवं इलोकर्म 'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु? पदोसि 
और सत्ताईसवें स्लोकमें पसर्वाणीन्द्रियकर्माणि आत्मसंयमयोगाग्नौ? पदोसि 
तथा उनतालीसवे दलोकमें संयतेन्द्रियः? पदसे) पाँचवं अध्यायफे अद्टाइसवं 
इलोकमें प्यतेन्द्रियमनोबुद्धि: पदसे) छठे अध्यावके छठे शलोकमं “आत्मना 
जितः? पोस; वारदवे स्लोकमे 'तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्ट्रियक्रियःः 
पदोसि, चौददवे रलोकमे “मनः संग्रम्यः पदोसि) चौबीसव दलोकमें 'इन्द्रिय- 
आमे विनिदम्व? पदोंसे ओर छत्तीसवे इलोकमें "वश्यात्मना? पदसे, आठवें 
अध्यायके बारहव इलोकमें प्सवद्वाराणि संयम्य’ पदोसे) तेरदव अध्याये 
सातवें ब्लोकम “आत्मविनिग्रहः* पदसे; सोल्हवे अध्यायफे पहले इलोकमे 
“द्म पदसे और अटारहवें अध्यायके बावनचे इ्लोकमे प्यतवाक्काय- 
मानसः? पदसे | 


ण 
NN 


- गीताका भक्तियोग ' [-अ०.१२ 


अचिन्त्यम्‌-मन-घुद्विसे परे । 
` ` मन-ुबद्धिका वियय न होनेक कारण “अचिन्त्यम्‌? पद नियुंग- 

“निराकार त्रह्मका वाचक है; क्योंकि मन-बुद्वि प्रकृतिका काय होनेसे 
सम्पूण प्रकृतिको भी अपना . विय नहीं वना सकते, तत्र प्रकृतिसे 
अतीत परमात्मा इनका वित्रय वन ही कसे सकता ह ' 

प्राकृतिक पदाथमात्र चिन्त्य है ओर परमात्मा प्रक्रतिसे अतीत 
होनेके कारण सम्पूण चिन्त्य पदार्थोसे भी अतीत, ब्रिछक्षण हैँ । 
्रकृतिंकी सहायताके विना चिन्तन, वगन नहीं क्रिया जा सकता । 
अतः परमात्माको “खयं? ( करण-निरपेश्च ज्ञान) से ही जाना जा 
सकता है, प्रकृतिके काय मन-बुद्रि आदि ( करण-सापेक्च ज्ञान ) 
से नहीं ।# 

सवैत्रगम्‌--सव्रव्यापी । 

सत्र देश, काळ, वस्तु और व्यक्तियोंमें परिपूण होनेसे ब्रह्म 
“सर्वत्रगम? है । सवव्यापी होनेके कारण वह सीमित मन-घुद्धि- 
इन्धरियासे प्रण नहीं किया जा सकता ।† 
` तीसरे अध्यायके छठे वलोम 'क्मनदरिवाणि संयम्य पद मिथ्याचारी 
द्वारा हठपूवक इन्द्रियोको रोके जानेके विपयमें प्रयुक्त हुआ है, न कि 
इन्द्रियोक्रो वाम रखनेके लिये | 


.. # दूसरे अध्यायके पचीसव इलोऊ़में अचिन्त्यः” पद शरीरीफे 
लिये और आठवें अध्यायके नवें ब्लोकमे अचिन्त्यम्‌) पद्‌ सगुण-निराकार 
परमात्माके लिवे आया दे | । - 

| नव अध्यायके छठ इलोकमे 'सवचंगः* पद्‌ इश्व जगतूर्म सर्वत्र 
विचरनेवाली वायुका विशेषण दै | 


तछोक:३-४ ] ` सीताका भक्तियोग २९ 


अनद्श्यस्‌-निसका संकेत नं करिया .जा; सके । 

जिस इदतासे नहा वेतलाया जा - सक्तां अर्थात्‌ जो भाया, 
वाणी आदिका विगय नहीं हैं, चह “आअलनिद्र्यम्‌' हे. | निर्देश 
( संकेत.) उसीका किया जा सकता है, जो जाति, गु, क्रिया एवं 
सम्त्रन्वसे युक्त हो और देश, काल वस्तु एवं व्यक्तिसे परिच्छिन्न हो । 
परंतु जो चिन्पय तत्व सवत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा, तत्त्व सवत्र परिपूण हो, उसका संकेत जड़ भाषा, 
वाणीसे केसे किया या जा सकता है ! 


चे--ओर. | ` 
करटस्थम्‌--सदा एकरस ( निर्विकार ) रहनेवाला । 


- यह पद निर्विकार, सदा एकरस रहनेवाले सचिदानन्दधन 
बरका वांचक हैं । सनी देश, काळ, वस्तु और व्यक्तियोंमें रहते हुए 


कूट ( अहरन ) में भाँति-भाँतिके गहने, अख, ओजार आदि 
पदाथ गढ़े जाते हैं, पर वह अ्यों-का-त्यों रहता है । इसी प्रकार 
संसारके. मिन्न-भिन्न प्राणी-पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
होनेपर भी परमात्मा सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं ।# 
EE अचलमू--अंचळ | 


$ छठे अध्यायके आठवें इलोकमें "कूटस्थः? पद ज्ञानी महात्माकी 
(३ PRR लहवें स्लोकमें £कटस्यः! 
निर्विकारताकाः वाचक है और पंद्रहवें अध्यायके सोलहवें इलोकर्मे 'कूटच्य 
पद जीवात्माका वाचक है | 


३० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


“अचलम्‌" पद हिलने-डोळनेकी क्रियासे सवथा रहित ब्रह्मका 
बाचक है | प्रकृति चल है और ब्रह्म अचळ है !# 

श्ुचम्‌--नित्य | 

जिसकी सत्ता निश्चित ( सत्य ) ओर नित्य है, उसे “धुव' 

कहते हैं । सचिदानन्दघन व्रह्म सत्तारूपसे सवत्र विद्यमान रहनेसे 

ध्युचम' है । 

निर्गुण ब्रह्मके आठों विशेषणोंमेंसे सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषण 
'थुचम्‌" हैं | ब्रह्मके लिये अनिर्देश्य, अचिन्त्य आदि निषेवात्मक 
विशेषण देनेसे कोई ऐसा न समझ छे कि वह है ही नहीं, इसलिये 
यहाँ “घुवम्‌? विशेषण देकर उस तत्त्वकी निश्चित सत्ता वतळायी 
जी हे । उस तत्तका कभी कहीं किश्निन्मात्र भी अभाव नहीं होता । 

तत्तका कभा कहाँ किश्चिन्मात्र भा अभाव नहीं ह 

उसकी सत्तासे ही असत्‌ ( संसार ) को सत्ता मिल रही है--- 
जासु सत्यता त जड़ साया । भास सत्य इच माह सहाया ॥ 
( मानस १। ११६।४) 

अक्षरम--अविनाशी | 


# दूसरे अध्यायके चोवीस रलोकमं “अचल? पढ जीवात्माका और 
तिरपनवे श्लोकम “अचलाःपद वुद्धिकी खिरताक्रा द्योतक्र है, छठे अध्यायफे 
तेरहवे वलोम “अचलम्‌? पद ध्यानयोगकी विधिम शरीरको स्थिर रखनेझे 
लिये आया है; सातवें अध्यायके इक्कीसवें इलोकमें 'अचलम!पद श्रद्धाकी 
स्थिरताका ब्योतक दे ओर आठवें अध्यायके दसव॑ इलोकमें 'अचलेनःपद 
सनकी एकाग्रताके अर्थम आया है । 

ती दूसरे अध्यायके सत्ताईसवें इलोक्रमे भ्रुवः? और ध्युवम्‌ःपद्‌ 
“निश्चित? अर्थफे बोधक हैं | 


स्टोक ३-४] गीताका भक्तियोग ३१ 


त क्षरति इति अक्षरम?--जिसका कभी क्षरण अर्थात्‌ 
विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, ब 
सचिदानन्दघन ब्रह्म अक्षरम्‌? है ।# 

.अव्यक्तम--निराकार | 

जो व्यक्त न हो अर्थात्‌ मन-घुद्धि-इन्द्रियोंका वियय न हो और 
जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसे "अव्यक्तम्‌? कदा 
गया है १ 
| # आठवें अध्यायके तीसरे और ग्यारहवे दलोत्ोंमें, ग्यारहवें अध्यायके 
अठारहवें और सेंतीसवें दलोकोमै तथा इस वारहवें अध्यायके पहले इलोकमें 
“अक्षरम्‌? पद्‌ निर्गुण ब्रह्मका वाचक है | आठवें अध्यायके इक्कीसवें रछोकमे 
“अक्षरः पद्‌ परमगतिका वाचक है । आठवें अध्यायफे तेरहवें इलोकर्मे 
तथा दसवें आध्यायफे पचीसवें इलोकमे "अक्षरम्‌? पद्‌ प्रणवका वाचक है । 

पन्द्ृहवें अध्यायफे सोलहवे इलोकमें "अक्षरः पद दोनों ही वार जीवात्माके 
लिये आया है | 

† दूसरे अध्यायके पचीसवे इलोकमे अव्यक्त? पद शरीरीके 
स्वर्पके वर्णनमें आया हे और अद्टाईसवें इलोकमे 'अब्यक्तादीनि? तथा 
“अच्यक्तनिधनानि? पदोंका प्रयोग यह वतलानेके लिये किया गया है कि जन्मसे 
पूर्व एवं मरणोपरान्त प्राणियोंका स्थूलशरीर प्रत्यक्ष नहीं दीखता । सातवें 
अध्यायफे चोबीसवें झलोकमें 'अव्यक्तमः और नवे अध्यायफे चोथे इलोऊमं 
“अव्यक्तमूर्तिना? दोनों ही पद सगुण-निराक्रार परमात्माके वाचक हैं । 
आठवें अध्यायके अठारहव इलोकम “अब्पक्तात ओर धअब्यक्तसंश्ञके? पद 
तथा बीसवें इलोकमें "अव्यक्तात्‌? पद ब्रह्माफे सुक्ष्म शारीरके वाचक दोनेके 
कारण प्रकृतिके द्योतक हैं तथा बीसवे रलोकरमे ही 1 सनातनः ) अव्यक्तए 
पद परमात्साका वाचक दै । तेरहवें अध्यायके पाँचवें इलोकमें अव्यक्तम्‌? पद 
मूल्प्रकृतिका वाचक दे । आठवें अध्यावफे इक्कीसवे स्छोकर्मे "अव्यक्त; 


डर *ग्रीताका भक्तियोग ! ..अ०..१२ 


पर्युपासते--मलीमाँति उपासना करते हैं। ; +; ;:' 

“पर्युपासते”, पद यहाँ निगुण-उपासकोंकी सम्यक उपासनाका 
बोधक है । शरीर-सहित सम्पूण पदाथ. और कर्मामं , वासना तथा. 
अहंमावका अमो तथा भावरूप संचिदानन्दयन परमात्मा्मे अमिनमावसे 
नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थित रहना ही भलीभौति उपासना करना है | 
`` इन इलोकोंमें आठ विशेषणांसे जिस विशेष बस्तु-तत्तका लक्ष्य 
कराया गया है और उससे जो विशेष बस्तु समझमें आती है, वह 
बुद्विविशिष्ट त्रह्मका ही खरूप हैं, जो पूण नहीं हैं; क्योंकि ( लक्षण 
ओर विशेषणोंसे रहित ) निगुण-निविदोप ब्रह्मका खरूंप ( जो बुद्विसे 
अतीत है ) किसी. भी प्रकारसे पूणतया बुद्धि आदिका वित्रय नहीं 
हो सकता । हाँ, इन विशेषणोंका लक्ष्य रखकर जो उपासना की 
जाती है, वह निगुण ब्रह्मदी ही उपासना है और इसके परिणाम- 
स्वरूप प्राप्ति भी निरुण ब्रह्मी होती है । ess 

विशेष वात | 

परमात्माको तत्त्वसे समझानेके लिये दो प्रकारके विशेषण दिये 
जाते हैं---निषेधात्मक और विध्यात्मक । परमात्माके अक्षर, अनिर्देश्य, 
अव्यक्त, अचिन्त्य, . अचल, - अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आरि 
विशेषण “निषेधात्मक? हैं और सवव्यापी, कूटस्थ, धुव, संतू, चितु, 
आनन्द आदि विशेषण :त्रिव्याव्मक' हें । परमात्माके -निपेधात्मक 
विशेषणोंका तात्य प्रकृति ( देश, काळं, वस्तु, व्यक्ति; क्रिया आदि ) 


Sono न VN ES RAE oi 
पद्‌; इस वारहवं अध्यायके पहले इलोकमें “अव्यक्तम्‌? , पद्‌ ' और - पाचवे 
इलोकमें.“अव्यक्तासक्तचेतसाम! के अन्तर्गत अव्यक्त? पद्‌. तथा, 'अव्यक्ता 
गति? पद्‌ सच्चिदानन्दघन, ब्रहमकें, ल्यि प्रयुक्त हुए हैं.1; ;-- - -- 


~ 


ग्छोक ३-४ ] गोताका भक्तियोग ३३ 


से परमात्माकी 'असङ्गता? बतलाना है और व्रिव्यात्मक विशेषणोंका 
तात्पय परमात्माकी खतन्त्र "सत्ता? बतलाना है । 

परमात्मतत््व सांसात्कि प्रवृत्ति और निद्वत्ति--दोनोंसे परे 
( सहज-निश्वत्त ) ओर दोनोंको समानख्यसे प्रकाशित करनेत्राला है । 
ऐसे निरपेक्ष परमामतखका लक्ष्य करानेके लिये और बुद्धिको 
परमात्माके समीप पहुँचानेके लिये ही भिन्न-भिन्न बिशेमणासे परमात्माका 
बर्णन ( लक्ष्य ) किया जाता है | 

गीतामें परमात्मा और जीवात्माके खरूपका वर्गन प्रायः गीतामें परमात्मा ओर जीवात्माके खख्सका वणन प्रायः समान_ 
ही मिळता है । प्रस्तुत अब्यायक्रे तीसरे श्शेकमँ परमात्माके लिये जो 
विशेषण दिये गये हैं, वही विशेतण गोतामें अन्यत्र जोवासाक्रे डिये 
भी दिये गये हैं; जेसे--दूसरे अध्यायके चौवीसबै-पचोसव इलोकोमे 
“सवेगतः?, 'अचल:?, ।अव्यक्तः५ अचिन्त्यः? आदि और पंद्रहवें 
अध्यायके सोलहवें स्टेकमें 'कूटस्थ:? एवं 'अक्षरः? विशेषण जीवात्माके 
लिये आये हैं । इसी प्रकार सातवें अध्यायके पचीसवें छोकमें अव्ययम? 
विरोपण परमात्माके लिये ओर चोदहवें अध्यायके पाँच छोकमें 
“अन्यम्‌? विशेषण जीवात्माके लिये आया है । 

संसारमै व्यापक-रूपसे भी परमात्मा और जीवात्माको समान 
बतलाया गया है; जेते-आठवें अध्यायके बाईसत्रै तथा अठारहवे 
अध्यायके ठियाडीसवें छोकमें “येन सममिदं ततम्‌? पदोंसे और नर्वे 
अध्यायके चोथे छोकमें भया ततमिदं सवम! पदोंसे परमात्माको 
सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त वतळाया गया है । इसी प्रकार दूसरे अव्यायके 
सत्रहवें छोकमें “येन समिदं ततम! पदोंसे जीवात्माको भी सम्पूर्ण 
जगतमें व्याप्त बतलाया गया है | 

गी० भ० ३े--४०-- 


३४ _ गीताका भक्तियोग [अण £३ 


जैसे नेत्रांकी दृष्टि परस्पर नहीं टकराती अथवा व्यापक होनेपर 
भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, बेस ही ( दवेत मतके अचुसार ) 
सम्पूण जगतूमें समानरूपसे व्याप्त होनेपर भी निरवयव होनेसे 
परमात्मा और जीवात्माकी सवव्यापकता परस्पर नहीं टकराती । 

ते-वे | 

सवेभूतहितेरता:--सम्पर्ण आ्रागियोंके हितमें रत हुए । 

कमयोगके साधनमें आसक्ति, ममता, कामना और खाथके 
त्यागकी मुख्यता है | मनुष्य जव शरीर, धन, सम्पत्ति आदि पदार्थोको 
“अपना? और “अपने डिये? न मानकर उन्हें दूसरोंकी सेवामें छगाता 
है, तो उसकी आसक्ति, ममता, कामना और खाथमावका त्याग 
खतः हो जाता है । जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रकी सेवा करना ही 
है, वह अपने शरीर और पदार्थोको ( दीन, दुःखी, अभावग्रस्त ) 
हैं | साघकका पहलेसे ही यह लक्ष्य होता है कि जी पदाथ सेवामें 
लग रहा है, वह सेव्यका हो है। इसडिये वयोग साधनमें रहा है, वह सेव्यका ही है । इसलिये कमयोगके सम्पूण 

प्राणियोंके हितमें रत रहना अत्यावश्यक है । इसळियि 'सवभूतहितेरता 

पदका प्रयोग कमेयीगका आचरण करने कमंयोगका आचरण करनेवालेके सम्वन्धमें करना ही 
अविक युक्तिसङ्गत है । परन्तु भगवानने इस पदका प्रयोग यहाँ तथा 
पाँचवें अध्यायके पचीसमें छोकमें-दोनों ही स्थानोंपर ज्ञानयोगियोंके 
सम्बन्धमें किया है | इससे यही सिद्ध होता है कि कर्मीसे सवधा 
सम्वन्थ-विच्छेद करनेके लिये कमयोगकी प्रणालीको अपनानेकी 
आवश्यकता ज्ञानयोगमें भी है । 


श 


जोक ३-४ ] गीताका भक्तियोगं ३५ 

एक बात विशेष ध्यान देनेकी है । जो “सेवा? शरीर, पदार्थ 
और क्रियासे की जाती है, वह सीमित ही होती है; क्योंकि सम्पूर्ण 
पदाथ और क्रियाएँ मिलकर मी सीमित ही हें । परन्तु सेवागें 
प्राणिमात्रके हितका भाव असीम होनेसे सेवा भी असीम हो जाती 
है । अतः पदाथोंके अपने पास रहते हुए भी ( उनमें आसक्ति, 
ममता आदि न करके ) उन्हें समरण प्रागियोंका मानकर उन्दींकी 
सेवामें लगाना है; क्योंकि वे पदार्थ समटिके ही हैं | ऐसा असीम 
भाव होनेपर जड़तासे सत्रथा सम्बन्ध-बिष्छेद हो जानेके कारण 
साधकको असीम तत्त्व ( परमात्मा ) की प्राप्ति हो जाती है | 
कारण कि पदार्थोको व्यक्तिगत ( अपना ) माननेसे ही मनुप्यमें 
परिष्छिन्नता ( एकदेशीयता ) एवं विषमता रहती हैं और पदार्थाको 
व्यक्तिगत न मानकर सम्पूर्ण प्रागियोंके हित-भाव रहनेसे परिच्छितता 
एवं विषमता मिट जाती है | इसके विपरीत साधारण मनुष्या 
ममतावाळे प्राणियोंकी सेवा करनेका सीमित भाव रहनेसे वह चाहे 
अपना सवख उनकी सेवामें क्यों न लगा दे, तो भी पदायोमिं तथा 
जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहनेसे ( सीपित- 
भावके कारण ) उसे असीम परमात्मतत्त्वको प्राप्ति नहीं होती । 
अतएव असीम परमातमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये प्राणिमात्रके हितमें रति 
अर्थात्‌ प्रीतिःरूप असीम भावका होना आवश्यक हे । "सर्वभूतहिते 
रताः पद उसी भावको अभिव्यक्त करता है | 


ज्ञानयोगका सावक जड़तासे सम्वन्ध-विच्छेर करना चाहता तो 
है, परन्तु जबतक उसके हृदयमें नाशवान्‌ पदायोंका आदर है, 


३६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


तवतक उन पदाथोको मायामय अथवा खप्नवत्‌ समझकर उनका 
ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिये कठिन है । परंतु कर्मयोगका 
साधक पदार्थोको दूसरोंकी सेवामें लगाकर उनका त्याग ज्ञानयोगीकी 
अपेक्षा सुगमतापूवक कर सकता है । ज्ञानयोगीमें तीव्र वैराग्य होनेसे 
ही पदायोंका त्याग हो सकता हैं, परंतु कर्मयोगी थोडे वैराग्यमें ही 
'पदार्थोका सदुपयोग करनेसे जड़तासे सुगमतापू्वक सुगमतापूवक सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है । भगवानूने यहाँ 'लवभूतहिते रता? पद देकर यही 
बतलाया है कि प्राणिमात्रके हितमें रत रहनेसे पदाथोके प्रति आदर- 
बुद्धि रहते हुए भी जड़तासे सम्वन्ध-विच्छेद सुगमतापवक हो जायगा । 
प्राणिमात्रका हित करनेके लिये कमयोग ही सुगम उपाय है । 


निगुण-उपासकोंकी साधनाके अन्तर्गत अनेक अवान्तर भेद 
होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं--( १) जड़-चेतन और चर-अचरके 
रूपमें जो कुछ प्रतीत होता है, वह सब आत्मा या ब्रह्म है और 
(२ ) जो कुछ दृश्यवग प्रतीत होता है, वह अनित्य, क्षगभङ्कुर और 
असत्‌ है--इस प्रकार संसारका वाध करनेपर जो तत्त्व शेत्र रह 
जाता है, वह आत्मा या ब्रह्म है । 


पहली साधनामें 'सब कुछ ब्रझ है? इतना सीख लेनेमात्रसे 
ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती । लवतक अन्तःकरणमें राग अर्थात्‌ काम- 
क्रोधादि विकार हैं, तवतक ज्ञाननिष्ठाका सिद्ध होना बहुत कठिन है । 
जैसे राग मिटानेके छिये कमयोगीके लिये सभी प्राणियोंके हितमें रति 
होना आवश्यक है; वैसे ही निगुण-उपासना करनेवाले साधकोंके छिये 


म्होक ३-४] गी ताका भक्तियोग ३७ 


भी प्राणिमात्रके हितमें रति होना आवश्यक है--तमी राग मिटकर 
ज्ञाननिष्ठा सिद्ध हो सकती है । इसी वातको लक्ष्य करानेके छिये यहाँ 
सवेभूतहिते रता पुद आया है । 

दूसरी साधनामें जो साधक संसारसे उदासीन रहकर एकान्तमें 
ही तत्वका चिन्तन करते रहते हैं, उन्हें उक्त साधनामें कर्मोका 
खरूपसे त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवळ कर्मोका खरूपसे 
त्याग कर देने मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती% अपि तु सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये भोगोंसे वेराग्य और शरीर-इख्विय-मन-बुद्धिमें अपनापनके 
त्यागकी अत्यन्त आवश्यकता है । इसडिये वेराग्य और निममताके 
लिये 'सर्वेभूतहिते रताः होना आवश्यक है । 

ज्ञानयोगका साधक प्रायः समाजसे दूर, असङ्ग रहता है । 
अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करनेके लिये संसारमात्रके 
हितका भाव रहना अत्यावश्यक है । 

वास्तवमै असङ्गता शारीरसे ही होनी चाहिये । समाजसे असद्गता 
होनेपर अहंभाव दृढ़ होता है अर्थात्‌ मिटता नहीं | जवतक साधक 
अपनेको झरीरसे स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, ततक 
संसारसे अलग रहनेमात्रसे उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता; क्योक्ति 
शरीर भी संसारका ही अङ्ग है और शरीरमें तादात्म्य और ममताका 
न रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है । तादाल्य और ममता 

दूसरी बात यह है कि साधक सवदा एकान्तमें ही रहे, यह 
सम्भव भी नहीं है; क्योकि शरीर-निर्वाहके लिये उसे व्यवहार-कषेत्रमे 

# न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ (गीता ३। ४ ) 


३८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


आना'ही पड़ता है और वेराग्यमें. कमी होनेपर उसके व्यवहारमें 
अमिपानके कारग कठोरता आनेक्री सम्भावना रहती है एवं कठोरता 
आनेसे उसके व्यक्तित्वका विलय ( अहंभावका नाश ) नहीं होता । 
अतएव उसे तत्त्वक्री प्राप्तिमें कठिनाई होती है । व्यवहारमें कहीं 
कठोरता न आ जाय, इसके लिये भी यह अत्यावश्यक है कि साधक 
सभी प्राणियोके हितमें रत रहे । ऐसे ज्ञानयोगके साधकद्वारा सेवा- 
कार्यका विस्तार चाहे न हो, परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि वह भी 
( सभी प्राणियाँके हितमें रति होनेके कारण ) मुझे प्राक्त कर लेगा । 


सगुणोपासक और निमुणोपासक--दोनों ही प्रकारके साधकोंके 
लिये सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका भाव रखना अत्यावश्यक है । सम्पण 
प्राणियोंके हितसे अलग अपना हित माननेसे “अहं? अर्थात्‌ व्यक्तित्व 
बना रहता है, जो साधकके लिये आगे चलकर वाधक होता है । 
वास्तवमें कल्याण 'अहं'के मिटनेपर ही होता है । अपने लिये क्रिये 
जानेवाले साधनसे “अहं? वना रहता है । इसलिये "अहं? को पूणतः 
मिटानेके लिये साधक““'को प्रत्येक क्रिया ( खाना, पीना, सोना 
आदि. एवं - जप, ध्यान; पाठ, साध्याय आदि भी ) संसारमात्रके 
हितके लिये ही करनी चाहिये । संसारके हितमें ही अपना हित 
निहित है । भगवानूकी मात्र शक्ति परहितमें ही लग रही है । अतः 
जो सुत्रके हितमें कोगा, भगवानूकी शक्ति उसके साथ हो जायगी । 

केवल दूसरेके लिये वस्तुओंको देना और शरीरसे सेवा कर 
देना ही सेवा नहीं है अपितु अपने लिये कुछ भी न चाहकर दूसरेका 
हित कैसे हो, उसे सुख कैसे मिळे इस जावसे कम करना ही सेवा 


न्छोक ३-४ ] गंशताका भक्तियोग ३९ 
है | “नेको सेवक कहलानेका भाव भी म सेवक कहलानेका भाव भी मनमै _नहीं रहना 


चाहिये । सेवा तभी हो सकती है, जत्र सेवक जिसको सेवा करता 
है, उसे अपनेसे अभिन्न ( अपने शरीरकी भाँति ) मानता है--- 
“आत्मोपम्येच सर्वत्र और बढलेमेँ उससे कुछ मी लेना नहीं 
चाहता । 

जैसे मनुष्य बिना किसीके उपदेश किये अपने शरीरकी सेवा 
खतः ही बड़ी सावधानीसे करता है एवं सेवा करनेका अमिमान भी 
नहीं करता, वैसे ही सवत्र आत्मः सवत्र आलबुद्धि होनेसे सिद्ध “ होनेसे सिद्ध महापुरुषोंकी 
-खतः सबके हितमें रति रहती के हितमें रति रहती है +: | उनके द्वारा प्राणिमात्रका कल्याण 
होता है, परन्तु उनके मनमें लेशमात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम 
किसीका कल्याण कर रहे हैं । उनमें अहंताका सवथा अभाव हो 
जाता है । अतः ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुपोंको आदश मानकर सावक- 
को चाहिये कि सकत्र आत्मबुद्धि करके संसारके किसी भी प्राणीको 
किश्चिन्मात्र भी दुःख न पहुँचाकर उनके हितमें सदा तत्परतासे 
खाभाविक ही रत रहे | 
सर्वेत्न समचुद्धय--सवमें समरूप परमात्माको देखनेवाले | 
शस पदका भाव यह है कि निर्गुण-निराकार "2730 कि निर्यग-निराकार रे आसनो उपासकों- 
* आत्मौपम्येन सर्त्न समं पस्यति योञ्जन | 

सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः || 
(गीता ६1 ३२ ) 

है अर्जुन | जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण नूतोंमे सम देखता है, 
और सुख अथवा दुःखको भी सवमे सम देखता है, वए योगी परम 
भेष्ठ माना गया है |? 


४० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


की दृष्टि सबंत्र एवं सम्पूण प्राणी-पदार्योर्मि परिपूर्ण परमात्मापर द्व 
रहनेके कारण विषम नंहीं होती; क्योंकि परमात्मा सम है (५। १९) 


यहाँ भगवान्‌ ज्ञाननिष्ठावाले उपासकोंके लिये इस पदका प्रयोग 
करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञानमार्गिर्योके लिये एकान्त 
स्थानमें रहकर तत्का चिन्तन करना ही एकमात्र साधन नहीं है; 
क्योंकि 'समवुद्धय/ पदकी सार्थकता विशेषरूपसे न्यवहारकाल्मे ही 
होती है । दूसरी वात, संसारसे हकर शरीरको निर्जन स्यान्मे छे 
जाना ही सवथा एकान्त-सेवन नहीं है; क्योंकि शरीर भी तो संसार- 
का ही एक अङ्ग है । शरीर और संसारको भिन्न-भिन्न देखना विपम- 
बुद्धि है । अतः शरीर और संसारको एक देखनेपर ही समबुद्धि हो 
सकती है । वास्तविक एकान्तकी सिद्धि तो परमात्मतत्तके अतिरिक्त 
अन्य सभी पदायों ( अर्थात्‌ शरीर और संसार ) की सत्ताका अभाव 
होनेसे ही होती है । साधन करनेके लिये एकान्त भी उपयोगी है, 
परंतु सवथा एकान्तसेवी साधकके द्वारा ब्यवहारकाल्में भूल होना 
सम्भव है । शरीरमें अपनापन न होना ही वास्तविक एकान्त है। 
अतः साधकको चाहिये कि वास्तविक एकान्तको लक्ष्य रखकर 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धिसे अपनी अहंता-ममता हटाकर 
सवत्र परिपूण ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित रहे । ऐसे साधक ही 
वास्तवमें समघुद्धि हैं । 

गीतामें समवुद्धिका तात्यय “समदशन? है, न कि समवन? । 
पाँचवें अध्यायके अठारहवे इलोकर्म मगवानूने विद्या और विनययुक्त 
ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ता और चाण्डाछ---इन पाँच प्रागियोके 


न्छोक ३-४ ] गीताका भक्तियोग ४१ 


नाम गिनाये हैं, जिनके साथ व्यवहारमें किसी भी प्रकारसे समता 
होना सम्भव नहीं । वहाँ भी 'समदरशिनः” पद प्रयुक्त हुआ है ३ 
इससे यह तात्य निकलता है कि, सबके प्रति ब्यवहार कभी समान 
नहीं हो सकता | व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और 
होना चाहिये भी नहीं । व्यवहारमें भिन्नता होनी आवश्यक है । 
व्यवहारमें साधक्की विभिन्न ग्राणी-पदायोंकी आकृति और उपयोगिता- 
पर दृष्टि रहते हुए भी वास्तवमै उसकी दृष्टि उन प्राणीयदायोमिं 
परिपूण परमात्मापर ही रहती हे । जैसे विभिन्न प्रकारके गइनोसे तत्त्व 
( सोने ) में कोई अन्तर नहीं आता, वेसे ही व्यतरहारमें साधककी 
तत्त्वदृष्टिमे कोई अन्तर नहीं आता । सम्पूण प्राणियोंके प्रति सावकमें 
आन्तरिक समता रहती है । यहाँ “समवुद्धयःपदसे उत आन्तरिक 
समताकी ओर ही लक्ष्य कराया गया है । 
सिद्ध महापुरुषाकी दृष्टिमै एक परमात्माके सिवा दूसरी सत्ता न 
रहनेके कारण वे. सदा और सवत्र 'समघुद्दि' ही हैं । सिद्द 
महापुरुषोकी खतःसिद्ध स्थिति ही साथकोंके लिये आदश होती है 
ओर उसीको लक्ष्य करके वे चलते हैं | साधकोंकी दटिमें परमात्माके 
' सिवा अन्य पदार्थोकी जितने अंशर्मे सत्ता रहती है, उतने ही अंगर्मे 
उनकी बुद्विमें समता नहीं रहती । अतः साधककी बुद्विमें अन्य 
पदार्थों ( अर्थात्‌ संसार ) की खतन्त्र सत्ता जेसे-जेसे कम होती 
जायगी, वेसे-वेसे ही उसकी बुद्धि सम होती जायगी । 
# विद्याविनयसम्पन्ने घ्राणे यवि इस्तिनि। 
झुनि चेव श्वपाफे च पण्डिताः समद्शिनाः ॥ 
( योता ५ | १८) 


४२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


साधक अपनी बुद्रिसे सवत्र परमात्माको देखनेकी चेष्टा करता 
है, जव कि सिद्ध महापुरुषोंकी बुद्विमें परमात्मा खामाविकरूपसे इतनी 
घनतासे परिषूण है कि उनके लिये परमात्माके सिचा और कुछ है ही 
नहीं--“वाखुदेवः सवेमिति’ ( गीता ७ । १९ ) इसलिये उनकी 


बुद्धिका विषय परमात्मा नहीं है अपि तु उनकी बुद्धि ही परमात्मासे 
बरिपूण है | अतएव वे “वेत्र समदुद्धयः' हैं |% 


माम्‌ एव प्राप्नुबन्ति--सुञ्े ही प्राप्त होते हैं । 


निगुणके उपासक कहीं यह न समझ लें कि निर्गुण-तत्त्व कोई 

दूसरा है ओर में (सगुण) कोई और हुँ--इसश्यि भगवान्‌ यह स्पष्ट 

करते हैं कि निगुण ब्रह्म मुझसे मित्र नहीं है (गीता ९ । ४; 

१४ । २७ ); सगुण और निगुण दोनों मेरे ही खरूप हैं ॥ ३-४ ॥ 
सम्घन्ध--- 


अणुंनके प्रश्‍नके उत्तरमें भगवानूने दूसरे श्लोकमें सगुण- 


उपासकॉको सर्वोत्तम योगी वतलाया ओर तीसरे तथा चोथे श्लोकोंमे 
निर्गुण-उपासकॉको अपनी ग्राप्ति की वात कही । अव दोनों ग्रकारकी 
उपासचाओंके अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमतामूलक 


तारतम्य अगले तीन रलोकोंमें बतलाते हैं । 


ओ पाचवे अध्यायके उन्नीसवें इलोकमें 'येपां साम्ये स्थितं मनः पद्‌ 
और छठे अध्यायके नवें इलोकमें "समबुद्धि? पद्‌ सिद्ध योगियोंके लिये 
प्रयुक्त हुए हैं । छठे अध्यायके त्रत्तीसवें इलोकमें “समं पञ्यति? पदका 
प्रयोग भी सिद्ध योगियोंके लिये ही हुआ हे । 


न्छोक ५] गीताका भक्तियोग ४२ 
इलोक--- 
क्लेशोऽधिकतरस्तेपामब्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 

अव्यक्ता हि गतिढुंःखँ देहवद्धिरवाप्यते॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- 

यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि दोनों प्रकारके उपासर्कोकी 
उपासनामें अपनी-अपनी रुचि, श्रद्धा, वैराग्य, इद्भियसंयम आदिकी 
दष्टिसे लक्ष्य-प्राप्तिमै समान योग्यता होते हुए भी निमुण-उपासकोंकों 
देहामिमानके कारण अपने साधनमें परिश्रम और कठिनाई अधिक 
प्रतीत होगी तथा लक्ष्यप्रापिमै भी अपेक्षाकृत विलम्ब्र होगा । जेसे- 
जैसे देहाभिमान नए होता जायगा, वेसे-डी-वेसे साधक तत्त्वें प्रविष्ट 
होता जायगा ओर उसका क्लेश कम होता जायगा । 


देहामिमान सवथा दूर न होनेपर भी निंगुण-उपासकका विचार 
तो असीम परमातमतत्त्वसे एक होनका रहता है. पर इसके लिये बह 
उस तत्त्वमें अपने मन-बुद्धिको ळगानेकी चेष्टा करता है | परंतु मन- 
बुद्धि सीमित एवं परमात्मतत्व असीम होनेके कारण उसे अपने 
सावनमें कठिनाई प्रतीत होती द । यधपि सगुण-उपासक्रोमै भी उसी 
मात्रामें देहामिमान रहता हैं, तथापि उनके मन-बुद्धिक्त लिये भगवान्‌- 
का सगुण-साकारखूप ध्यानका वित्रय होने तथा भगवानूपर हा 
विश्वासपूर्वक निर्भर रहनेसे उन्हें अपने सावनमें वेसा क्लेश प्रतीत 
नहीं होता । उनकी मन, बुद्धि, इन्द्रियों भमगवावकी लीला; गुण, 
प्रभाव आदिके चिन्तन और जप-ध्यान आदिम तल्डीन होनेके 
कारण उन्हें सुखका अनुभव होता है । इसी दृष्टिसे यहाँ यह कटा 


४४ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


गया है कि साधनामें निगुण-उपासकोंको अपेक्षाकृत अधिक क्लेश 
होता है ।(यह्ाँ मुख्य बात यही है कि देहामिमान सगुण-उपासनार्मे 
उतना वाधक नहीं है, जितना निगुण-उपासनामें है । 
अन्वय-- 

अब्यक्तासक्तचेतसास्‌) तेषाम्‌) क्टेशः, अधिकतरः ( भवति ), 

हि, देहवद्धिः, अव्यक्ता, गतिः) दुःखम्‌, अवाप्यते ॥ ५ ॥ 
पद-ब्याख्या-- 

अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ तेषाम--निराकार ब्रह्ममे आसक्त 

चित्तवाले साधकोंके ( साधनमें ) । 


अव्यक्तमें आसक्त चित्तवाले--३स विशेषणसे यहाँ उन साधकों- 
की ओर संकेत किया गया है, जो निमुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते 
है, परंतु जिनका चित्त निगुण-तत्वमें आविट नहीं हुआ । तत्त्वे 
आविष्ट होनेके लिये साधकमें तीन वातोंकी आवश्यकता होती 
है न वा रुचि, २. विश्‍वास और ३. योग्यता । शास्त्रों और 
गुरुजनोंके द्वारा निगुण-तत्तकी महमा सुनमेसे जिनकी ( निराकारमे 
आसक्त चित्ताला होने और निरुंण-उपासनाको श्रेष्ठ माननेके 
कारण ) उसमें कुछ रुचि तो उत्पन्न हो जाती है और वे विश्वासपूरवक 
साधन आरम्भ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्यकी कमी और 
` देहामिमानके कारण जिनका चित्त तत्तमें प्रविष्ट नहीं हो पाता--- 
; ऐसे साधकांके लिये यहाँ 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? पदका प्रयोग 
` हुआ है | 


ख्छोक ५ ] गीताका भक्तियोग ४५ 


भगवानूने छठे अध्यायके सत्ताईसत्रें और अट्ठाईसर्व कोम 
बतलाया है कि 'बरह्मभूत' अर्थात्‌ ब्रह्मे अभिन्नभावसे थित साधकको 
उदक ब्रह्मकी प्राप्ति होतो है । परंतु यहाँ इस स्लोकमें 
“क्लेशः अधिकतर? पदोंसे यह स्पष्ट कर दिया है कि इन साथकोंका 
चित्त ब्रह्मभूत सावकोंकी तरह निगुण-तत्तमें सवा तल्हीन नहीं हो पाया 
है | अतः उन्हें अव्यक्तमें “आविष्ट' चित्तवाला न कहकर “आसक्त? 
चित्तवाला कहा गया है । तार्य यह है क्रि इन सावकोंद्ी 
आसक्ति तो देहमें होती है, पर अव्यक्तकी महिमा सुनकर वे 
निगुणोपासनाको ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं; जब कि 
आसक्ति देहमें ही हुआ करती है, अव्यक्तमें नहीं ! 


तेरहवें अध्यायके पाँचवें इळोकमें अव्यक्तम्‌? पद प्रकृतिके 
अ्थेमें आया है तथा अन्य कई स्थलोंपर भी वह प्रकृतिके छिये ही 
प्रयुक्त हुआ है । परंतु यहाँ “अव्यक्तासकचेतसाम्‌? पदमे "अव्यक्त! 
का अथ प्रकृति नहीं, अपितु निर्ण ब्रहम है। कारण यह है कि 
इसी अध्यायके पहले इलोकमें अजुनने “त्वाम्‌ पर्युपासते, अक्षरम्‌ 
अव्यक्तम्‌ च ( पयुपासते ) (तेपाम्‌ योगवित्तमाः के? ( आपके 
सयुणरूप परमेश्वरकी और निमुण त्रह्मकी जो उपासना करते हैं, उनमें 
श्रेष्ठ कोन है ? ) कहकर “त्वाम्‌” पदसे सगुण-साकार सख्पके और 
“अव्यक्तम्‌? पदसे निगुण-निराकार खरूपके विययमें ही प्रस्व किया 
है । उपासनाका विशय भी परमात्मा ही हे, न क्रि प्रकृति; क्योंकि 
प्रकृति ओर प्रकृतिका काय तो त्याज्य है । इस्यि उसी प्रश्‍नके 
उत्तरमें भगवानूने “अव्यक्त पदका ( व्यक्तरूपके विपरीत ) निराकार- 


४६. गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


रूपके अर्थमें ही प्रयोग किया है । अतः यहाँ प्रकृतिका प्रसङ्घ न 
होनेके कारण “अव्यक्त? पदका अथ प्रकृति नहीं लिया जा सकता । 


नवें अध्यायके चौथे इोकमें “अव्यक्तसूर्तिना! पद सगुण- 
निराकार खरूपके लिये आया है । ऐसी दशामें यह प्रश्न हो 
सकता है कि यहाँ भी “अव्यक्तासक्तचेतसाम? पदका अर्थ सगुण- 
निराकारमै आसक्त चित्तवाले पुरुप? ही क्‍यों न ले लिया जाय £ 
परंतु ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं क्या जा सकता। क्योकि इसी 
अध्यायके पहले इळोकमें अजुनके प्रश्नमै “त्वार? पद सगुण- 
साकारके लिये और “अव्यक्तम? पदके साथ “अक्षरम? पद निगुण- 
निराकारके लिये आया है । ब्रह्म क्या है १--अजुनके इस 
प्रश्‍नके उत्तरमें आठवें अध्यायके तीसरे इलोकमें भगवान्‌ वतला चुके 
हैं कि “परम अक्षर बह्म है? अर्थात्‌ वहाँ भी “अक्षरम? पद निशुण- 
निराकारके लिये ही आया है । इसलिये अजुनने 'अव्यक्तस्‌ अक्षरम्‌? 
पदोसे जिस निगुण ब्रह्मके विपयमें प्रश्न किया था, उसीके उत्तरमें 
यहाँ ( “अक्षर? विशेषण होनेसे ) “अव्यक्त? पदसे निर्गुण ब्रह्मका. 
अथ ही ग्रहण करना चाहिये, सगुण-निराकारका नहीं । 


पेशः अधिकतर: ( भवति )--क्लेश अर्थात्‌ परिश्रम अधिक 


होता है । 


ईन पढाका मुख्य भाव यह हँ कि जिन साधकोंका चित्त 
निगुण-तत्त्वमें तल्लीन नहीं होगा, ऐसे निगुण-उपासकोंको देहाभिमान- 
क कारण अपनी साधनामें अपने समकक्ष सणुण-उपासकोंकी अपेक्षा 


योक ५ 1] गीदाका भक्तियोग ४७ 


विशेष कष्ट अर्थात्‌ कठिनाई होती है% | गोणख्पसे इस पदका भाव 
यह है कि साधनाकी प्रारम्भिक अवस्थासे लेकर अन्तिम अवस्थातकके 
सभी निर्गुण-उपासकोंको सगुण-उपासकोकी अपेक्षा अविक कठिनाई 
होती है । 
अब सगुण-उपासनाकी उभताओ और निरुंग-उपासनाकी 
कठिनाइयोंका विवेचन किया जाता हे--- 
सग्रुण-डउपासनाकी सुगसताएँ निर्गुण-उपासनाका कठिनाइयाँ 
१-सगुण-उपासनामें उपास्- १--नगुण-उपासनामे उपास्य- 
तत्त्वके सगुण-साकार होनेके कारण तत्त्वके निगुण-निराकर होनेके 
साधककी मन-<द्वियोंके छिये कारण सावककी मन-इद्धियोंके 
भगवान्‌के खरूप, नाम, लीला, डिये कोई आघार नहीं रहता । 

# साधक मुख्यत; दो प्रकारे होते हं--- 

एक तो वे साधक हैं, जो सत्सङ्ग, श्रवण ओर शास्तराध्ययनके फलस्वरूप 
साधनमें प्रवृत्त होते हैं । इन्हें अपने साधनमें अधिक कलेश होता दै । 

दूसरे वे साधक हैं, जिनकी साधनमें स्वाभाविक रुचि तथा संसारसे 
स्वाभाविक वेराग्य होता दै | इन्हें अपने साधनमें कम क्लेश होता है । 

यहाँ यह शंका हो सकती दे कि साधक दो ही प्रकारफे क्यों होते हैं! 
इसका समाधान यह है कि गीतामें योगश्रष्ट पुरुपकी गतिफे वनम 
भगवानने दो ही गतियोंका वर्णन किया दै-- 

( १) कुछ योगभ्र्ट पुरुप पुण्यलोकोमै जाते £ आर वहाँ भोग 
भोगकर लौटनेपर शुद्ध आचरणवाले श्रीमानोंके घरमे जन्म लेते हैं आर 
पुनः साधनरत होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं (गीता ६ । ४१३ ४४ ) | 

(२) कुछ योगभ्रष्ट पुरुप सीघे ज्ञानवान्‌ योगियोंके हा कुल में जन्म 
लेते हैं और फिर साधन करके परमात्माको प्राप्त देते ई । ऐसे कुळ 
जन्म होना 'दुलेभतर? बतलाया गया दे (गोता ६। ४२) १३१ ४५ ) । 


४८ 


कथा आदिका आधार रहता है । 
भगवानके परायण होनेसे उसकी 
मन-इद्धियाँ भगवानके खरूप एवं 
हीळाथोंके चिन्तन, कथा-श्रवण, 
भगवत्सेवा और प्रजनमें अपेक्षाकृत 
सरळ्तासे लग जाती हैं (गीता 
८। १४) । इसल्यि उसके 
द्वारा सांसारिक विष्रय-चिन्तनकी 
सम्मावना कम रहती है । 


२-सांसारिक आसक्ति ही 
साधनमें क्लेश देती है । परंतु 
सगुणोपासक इसे दूर करनेके लिये 
भगवानके ही आश्रित रहता है । 
बह अपनेमें भगवानूका ही वल 
मानता है । विल्लीका बच्चा जैसे 
मॉपर निर्भर रहता है, उसी 
प्रकार यह साधक भी भगवान्‌पर 
निर्भर रहता है । भगवान्‌ ही 
उसकी समाल करते हैं (गीता 
९।२२)। 


सुचु सुनि तोहि कहडं सहरोसा । 
अजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा 


गीताका भक्तियोग 


[ अ० १२ 
आधार न होने तथा पैराग्यकी 


कमीके कारण इद्ियोके 


द्वारा विप्रय-चिन्तनकी अविक 
सम्भावना रहती है (गीता २ | 


६०, ६२, ६३ ) | 


२-देहमें जितनी अधिक 
आसक्ति होती है, साधनमें उतना 
ही अविक क्लेश प्रतीत होता है । 
निगुणोपासक उसे विवेकके द्वारा 
हटानेकी चेष्टा करता है । विवेकका 
आश्रय लेकर साधन करते हुए 
वह अपने ही साधन-त्रलको महत्त्व 
देता है | वंदरियाका छोटा वच्चा 
जेसे (अपने बलपर निभर होनेसे ) 
अपनी माँको पकड़े रहता है और 
अपनी पकड़से ही अपनी रक्षा 
मानता है, उसी प्रकार यह साधक 
अपने साधनके वळपर ही अपना 


न्छोक ५ ] 


\करउे सदा तिन्ह कै रखवारी । 
जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 
( मानस ३ | ४२ | ४-५) 
अतः उसकी सांसारिक आसक्ति 
चुगमतासे मिट जाती है | 
३-ऐसे उपासकोंके नये 
गीतामें भगवान्‌ने “नचिरात्‌? आदि 
पदोंसे शीघ्र ही अपनी प्राप्ति 
बतळायी है ( गीता १२। ७ )। 


४-सगुण-उपासकोंके अज्ञान- 
रूप अन्धकारको भगवान्‌ ही 
मिठा देते हैं (गीता १०। ११)। 

५-उनका उद्धार भगवान्‌ 
करते हैं (गीता १२। ७ )। 


६-ऐसे उपासर्कोमै यदि कोई 
सूक्ष्म दोष रह जाता है, तो 
( भगवान्‌ूपर निर्भर होनेसे ) 
सर्वज्ञ भगवान्‌ कृपा करके उसे 


गीताका भक्तियोग 


४९ 


उत्कर्ष मानता है । (गीता १८ | 
५१-७३ ) इसीडिये श्रीरामचरित- 
पनत भगवानूने इसे अपने 
समझदार पुत्रकी उपमा दी हे--- 
मोर प्रोढ तनय सम ग्यानी । 
बालक सुत सस दास अमानी ॥ 
(२।४२।४) 
३-ज्ञानयोगियांके द्वारा छक्ष्य- 
प्रापिके प्रसङ्गमें चोथे अध्यायके 
उनचालीसवें ₹्ेकमें 'अचिरेणःपद 
(ज्ञानके अनन्तर) शान्तिकी प्राप्ते 
लिये आया है, न कि तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये । 
४-निगुण-उपासक तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्ति खयं करते हैं ( गीता 
१२1४ )। 
५--ये अपना उद्धार ( निगुण- 
तत्त्वकी प्राप्ति) खयं करते हैं 
(गीता १२ । ४; १४ । १९)। 
६-ऐसे उपासकोमे यदि कोई 
कमी रह जाती है; तो उस कमी- 
का अनुभव विलम्बसे होता 
ष्‌ ओर कमीको ठोक-ठीक 


० 


दूर कर देते हैं (गीता १८ । 
५८, ६६ ) | 


७-ऐसे उपासकोंकी उपासना 
भगवानूकी ही उपासना है । 
भगवान्‌ सदा-सवदा पूण हैं ही । 
अतः भगवानूकी पूणतामें किञ्चित्‌ 
भी सन्देह न रहनेके कारण 
उनमें सुगमतासे श्रद्धा हो जाती 
है (गीता ११ । ४३ ) | श्रद्धा 
होनेसे वे नित्य-निरन्तर भगवत्परायण 
हो जाते हैं, जिससे भगवान्‌ ही 
उन उपासकोंको वुद्धियोग प्रदान 
करते हैं, जिससे उन्हें भगवत्माति 
हो जाती है (गीता १० । १८ )। 


८-ऐसे उपासक भगवानूको 
परम कृपाळ मानते हैं । अतः 
उनकी कृपाके आश्रयसे वे सत्र 
कठिनाइ्यांको पार कर जाते हैं । 
यही कारण है कि उनका साधन 
सुगम हो जाता है और भगवत्कपाओे 


गीताळा भक्तियोग 


[ अ० १२ 
पहचाननेमें भी कठिनाई होतो 
है । हाँ, कमीको ठीक-ठीक 
पहचान लेनेपर ये भी उसे दूर 
कर सकते हैं । 

७--चोथरे अध्यायके चोतीसर्वे 
और तेरहर्व अध्यायक्रे सातवें 
श्लोकम भगवानने ज्ञानयोगियांको 
ज्ञान-प्राप्तिकै लिये गुरुकी उपासना- 
की आज्ञा दी है; अतएव निर्मुण- 
उपासनामें गुरुकी आवश्यकता भी 
है; किंतु गुरुकी प्रणताका निश्चित 
पता न होनेपर अथवा गुरुके पूण 
न होनेपर स्थिर श्रद्धा होनेमें 
कठिनाई होती है तथा सावनकी 
सफळतामें भी ब्िलम्बकी सम्भावना 
रद्दती हे । 

८-ऐसे उपासक उपास्य-तत्त्वको 
निर्गुण, निराकार और उदासीन 
मानते हैं | अतः उन्हें भगवानूकी 
कृपाका वेसा अनुभव नहीं हो 
पाता । वे तत्त्व-प्रापिमें आनेवाळे 
विच्नोंको अपनी साधनाके बलपर 


किउ TN RIN NR RR अ... 


इलोक ५ ] 


बळसे वे शीघ्र ही भगवल्याप्रि कर 
लेते हैं (गीता १८। ५६-५८) । 


९-मनुण्यमें कम करनेका 
अभ्यास तो रहता ही है, इसलिये 
भक्तको अपने कमे भगवात्‌के प्रति 
करनेमें केवळ माव ही बदलना 
होता है; कम तो वे ही रहते हैं । 
अतः भगवान्‌के डिये कम करनेसे 
भक्त कभवन्धनसे सुगमतापूवक 
मुक्त हो जाता है (गीता १८।४६)। 


१०-हृदयमें पदार्थोका आदर 
रहते हुए भी यदि वे प्रागियोंकी 
सेवामें ळग जाते हैं तो उन्हे 
त्यागनेमें कठिताई नहीं होती | 
सुत्पात्रोके लिये पदार्थोके त्यागमें 
और भी सुगमता है । फिर 
भगवानूके लिये तो पदार्थोका 
त्याग बहुत ही छुगमतासे हो 
सकता है । 


रीताका भक्तियोग 


प्‌ र्‌ 


डी दूर करनेमें कठिनाईका 
अनुभव करते हैं और फलखरूप 
तत्त्वकी प्राप्तिमें भी उन्हें विलम्त 
हो सकता है । 

९ -ज्ञानयोगी अपनी क्रियाओं- 
को सिद्धान्ततः प्रकृतिक अर्पण 
करता हैं; किंतु पूण विवेक 
जाग्रत्‌ होनेसे ही उसकी क्रियाएं 
प्रकतिक अपण हो सकती हैं । 
यदि विवेककी किंश्चित्‌ भी कमी 
रही तो क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण 
नहीं होंगी और साधक कतृत्वा- 
मिमान रहनेले कमचन्तनमे 
बब जायगा | 

१०-जवतक साधकके चित्तमें 
पदार्थोका किद्धित्‌ भी आदर तया 
अपने कहलानेवाले शरीर और 
नाममें अहंता-ममता है, तवक 
उसके छिये पदाथोक्ञो मायामय 
समझकर उन्हे त्यागना कठिन 
होगा । 


ष्र 


` ११--मलीभाँति रुचि न होनेसे 
साधनमें क्लेश प्रतीत होता है । 
परंतु सगुगोपासकको भगवानूपर 
ज्यों-ज्यों विश्‍वास हो जाता है, 
त्यो-ही-त्यों साघनमें क्लेशा 
(उत्तरोत्तर ) कम होता जाता है । 
१२-इस साधनमें विवेक और 
वेराग्यकी उतनी आवश्यकतः नहीं 
है, जितनी प्रेम और विश्‍वासकी 
है । उदाहरणार्थ कौरवोंके प्रति 
हेष-वृत्ति रहते हुए भी द्रोपदीके 
पुकारनेमात्रसे भगवान्‌ प्रकट हो 
` जाते थे;% क्योंकि वह भगदानको 


अपना मानती थी । भगवान्‌ तो 


अपने साथ भक्तके प्रेम और 
विश्वासको ही देखते हैं, उसके 


षो नही । मगवानूके साथ 


अपनापनका सम्बन्ध जोड़ना 
उतना कठिन नहीं ( क्योंकि 
भगवानकी ओरसे अपनापन खतः 
सिद्ध है ), जितना कि पात्र 
बनना कठिन है । 


गीताका भक्तियोग 


[ अ० १२ 


११-पुरी योग्यता न होनेसे 
ही साधनमें क्लेश होता है। 
व्रझभूत होनेपर क्लेशा नहीं होता 
( छठे अध्यायके अट्टाईसर्वे श्‍ळोकमें 
ब्रह्ममूत साधकको सुखप्रवंक 
ब्रह्मकी प्राप्ति वतळायी गयी है ) | 


१२-यह साधक पात्र बननेपर 
ही तत्त्वको प्राप्त कर सकेगा । 
पात्र बननेके छिये वित्रेक और 
तीव्र वेराग्यकी आवश्यकता होगी, 
जिन्हें आसक्ति रहते हुए प्राप्त 


करना कठिन है | 


AAR EES CHER NN 
# यह बात उन भक्तोंके लिये है, जिनफे स्मरणमात्रसे भगवान्‌ 
प्रकट हो जाते हैं, सवंसाधारणके लिये नहीं है | जो भक्त सथा भगवानपर 


। लोक ५ ] गीताका भक्तियोग ५३ 
हि--क्योंकि । 
देहबद्धिः--देहामिमानियोंद्वारा | 
'देही', 'देहभ्रत? आदि पदोंका अर्थ साधारणतया “देहधारी 
पुरुषः लिया गया है । प्रसङ्गानुसार इनका अर्थ “जीव! और “आत्मा? 
भी छिया जाता है । यहाँ इस पदका अर्थ देहाभिमानी पुरुष? लेना 
४ चाहिये; क्योकि निर्गुण-उपासकोके छिये इसी र्छोककें पूर्वाद्धमें 
अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है 
कि वे निगुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त 
देहाभिमानके कारण निसुंण-तत्तमें आविष्ट नहीं हुआ है । देहाभिमानके 
वारण ही उन्हें साधनमें अधिक क्रूरा होता है | 
निगुण-उपासनामें देहाभिमान ही मुख्य वाधा है. 
१ 'दिहाभिमानिनः सर्वे दोषाः “>> मानिनः सव दोषाः प्रादुर्भवन्ति ” इस वाघाकी ओर ध्यान 
दिळानेके छिये ही भगानूने 'देहवळू? पद गन पा वतवन पद हिया है। । है । इस 
निर्भर हो जाता है एवं जिसको भगवान्‌के साथ इतनी प्रगाढ आत्मीयता 


होतो है कि केवल स्मरणसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर 
फरनेका दायित्व भगवानपर आ जाता है। 

# यहाँ “देह” शब्दमै भिमनिन्दापशांसाउ नित्ययोगेडतिशायने | 
संसगेंडस्ति विवक्षायां भवन्ति मदुयादयः ॥?--इस कारिकाके अनुसार संसर्ग 
अर्थमे अतिशायने तमविष्ठनौः इस पाणिनि-सूचसे *महुपू? प्रत्यय किया 
गया दै । “देहवद्धिः पदका अर्थ दैवे पुरुष, जिनका देहके साथ 

₹ दढतापूर्वक सम्बन्ध माना हुआ है | 

छठे अध्यायके सत्ताईसवें इलोकर्मे श्रह्मभूत) होनेपर सुखपूर्वक 
ब्रह्मकी प्राप्ति वतलायी गयी है, जव कि यहाँ “देहभूतः होनेफे कारण दुःख- 
पूर्वक त्रह्मकी प्राप्ति वतलायी गयी है। 


पछ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


देहामिमानको दूर करनेक लिये ही ( अजुनके पूछे विना ही ) भगवानूने 
तेरहवो एवं चोदहवा अध्याय कहा है । उनमें भी तेरहव 
अध्याया प्रथम झोक देहाभिमान मिटानेके लिये ही कहा गया है ।# 
अव्यक्ता गति+--अब्यक्तविषयक गति | 
दुःखम्‌ अवाप्यते--हुःखपूवक प्राप्त की जाती है | 
त्रह्मके निगुण-निराकार स्वरूपकी प्राप्तिको यहाँ “अव्यक्ता गतिः “डर 
कहा गया हैं । साधारण पुरुषोंकी थिति व्यक्त अर्थात्‌ देहमें होती 
है । इसलिये उन्हें अन्यक्तमें स्थित होनेमें कठिनाईका अनुभव होता 
है । यदि साधक अपनेको देहवाला न माने, तो उसकी अव्यक्तमें 
सुगमता एवं शीघ्रतापृषक थिति 8 सकती है ॥ ५ ॥ 
ये हु सबोणि कमोणि मयि संन्यस्य सत्पराः । १ 
अनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६ ॥ 2 


अ दसरे अध्यावके वाइसवं इलोकर्म धदेषही! पढ जीवात्माफे लिये 


और तीसवें लोकम “देही? पद आत्माके लिये प्रयुक्त हुआ दे । पाँचवें 
अध्यावके तेरहवें इलोकमं “देही? पद सांख्ययोगफे ऊँचे साधकका बोधक 
हे और चोदहवे अध्यावके बीसवें इलोकमें “देही? पद सिद्ध पुरुषोंके लिये 
आया हैः क्योंकि छोकदृश्मि वह शरीरधारी ही दीखता है । 

दूसरे अध्यायके तेरहवें ओर उनसठवें इत्रोकर्मे देहिन” पद, तीसरे 
अध्यायके चालीस आर चोदहवे अध्यावफे पॉचव तथा सातवें इलोकमें 
'देहिनम? पद, आठवें अध्यायके चोथे इलोकमें “देहमतामः पद, चौदह 
अध्यायके चोंदइवं इलोकर्मे 'देइभत्‌? पद, सन्रहवें अध्यायके दूसरे इलो 3 
देहिनाम्‌? पद्‌, चोदहवें अध्यावके आठवें इलोकमें “सवंदेदिनाम्‌? पद्‌ और 
अठारहवे अध्याये ग्यारहवें इलोकमे 'देहभ्ृता’ पद सामान्य देहाभिमानी 
पुरुषोके ल्यि हदी प्रयु हुए ह । 


, प्र 
स्छोक ६ | गीताका भक्तियोग 

हि १ शाख- 
भावाथ-— 


अऽनने इसी अच्यायके प्रथम इत्रेकनें ( ग्यारह अन्याः 
पचपनः इलोकको लक्ष्य करके ) “एवं सततयुक्ता थे! पदोसे जिनके 
विषयमें प्रश्‍न किया था, उन अपने अनन्यप्रेमी समुग-उपासकों के 
विषयमें भगवान्‌ यहाँ ( निगुग उपासक्ोसे भिन्न ) तोन वाते 
चतलाते हें--- 

( १ ) केवल मुझसे ही सम्बन्ध रखनेसे समुणोपासक मेरे 
~ © NN ७७ 
लिये ही सव कम करते हैं | 

(२ ) मुझे ही परमश्रे्ठ और परम प्रापगीय मानकर बे मेरे 
डी परायण रहते हैं । 

( ३ ) मेरे अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुमें आसक्ति न रहनेके 
कारण वे अनन्यमावसे नित्य-निरन्तर मेरा हो ध्यान-चिन्तन करते हुए 
मेरी उपासना करते हैं । 

क्र = ~ ७.2 ~ 

ग्यारहव अध्यायके पचपनव इलोक्रमें भगवानूने अनन्य भक्तके 

ऊक्षणोंमें तीन विव्यात्मक ( 'मत्कर्मकत्‌", 'मत्परमः' और मद्भक्त?) 

और दो निपेधामक ( "सङ्गवर्जितः और “निर्वैर/ ) पद दिये है । 
उन्हीं पदोंका अनुवाद इस ३शरेकमें इस प्रकार हुआ है--- 

( १ ) "सर्वाणि कमाणि अचि संन्यस्य’ पदोसे “नत्कर्मकत्‌' 
की ओर लक्ष्य है । 

(२ ) “मत्पराः पदसे “मत्परमः का संकेत हे । 


~ es क 
( ३ ) 'अनन्येनेव योगेन? पर्दोमि “मद्भक्त? का लक्ष्य है । 


५६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


( ४ ) “अनन्येनेब योगेन'का तात्य यह दवै कि भगवानमें 
ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके कारण उनकी अन्यत्र कहीं आसक्ति 
नहीं होती; अतः वे “लङ्गवजितः हैं । 

( ५ ) अन्यमें आसक्ति न रहनेके कारण उनके मनर्मे किसीके 
प्रति भी वैर, द्वेष, क्रोध आदिका भाव नहीं रद्द पाता; इसलिये 
“निरः? पदका भाव भी इसीके अन्तगत आ जाता है । परंतु 
भगवानने इसे महत्त्व देनेके छिये आगे तेरहवें त्रेकर्मे सिद्ध भक्तोंके 
ढक्षणेमि सबसे पहले “यदे पदका प्रयोग किया है (अतः साथकको 
किसीमें किश्चिन्मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिये ) । 

अन्वय--- 

तु, ये, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, अनन्येन) योगेन, 
साम्‌) एव; भ्यायन्तः, उपासते ॥ ६ ॥ 

पद-व्याख्या-- 


तु-इनसे भिन्न । 

अब यहाँसे निगुणोपासनाकी अपेक्षा सगुणोपासनाकी सुगमता 
बतलानेके लिये प्रकरण-भेद करते हैं । 

ये—जो । 

थे! पद यहाँ सगुण-उपासकोके लिये आया है । 

सवीणि कमौणि--सम्पणे कर्मोको । 

यद्यपि 'कर्माणिः पद खयं ही बहुवचनान्त होनेसे सम्पूण 
कर्मोंका बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर 
मन, वाणी, शरीरसे होनेवाले समी लौकिक ( शरीर-निर्वाह और 


| स्होक ६] शीताका भक्तियोग प 


' आजीतरिका-सम्बन्धी ) एवं पारलौकिक ( जप-ध्यानसम्वन्धी ) शाख- 
विहित कमोंका समावेश किया गया है ।# 
| मयि संन्यस्य--मुझमे अपण करके । 
इस पदसे भगवानका आशय क्रियाओंका खरूपसे त्याग 
` करेका नहीं है; क्योंकि एक तो खर्पसे कर्मोका त्याग 
' सम्भव नहीं (गीता ३ । ५; १८। ११) | दूसरे, यदि सगुणो- 
पासक मोहपूर्वक शास्त्रिद्दित क्रियाओंका खरूपसे त्याग करता है, तो 
उसका यह त्याग “तामस! होगा ( गीता १८। ७) और यदि 
दुःखरूप समझकर शारीरिक क्लेशके अयसे वह उनका त्याग करता 
है, तो यह त्याग 'राजसः होगा (गीता १८।८)। अतः इस 
शिसे त्याग करलेपर कर्मोसे सम्बन्ध नहीं छूठेगा । कर्म-वन्धनसे 
मुक्त होनेके लिये यह अत्यावश्यक है कि साधक कमेमिं ममता, आसक्ति 
और फलेच्छाका त्याग करे; क्योंकि ममता, आसक्ति और फल्छ और फलेच्छासे 
किये गये कर्म ही बनवाल होते हैं; कम खरूपतः कमी मबुप्पको 
नहीं बाँपते । _ बाधते 
यदि साधकका लक्ष्य भगवत्माति होता है, तो वद पदायोकी 
इच्छा नहीं करता, और अपने-आपको भगवानका समझनेके कारण 
उसकी ममता शरीरादिसे हटकर एक भगवातमे ही हो जाती है । 


उ यत्करोषि यदश्नासि यज्युहोषि ददाति यत्‌। 


वत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 
( गीता ९। २७ ) 


है अर्जुन | तू जो कर्म करता हे, जो खाता है, जो हवन करता २, 
च ३ क्र 
जो दान देता दै और जो तप करता हँ, वह सव मेरे अर्पण कर ॥ 


प्ट गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 
स्वयं भगवान्‌के अर्पित होनेसे उसके सम्पण कम भी भगवदर्पित हो 
जाते हैं | “सवाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा” पोका संकेत 
इसी अर्पणकी ओर है |# 

भगवानके लिये कमे करनेके विषयमें कई प्रकार हैं, जिन्हें 
गीतामें “दर्पण कमै, “दर्थ कर्म और भत्कम! नामसे कहा 
गया है । 

१--भदर्पण कम! उन कर्मोको कहते हैं, जिनका उद्देश्य पहले 
कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कमे करनेके वाद उन्हें 
भगवानके अपण कर दिया जाय । 

२--मदर्थ क्म’ वे कम हैं, जो प्रारम्भसे ही भगवानके छिये 
किये जायँ अथवा जो भगवत्सेवारूप हों | भगवत्प्राप्िके लिये कम 
करना, भगवानकी आज्ञा मानकर कमे करना और भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये कम करना--ये सभी भगत्रदर्थ कमे हैं । 

३-भगवानूका ही होकर भगवानूके छिये सम्पूर्ण लौकिक 


# तीसरे अध्यायके तीस इलोकर्मे 'आध्यात्मचेतसा मयि सवीणि 
कर्माणि संन्यस्य? पदोंसे, पाँचवें अध्याये दसवें शलोक ध्रह्मण्याघाय 
कर्माणि? पदोसे, नवें अध्यायफे अद्डाईसवं इलोकमे 'संन्यासयोगयुक्तात्माःपद- 
से, ग्यारहवें अध्यायके पचपनवे श्डोकम “मत्कर्मकृत्‌? पदसे, इसी अध्यायके 
दसवें उल्लेकर्मे “मत्कर्मपरमो भव? एवं 'मदर्थमपि कर्माणि कुर्वनः पर्दोसे, 
अठारहवें अध्यायके सत्तावनवें इलोकमें “चेतसा सर्वकर्माणि मवि संन्यस्यः 
पदोंसे और छाछठवें इलेकमें “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्यः पदेसि कहीं भी 
भयवानने खरूपसे कर्मोके त्यागकी वात न कहकर उनके आश्रयके त्यागकी 
बात ही कही है। 


स्होक ६] गीताका भक्तियोग प, 


( व्यापार, नौकरी आदि ) और भगवत्सम्बन्धी ( जप, ध्यान आदि ) 
कर्मोको करना भत्कमः है । 

वास्तवमें कम कैसे सी किये जायें, उनका उद्देश्य एकमात्र 
भगवत्पराप्ति ही होना चाहिये | 

जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओंको भगवानूके अपण करके 
कमवन्धनसे मुक्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञानयोगी क्रियाओंको प्रकृतिसे 
हुई समझकर अपनेको उनसे सवथा असङ्घ और निर्लित अनुभव 
करके कमबन्धनसे मुक्त होता है । 

उपयुक्त तीनों ही प्रकारों ( मदर्पण-कम, मदर्थ-कर्म, मत्कम )- 
से सिद्धि प्राप्त करनेवाले सावकका कमेसि किद्चिन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं रहता; क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कतृत्वाभिमान है और 
न पदार्थोमिं और शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियमें ममता ही है । जव 
कम करनेके साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, 
फिर कमेमिं ममता हो ही कैसे सकती है ! इस प्रकार कर्मोंसे सथा 
मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है । सिद्ध पुरुषोंकी क्रियाओका 
खतः ही समर्पण होता है और साधक पूणे समपेणका उद्देश्य रखकर 
चैसे ही कर्म करनेकी चेटा करता है । 

सत्पराः--मेरे परायण हुए । 

परायण होनेका अर्थ है--भगवानूको परमपूज्य और समे 
समझकर भगवानके प्रति समपण-भावसे रहना । सवया भजत 
परायण होनेसे सगुग-उपासक अगने-आपक्ो भपत्रात्‌का यत्न सामना 
है । अतः शुभ क्रिवाओंको वह भगवावूके द्वार कखावा ४८ २7 


६० भीताका भक्तियोग [ २० १२ 


है एवं संसारका उद्देश्य न रहतेके कारण उसमें भोगोंकी कामना 
नहीं रहती और कामना न रहनेके कारण उससे अशुभ क्रियाएँ होती 
दी नहीं ।# 

अनन्येन योगेन--अनन्ययोगसे अर्थात्‌ अनन्यभक्तिसे । ह 

इन पदोंमें इ४-सम्बन्धी और उपाय-सम्त्रन्वी--दोनों प्रकारकी : 
अनन्यताका संकेत है अर्थात्‌ उस साधकके इष्ट भगवान्‌ ही हैं; 
उनके सिवा अन्य कोई भजनेयोग्य उसकी इश्टिमें है ही नहीं ओर 
उनकी प्रापिके छिये आश्रय भी उन्हींका है । वह भगवत्क्पासे ही 
साधनकी सिद्धि मानता हैं, अपने पुरुषाथ या साधनके वळसे नहीं । 
वह उपाय मी भगवानको मानता है और उपेय भी ।| 

माम--मुझ सगुगरूम परमेखरकी । 

पब--ही | 

# दूसरे अध्यायफे इक्रसठवें इलोकर्मे, छठे अध्यायके चौदइवे 
इलोकर्मे ओर अठारहवें अध्यायके सत्तावनचें इलोकमे 'मत्परः' पदसे, नवें 
अध्यायके चोंतीसवें इलोक्रमें 'मत्परायणः? पदसे तथा ग्यारहवें अध्यायकै 
पचपनचें श्लोक्रमें "मत्परमः, पदसे और इसी ( वारहवें ) अध्यायके बीसवे 
इलोकर्मे 'मत्पमरमाः? पदसे भगवत्परायणताका ही निर्देश किया गया है | 

1 आठवे अध्यायफे चोदहवें श्‍लोकर्मे अनन्यचेता पद्से और 
बाईसबै शलोकर्मे 'अनन्यया? पदुसे; नवे अध्यायके तेरहवें शलोकर्मे 
“अनन्यमनसः? पद्से और तीसबै इलोकमें अनन्यभाक्‌? पदसे, तेरहवें 
अध्यायफे दसवें इलोकमें अनन्ययोगेन? पदसे, चोदहनें अध्यायके छन्वीसवें 
इोकमें 'अव्यमिचारेण भक्तियोगेनः पदोंसे तथा पंद्रहवे अध्यायफे 
उन्नीसवे इलोकर्मे 'भजति मां सर्वभावेनः पदोंसे अनन्यभक्तिकी ही 
अभिव्यक्ति हुई है । 


रोक ७] गीताका भक्तियोग ११ 


ध्यायन्त+--( अनन्यप्रेम होनेके कारण ) निरन्तर मरिग्तग 
करते हुए । 
उपासते--उपासना करते हैं । 
वे भक्त एक परमात्माका ही लक्ष्य, ध्येय रखकर जप-घीतन 
आदि करते हैं ॥ ६ ॥ 
इलोक--- 
तेपामहं समुद्धतो झत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ सय्दावेशितचतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-- 
पिछले इलोकमें भगवान्‌ने अपने अनन्यमेमी भक्तांक जो लक्षण 
बतलाये हैं, उन सत्रका समाहा प्रस्तुत श्लोकमें 'भय्यावेशितचेतसाम? 
( मुझमें चित्त लगानेवाळे ) पदसे किया गया है. । ग्यारहवे अध्यायके 
पचपनवें ३लोकमें भगवानने अनन्यभक्तिके फलका वर्गन “मामेति” 
( मुझे प्राप्त होता है ) पदसे किया था । यहाँ भगवान्‌ न्‌ एक विशे 
बात कहते हैं कि में अपने प्रेमी भक्तोंको विव्न-वाघाओंसे वचाते हुए 
उनका मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेवाला वन 
जाता हूँ । 
सन्बय--- 
पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌, तेपाम्‌; भएम्‌ : खत्युसंसारसागरात्‌- 
नचिरात्‌, समुद्र्ता, भवामि ॥ ७॥ 
पद-न्यारया 
€ ° 
पाथे-हे अजुन ! 
© र, 
पृथा ( कुन्ती ) का पुत्र होनेसे अजुनका एक नाम “पाध? नी 
है। 'पाय? सम्बोधन भगवान्‌की अजुनके साथ प्रियता और घनिष्टतावा 


"देश गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


द्योतक है । गीतामें भगवातने अडतीस बार “पाथ” सम्बोधनका प्रयोग 
किया है । अजुनके अन्य सभी सम्बोधनोंकी अपेक्षा पा? सम्बोवनका 
प्रयोग अधिक हुआ है । इसके वाद सबसे अविक प्रयाग “कोन्तेय 
सम्बोधनका हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुळ चोवीस बार इई है । 
मगवानूको अजुनसे जब कोई विशेष त्रात कहनी होती है या 
कोई आइवासन देना होता है या उसके प्रति भगवानका ब्रिशेमख्पसे 
प्रेम उमड़ता है, तब भगवान्‌ उन्हें 'पाथः कहकर पुकारते हैं । इस 
सम्बोधनके प्रयोगसे मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ 
( पथा--कुन्ती ) के छड़के तो हो ही, साथ-ही-साथ मेरे प्यारे भक्त 
और सखा भी हो (गीता 9 1३ ) । अतः में तुम्हें विशेष 
गोपनीय बातें बतळाता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ, सत्य तथा 
केवळ तुम्हारे हितके लिये कहता हूँ । 
प्रस्तुत इ्लोकमें पार्थ? सम्बोधनसे भगवान्‌ विशेषरूपसे यह 
लक्ष्य कराते हैं कि अपने प्रेमी भक्तोंका में खयं तत्काळ उद्धार कर 
देता हूँ | यही नहीं, भगवान्‌ अपने भक्तोका उद्धार करनेमें बहुत 
प्रसन्न होते हैं । 
गीतासें विभिन्न खलोंपर आये 'पार्थ' सम्बोधन 
एवं उसको विशेषताएँ 
अध्याय-सलोक “पार्थ? सम्बोधनकी विशेषता 
१-२५ अजुनके अन्तःकरणमें अपने आत्मीय जनोंके प्रति जो मोह 
विद्यमान था, उसे जाग्रत्‌ करनेके छिये भगवानद्वारा 
अलुनको सवप्रथम “पाथ? नामसे सम्बोधित करना 
( कोटुम्विक सम्बन्धमात्र खी जातिसे ही होता है ) । 


न्छोक७] 


२-५५ 


२-७२ 
२-१६ 
२--२२ 


३-२३ 


AU 


गीताका भक्तियोग ६ 


पृथा ( कुन्ती ) के सन्देशकी स्मृति दिलाकर अजुनके 

अन्त:करणमें क्षत्रियोचित बीरताका भाव जाग्रत 

करनेके लिये । 

आत्माके नित्य ओर अविनाशी खरूपकी ओर विशेष- 
रूपसे लक्ष्य करानेके लिये। 

कतेव्यकी स्मृति दिलानेके डिये | 

कमयोगके साधनकी ओर लक्ष्य करानेके लिये ( भगवान्‌ 

अजुनको कर्मयोगका अधिकारी मानते हैं । इसीलिये 

उन्होंने पहले कर्मयोगका उपदेश दिया )। 

कमयोगमें मुख्य राधा सकामभावकी है | इसे हटानेके 
उदूदेश्यसे इसकी हानियोकी ओर अजुनका ध्यान 

आकृष्ट कराकर कमयोगकी पुष्टि करनेके लिये । 

कमयोगमें निष्काममावसे बुद्धि खिर हो जाती है-- 

इस ओर लक्ष्य करानेक लिये । 

निष्कामभावसे युक्त साधककी ब्रत्ममें ही स्थिति 

( सांख्ययोगका अनुष्ठान किये त्रिना ) होती है 
तळानेद; लिये 


अपने कतः्यका पालन न करनेमें कितना दोप हु; 
यह समझानेके डिये ल्यि। 

अपना उदाहरण देकर भगवान्‌ अन्दय-मुखसे वतव्य- 
पालनकी आवर्यकताकी ओर ध्यान दिलाते हैं । 
बिड्ति-कर्मोको सावधानीपूदक न करनेसे कितनी हादि 
होती है, इसे व्यतिरेक-मुखसे वतत्त्रनेके थिये । 


६४ 


४-११ 
४-२२३ 


६-४० 


७--१ 


७--१० 


गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


अपने खभावका रहस्य बतलानेके छिये | 

तत््वज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर कुछ भी करना, पाना 
और जानना दोष नहीं रहता, इस महत्त्वपूण स्थितिकी 
ओर ध्यान दिलानेके लिये । 

अत्यधिक घत्ररायें हुए अजुनको आश्वासन देते हुए एवं 
बड़े प्यारसे धेये बँधाते हुए भगवान्‌ उन्हें 'पा्थ? और 
तात? कहकर पुकारते हैं ( “तात? सम्बोधन गीतामें 
केवळ इसी जगह आया है ) । 

समप्ररूमकी बिशेषता बिना पूछे ही इपापूर्वक 
बतलाते हुए । 

मैं ही सब प्राणियोंका कारणरूप बीज हूँ, ऐसा अपना 
विशेष महत्त्व बतलानेके लिये । 


अन्तकालीन गतिके वित्रयमें अजुनके प्रश्‍नपर आठवें अध्यायका 
प्रारम्भ हुआ । अजुन अपने प्रश्नका उत्तर घ्यानप्रवक सुनें, इसल्यि 
आठवें अध्यायमें ही “पार्थ? सम्बोधनका पाँच बार प्रयोग हुआ है । 


८-१९ 


अन्तकालीन गति भगवान्‌में ही हो--इस ओर लक्ष्य 
क्रानेके लिये । 


अनन्य प्रेमी भक्तोंको अपनी सुलमताकी ओर लक्ष्य 
क्रानेके लिये ( “सुलभ? शब्द गीतामें एक ही बार 
यहाँ आया है ) । 

जवतक भगवत्माप्ति नहीं होगी, तवतक जन्म-मरणरूप 


बन्धन रहेगा ही--इस वातकी ओर ध्यान 
दिळानेके लिये । 


इलोक ७] 
८-श२ 


८-रे ७ 
१-१३ 


९--२२ 


१०-२४ 


११-५ 


१२-७ 
१६-४ 


१६-६ 


गोताका भक्तियोग द 


जन्म-मरणरूप वन्धनसे छूटनेके लिये अनन्य भक्ति ही 
सरल उपाय है---यह समझानेके लिये । 

शुक्र और कृष्ण-मार्गफो जाननेसे निष्काममात्रकी प्राप्ति 
सहज ही हो सकती है--यह वतलानेके छिये । 
सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा साधककी विलक्षणता 
बतछानेके लिये | 

शरण होनेपर अनेक जन्मोंके पापीका भी उद्गार कर देता 
हँ---शरणागतिके इस महत््वकी ओर ध्यान आक्कष्ट 
करानेके लिये । 

मनुष्योमें बुद्धिकी श्रेष्ठता वतलानेके छिये । 

बृहस्पतिजी देवताओंके गुरु और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं। 
उन्हें अपनी बिभूति वतळाकर चुद्धिकी श्रेष्ठताका 
निरूपण करते हैं । 

किसी मी उपायसे जिस विश्वरूपके दशन नहीं हो 
सकते ( ११ । ४८), केवळ कृपासे उसके दशन 
कराते हुए अजुनको 'पाय! नामसे सम्बोधित करते है । 
इसका भाव भावाथमें दिया जा चुका है । 

आसुरी सम्पत्तिका संक्षेपसे वणन करते हुए उससे 
सावधान करनेके छिये । 

विस्तारसे आसुरी सम्पदाका खरूप वतलानेके दिये; 
क्योंकि सावकके लिये आसुरी सम्पदाका त्याग करना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


गी० भ० ५-६-- 


६६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


१७-२६ अजुनको सत्‌ ( परमात्मा) की ओर लक्ष्य करानेके 

य ओर . चळनेसे सभी कम 
समी भाव सदभाव हो जाते हैं, यह वतलानेके लिये । 

१७-२८ श्रद्वासहित कर्म करना ही दैवी सम्पदा है, इस ओर 

लक्ष्य करानेके ल्यि | | 
गीताके अठारहवें अध्यायमें सभी पूववर्ती अध्यायोंके समस्त 

उपदेशोका सार होनेसे भगवानूने आठ वार धाथ? सम्बोधनका प्रयोग 

किया है | 

१८-६ कमयोगकें वित्रयमें अपना तिंश्रत क्रिया हुआ उत्तम 
मत बततलानेके लिये | 

१८-३० (/सात्तिक बुद्धि धारण करनेके लिये ( जितने काम 
होते हैं, बुद्धिके प्रकाशसे ही होते हैं । अतः साधकको 
चाहिये कि हर समय अपनी बुद्विको सात्विक ही 
रखनेका प्रयास करे ) | 

१८-३१ राजसी बुद्धिका त्याग करानेक्र छिये । 

१८-३२ तामसी बुद्धिका त्याग करानेके छिय | 

१८-३३ | सात्विक धृति धारण करानेके लिये ( सात्विक धृति--- 

है विवेकमें दृढ़ रहना साधकके छिये विशेषरूपसे 

आवश्यक है । अतः साधकको चाहिये क्रि हर समय 
सात्त्विक धृति धारण करनेका प्रयास करे ) । 

१८-३४ राजसी धृतिका त्याग करानेके खिये । 

१८-३५ तामसी धृतिका त्याग करानेके लिये । ( प्रत्येक कायको - 

करनेसे पहले उसे अच्छी प्रकारसे समझना, फिर उसे 


स्छोक ७] गीताका भक्तियोग ६७ 


थैयपूवक अर्थात्‌ उकताये विना करना--बुद्धि एवं 
घृतिका क्रमशः विवेचन करनेका यही तातर्य है । 
ज्ञानयोगक्रे साधनमें सात्विक बुद्धि एवं धृतिकी विशेष 
आवश्यक्ता है ) । 

१८-७२ उपदेशके अन्तिम इलोकमे प्रायः सम्बोधन देकर 
अञ्चुनकी स्थिति जाननेके लिये सबज्ञ होते हुए भी 
भगवान्‌ प्रश्‍न करते हैं कि तुमने मेरे उपदेशको 
ध्यानपृवक सुना कि नहीं १ यदि मेरे उपदेशको 
ध्यानपूवक सुना है, तो तुम्हारा मोह अवश्य ही नष्ट 
हो जाना चाहिये। 

सयि आवेशितचेतसाम्‌ तेपास्‌--मुझमें चित्त छगानेवाले उन 
प्रेमी भक्तोका । 

जिन साधकोंका लक्ष्य, उद्देश्य, व्येय भगवान्‌ ही वन गये हैं, 
और जिन्होंने भगवानूमें ही अनन्य प्रेमपूवक अपने चित्तको लगा 

दिया है तथा जो खयं भो भगवानूर्मे ही लग गये हैं, उन्हींके लिये . 

यह पद आया है । 

अहम--मैं । 

मत्युसंसारखागरात्‌--मृत्युरूप संसार-समुद्रसे । 

जैसे समुद्रमें जठ-हो-जळ होता है, वैसे ही संसारमें मृत्यु-दी- 
मृत्यु है । संसारमें उत्पन होनेवाळी कोई भो वस्तु ऐसी नहीं है, जो 
कसी श्षणनरके लिये भी मृत्युके थपेडोसे बचती हो अर्थात्‌ उत्पन्न 
होनेवाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मृत्युकी ओर ही जा रही है] 
इसलिये संसारको 'मृत्यु-संसार-सागर' कहा गया है । 


६८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


मलुष्यमें खभावत; अनुकूल ओर प्रतिकूळ---दोनो दृत्तियाँ 
रहती हैं । संसारकी घटना, परिस्थिति तया प्राणी-पदार्थोमे अनुकूल- 
प्रतिकूल वृत्तियाँ राग-द्रेष उत्पन्न करके मनुष्यको_संसारमे बाँध देती 
हैं ।# यहाँतक देखा जाता है कि साधक भी सम्प्रदाय-विशेष और 
संत-विशेषमें अनुकूळ-प्रतिकूळ भावना करके राग-द्ेषके शिकार वन 
जाते हैं, जिससे वे संसार-समुद्रसे शीत्र पार नदीं हो पाते । कारण 
कि तत्त्वको चाहनेवाळे साधकके डिये साम्प्रदायिकताका पक्षपात बहुत 
बाधक है । सम्प्रदायका मोहपूबक आग्रह मलुष्पको वधता है । 
गीतामें भगवानूने स्थान-स्थानपर इन इन्द्रां (राग ओर द्वेष ) से मुक्त 
होनेके लिये विशेष जोर दिया है ॥॥. 

यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलता भगवानूमें कर ले 
अर्थात्‌ एकमात्र भगवान्‌से ही अनन्य प्रेमका सम्बन्ध जोड़ ले और 
सारी प्रतिकूलताएँ संसारमै कर ले अर्थात्‌ संसारकी सेवा करके 
भचुकूलताकी इच्छासे विमुख हो जाय, तो वह इस संसार-बन्धनसे 

% इच्छाद्वपसमुत्यने इन्द्रमोहेन. भारत | 

सर्वंभूतानि सम्मोहं सगै यान्ति परंतय ॥ 
( गीता ७ । २७ ) 
हे भरतवंश्ी अर्जुन ! संसारमै इच्छा और द्वेपसे उत्पन्न सुख- 
दुःखादि इन्द्ररूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अशनताओ प्राप्त हो 
रहे हैं|? 

न उदाहरणार्थ--'निद्दन्द ( ९ ४५ ) “निढदन्दो हि महाबाहो! 
(८॥ ३ ); ते इन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ( ७ । २८ ); दन्हेबिमुक्ता? 
(, १५ । ५ » “न देश्यकुशले कर्म कुशल नानुपज्जतेः ( १८ | १०) 
प्रागद्वेषी न्युद्स्य चः ( १८] ५१ )। 


लछोक ७] गीताका भक्तियोग ६९ 


© = संसारमै ८. 
अतिशीप्र सववा मुक्त हो सकता है । संसारमै अनुकूल और प्रतिकूल 
वृत्तियोका ही रखना संसारमै वॅधना है । 


जीन परमालाका ही अंश है; परंतु उसने प्रकि बर्बाद 
शरीरसे अपना सम्बन्ध मान रखा है । चेतन परमात्माके अंश एवं 
जड़ प्रकृतिके सम्बन्धसे ही जीवमें “अहंभाव' अर्थात्‌ 'मैंपनः होता 
है | जीवने भूलसे अपना सम्बन्ध शारीरके साथ अत्यन्त घनिष्ठतासे 
जोड़ लिया, जिससे वह अपनेको “शरीर मैं हूँ एवं शरीर मेरा है?--- 
ऐसा मानता है । शरीरादि पदाथेमिं अहंता और ममता करके वह 
संसार-बन्धनमें बंध जाता है । प्रकृतिके काय संसार, शरीर आदिसे 
किसी मी प्रकारका सम्बन्ध जोड़ना ही जन्म-मरणका हेतु है ।% 
यदि साधक विचारपूर्वक 'मैंपन'के आधार परमात्माको ठीक-ठीक 
समझकर ( कि मैं? ( अहं ) प्रकृतिका काय है और मैंपनका आधार 
वास्तविक सत्ता परमात्मा है । ) अहंकाररहित हो जाय अर्थात्‌ अपर्न 
मानी हुई सत्ताका अभाव कर दे तो सुगमताप॒वक संसारसे मुक्त होकर 
कृतकृत्य हो सकता है | 


परमात्माका अंश होनेके कारण जीव परमात्मासे अमिन्न है 
एवं जड़ प्रकृतिके अंश शरीरादिसे सवया मित्र है; किंतु मूलसे 
शरीरके साथ भमें?का सम्बन्ध जोड़ लेनेसे जीवको परमात्माके साथ 
स्वतः रद्दनेवाली अपनी अभिन्नता एवं जड़ प्रकृति ( शरीरादि ) के 

# कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मतु ॥ (गीता १३1 २१ ) 

धगुणोंका सद्ध ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोम जन्म रेनेका 
कारण है ९ 


७० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


साथ खतः रहनेवाली मिन्रताकी त्रिस्मृति हो जाती है ।' यदि वदद 
इस विस्मृतिको हटाकर परमात्मामें अपनी खतःसिद्ध अभिन्नताकां 
अनुभव कर छे तया जड़-नाशवान्‌ प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर 
एवं संसारसे ( जिसके साय “स्वयं! का सम्बन्ध कमी हुआ नहीं, है 
नहीं और होना सम्भव ही नहीं, केवळ मूलसे ही जीवने सम्बन्ध 
मान रखा है ) माने इए सम्वन्धको छोड दे, तो इस मृत्यु-संसार- 
सागरसे सदाके लिये सहज ही मुक्त हो सकता है [# 


# यीताके निम्नलिखित पदॉर्मे भी मृत्यु-संसार-सागरकी ओर संकेत 
किया गया है--दूसरे अध्यायके उनतालीसवें इलोकमें “कर्मवन्धम्‌? पद 
जन्म-जन्मान्तरमे क्रिये हुए शुभ-अशुभ कर्माफे संचित संस्कार-समुदायका 
वाचक हे । जवतक कर्मोक्रा बन्धन है, तवतक मनुष्य आवागमन-चक्रसे 
नहीं छूट सकता | इसलिये संसारको 'कर्मवन्धम्‌? कहा गया हैं। दूसरे 
अध्यायके ही चालीस इलोकमे “महतो भयात्‌? पद जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयका वोधक होनेसे 'मृत्यु-संसार-सागरशके अर्थम ही आया दै, और पचासवें 
इलोकमे “सुकृतदुष्कृते? पदसे, नवें अध्वावके अद्टाईँसवें इलोक्रमें 'झुमाशुम- 
फले/ वा 'कर्मेवन्धनेः? पदोसे एवं अद्वारहवें अध्याये वारहवें इलोकमें 
“अनिष्टमिष्टे मिश्री" "° फलम्‌? पदोसे मृत्यु-संसार-सागरका ही लक्ष्य 
कराया गया है; क्योंकि बहीं गिरकर अर्थात्‌ संसारमै जन्म लेकर ही जीव 
कर्म-समुदायफे फलरूप पाप-पुण्योंक्रो भोगता दे | चौथे अध्यायके सोलइवे 
इलोकमै तथा नवें अध्यायके पहले इलोकमें “अझ्ुभात्‌? पद मृत्यु-संसार- 
सागरके अर्थम ही आया है; क्योंकि संसारका वन्धन ही अशुभ है । आठवें 
अध्यायके पंद्रहवें इलोकमें 'दुःखालयम्‌ अशाश्वतमः पदोसि संसारका ही 
बोध कराया गया है । जसे ओपधाळ्यमं औषध ही होती है, वेसे ही संसारमै 
दुः्ख-ही-दुःख दै; अतः संसार “दुःखालयः है तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील 


न 0 0 र डि 


न्छोक ७] गीताका भक्तियोग ७१ 


नचिरात्‌ ससुद्धती भवामि--शीत्र ही सब प्रकारसे उद्धार 
करनेवाळा होता हुँ । 


भगवावका यह सामान्य नियम हैं कि जो जिस भावसे उनका 
भजन करता है, उसी भावसे भगवान्‌ भी उसका भजन करते हैं--- 
थे यथा माँ पचन्ते तांस्तयेव भजाम्यद्म! ( गीता ४। ११ )। 
अतः वे कहते हैं कि यद्यपि में सबमें समभावसे खित हॅ---'समो हं 
सर्वभूतेयु' ( गीता ९ । २९ ), तयापि जिनका एकमात्र प्रिय में हूँ, 
जो मेरे छिये ही सम्प्रण कम करते हैं, और मेरे परायण होकर नित्य- 
निरन्तर मेरे ही ध्यान-जप-चिन्तन आदिमें लगे रहते हैं, ऐसे भक्तोंका 
में खयं सम्यक्‌ प्रकारे उद्धार करता हुँ ॥ ७॥ 


नालामा? 


होनेके कारण “अश्ाश्वतः दै । नवें अध्यायके तैँतीसवे इलोकमें "अनित्यम्‌ 
असुखम्‌ लोकम्‌? पदोसे भी संसारका ही बोध कराया गया है । संसार सदा, 
नित्य नहीं रहता, इसलिये उसे “अनित्य? कहा गया है । भोगमि सुखकी 
प्रतीति होते हुए भी वास्तवमें उनमें सुख नहीं है अर्थात्‌ संतारमे कहीं सुख 
है ही नहीं, इसलिये इसे प्यसुखम? कह्दा गया दै । 


कः इस पदके अन्तर्गत भगवानके ये भाव भी समाहित समझने 
चाहिये कि वह सगुणोपासक मेरी कृपासे साधनकी सव विप्न-याधाओको 
पार करके मेरी छपासे ही मेरी प्राप्ति कर लेता हे (गीता १८ । ५६-५८ ), 
साधनकी कमीको पूरा करके में उसे अपनी प्राति करा देता हूँ ( गीता 
९ | २२ ), उन्हें अपने समग्ररूपको समझनेकी शक्ति देता हूँ ( गीता 
१० | १० » उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ तच्वशानसे उनके अदान- 
जनित अन्धकारका नाश दर देता हूँ (गीता १० । ११) ओर उन्हें 
सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्त कर देता हूँ ( गीता १८ । ६६ ) | 


७२. गीताका भक्तियोग पृ भ० १२ 
: . , सम्बन्ध-- 

भगवानूने दूसरे श्लोकमें सगुण-उपासकॉको श्रेष्ठ योगी 
बतलाया तथा छठे और सातवें श्लोकमें यह वात कही कि ऐसे 
भक्तोका मैं झीघर उद्धार करता हैँ । इसलिये अब भगवान्‌ अर्जुनको 
ऐसा श्रेष्ठ योगी बननेके लिये आठवें छोकमें समर्पणयोगरूप साघनका 
वर्णन करके नर्वे, दसवें और ग्यारहवें छोकमें क्रमशः अम्यास- 
योग, भगवदर्थ कमं और सर्वकर्मफ़लत्यायरूप साधनोंका वर्णन 
करते हैं | 

इलोक--- 
मय्येव मन आधत्स्व मयि वुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ॐर्ध्वं न संशयः ॥ ८॥ 
भावार्थ-- | 

भगवान्‌ अजुनको आज्ञा देते हुए कहते हैं कि तू मन-बुद्धिको 
संसारके किसी प्राणी-पदार्थमें न ळगाकर मुझमें ही लगा । इस प्रकार 
मन-बुद्धि सवथा मुझमें लगानेसे तू उसी क्षण मुझे ही प्राप्त होगा, 
इसमें कोई संशय नहीं । 

बुद्धिको भगवानूमें लगानेका अथ यह है कि बुद्दिमें 'भगवान- 
को ही प्राप्त करना है? ऐसा निश्चय रहे और मनको उनमें ळगानेका 
भाव यह है कि मनसे प्रेमपूवक भगवान्‌का ही चिन्तन होता रहे । 
तापय यह है कि मन-बुद्धि भगवानके ही हैं, मेरे नहीं--ऐसा दृढ़ 
` भाव बना रहे | मन-बुद्धिमें संसारका महत्त्व एवं संसारकी प्रियता 
रहनेके कारण भगवान्‌ अत्यन्त समीप होते हुए भी अति बूर प्रतीत 
होते हें । अपने-आप ( खयं? ) को भगवानके अपण कर देनेसे 


न्छोक ८] गीताका भक्तियोग ७३ 


(कि में केवळ भगवानका ही हूँ) मन-बुद्धि सुगमतासे खतः 
भगवानूमें ळग जाते हैं । ऐसे साधकको भगवानूकी स्मृति तो बनी 
ही रहती है, पर कमी मगवानकी स्मृति खरूपसे न रहनेपर भी 
उसका सम्बन्ध निरन्तर भगवानसे वना रहता है, वेसे ही अेसे पति- 
की स्मृति निरन्तर न रहनेपर भी ख्रीका सम्वन्ध पतिसे वना ही 
रहता है। 
अन्वय-- 

मयि, मनः, आधत्ख, मयि) एव, बुद्धिम्‌, निवेशय, अतः, 

इध्वम्‌) मयि, एव, निवसिष्यसि, ( अन्न, ) न, संशयः ॥ ८ ॥ 
पद-ब्याख्या 

मयि मनः आधत्स्व मयि एव बुद्धिम्‌ निवेशय-- 
मुझमें मनको ळगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा । 

भगवान्‌के मतमें वे ही पुरुप उत्तम योगवेत्ता हैं, जिन्हे 
मगवानूके साय अपने नित्ययोगका अनुभव हो गया है । सभी 
साधकोको उत्तम योगवेत्ता बनानेके उद्देश्यले भगवान्‌ अजुनको 
निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैँ कि मुझ परमेश्वरको ही परमश्रेष्ठ 
और परम प्रापणीय मानकर बुद्विको मुझमें लगा दे और मुझे ही 
अपना परम प्रियतम मानकर मनको मुझमें लगा दे | वास्तत्रमे मन- 
बुद्धिको भगवान्‌के समपण करना ही मनन्डुद्विको भगवानमें 
छगाना है । 

भगवानूमें हमारी खतःसिद्ध स्थिति ( नित्ययोग ) ह; परंतु 
भगवानूमें मन-बुद्धिके न लगनेक कारण हमें भगवानके साथ अपने 
स्वत:सिद्ध नित्य-सम्मन्धका अनुभव नहीं होता । इसडिये भगवान्‌ 


७४ गीताका भक्तियोग [ अ० १९ 


कहते हैं कि मन-बुद्धिको मुझमें ळगा, किर पू मुझमें ही निवास 
करेगा ( जो पहलेसे ही है ) अर्थात्‌ तुझे मुझमें अपनी खतःसिंद्ध 
स्थितिका अनुभव हो जायगा | 


मन-घुद्धि छगानेका तात्पय यह है कि अत्रतक मनुष्य जिस 
मनसे जड़ संसारमै ममता, आसक्ति, सुख-भोगकी इच्छा, आशा आदि- 
के कारण बार-बार संसारका ही चिन्तन करता रहा है एवं बुद्धिसे 
संसारमें ही अच्छे-बुरेका निश्चय करता रहा है, उस मनको संसारसे 
हटाकर भगवानूमें लगाये एवं वुद्धिके द्वारा दढ़तासे निश्चय करे कि 
“में केवळ भगवानका ही हूँ ओर केवळ भगवान्‌ ही मेरे हैं तथा मेरे 
लिये सर्वोपरि, परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान्‌ ही हैं । ऐसा 
दृढ़ निश्चय करनेसे संसारका चिन्तन और महत्त्व समाप्त हो जायगा 
ओर एक भगत्रान्‌के साथ ही सम्बन्ध रह जायगा । यदी मन-बुद्धिका 
भगवानूर्मे छगना है | 


मन-बुद्धि लगानेमें भी वुद्धिका लगाना मुख्य हे । किसी 
विषयमें पहले बुद्धिका ही निश्चय होता है ओर फिर बुद्रिके उस 
निश्चयको मन खीकार कर लेता है । साधन करनेमें भी पहले 
( उद्देश्य बनानेमें ) बुद्धिकी प्रधानता होती है, फिर मनको प्रधानता 
होती है । जिन पुरुषोंका लक्ष्य भगवत्प्रात्ति नहीं है, उनके मन-बुद्धि 
भी, वे जिस विषयमै लगाना चाहेंगे, उस विप्रयमें लग सकते हैं । 
उस व्रिषयमें मन-बुद्धि लग जानेपर उन्हें सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती 
हैं, किंतु ( भगवद्मात्तिका उद्देश्य न होनेसे ) भगवत्माति नहीं हो 
सकती । अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिसे यह दृढ़ निश्चय कर ले 


Tn 


मलोक ८] गीताका भक्तियोग ७५ 


कि मुझे भगवद्माप्ति ही करनी है |? इस निश्चयमें बहुत शक्ति है । 
ऐसी निश्चयाक्षिका बुद्धि होनेमै सबसे बड़ी वाघा है--भोग और 
संग्रहका सुख लेना | सुखक्री आशासे ही मनुप्पकी इत्तियाँ धन, 
मान-वड़ाई आदि पानेका उई बनाती हैं, इसलिये उसकी वुद्धि बहुत 
मेदोंवाळी तथा अनन्त हो जाती है ।% परंतु यदि भगवल्मापिका ही 
एक दृढ़ निश्चय हो, तो इस निश्चयमें इतनी पवित्रता और शक्ति हैं 
कि दुराचारी-से-दुराचारी पुरुपक्रो भी भगवान्‌ साधु माननेके लिये 
तैयार हो जाते हैं ! इस निश्चयमात्रक्े प्रभावसे वह शीत्र ही धर्मात्मा 
हो जाता है और सदा रहनेत्राळी परमशान्ति प्राप्त कर लेता है ।† 


मैं भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे है'---ऐसा निश्चय 
( साधककी दृश्मिं ) बुद्धिमें हुआ प्रतीत होता है; परंतु वास्तवमें 
ऐसा नहीं है! बुद्धिमें ऐसा निश्चय दीखनेपर भी साधकको इस 
बातका पता नहीं होता कि वह “खयं? पहलेसे ही भगवानूमें सित 
है | वह चाहे इस बातको न भी जाने, पर सत्य यही है । “खयं! 
भगवानूमें स्थित होनेकी अचूक पहचान यद्दी है कि इस सम्बन्धकी 


# व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च वुद्धयोञ्व्यवठायिनाम्‌ ॥ 
( गीता २ | ४१ ) 

औ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः | 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा झश्वच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(गीता ९1 ३१ ) 


७६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


कभी विस्मृति नहीं होती | यदि यह केवल वुद्धिकी बात हो, तो 
भूली भी जा सकती है, पर 'ें”पनकी वातको साधक कभी नहीं 
भूलता । जेसे, “में विवाहित हूँ? यह घुद्धिका नहीं अपि तु 'मैं-पनका 
निश्चय है । इसीलिये मनुष्प इस वातको कभी नहीं भूलता । यदि 
कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरुका शिष्य हूँ, तो इस 
सम्बन्धके लिये कोई अभ्यास न करनेपर भी यह निश्चय उसके भीतर 
अटळ रहता है । स्मृतिमें तो स्मृति रहती ही है, विस्मृतिमे भी 
सम्बन्धका अभाव नहीं होता; क्योंकि सम्बन्धका निश्चय “मैं!-पनमें 
है | इस प्रकार संसारमें माना हुआ सम्बन्ध भी जब स्मृति और 
विस्मृति दोनों अवस्थाओंमें अटल रहता है, तव भगवानके साथ जो 
सदासे ही नित्य-सम्बन्ध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है १ अतः 
झैं भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं?-.इस प्रकार 'मैं?-पन 
( खयं )को भगवानमें छग जानेसे मन-बुद्धि भी खतः भगवानमें 
लग जाते हैं । 

मन-बुद्रिमे अन्तःकरण--चत॒ष्टयका अन्तर्भाव है । मनके अन्तगत 

चित्त और बुद्धिके अन्तगत अहंकारका अन्तर्भाव है । मन-वुद्धि 
भगवानमें ल्गनेसे अहंकारका उदूगमस्थान “खयं! भगवातूमे लग 


जायगा और परिणामखरूप “मैं भगवानूका ही हूँ और भगवान्‌ ही 
मेरे हैं! ऐसा भाव हो जायगा । इस भावमें निर्विकल्प स्थिति होनेसे 


भैं?पन परमात्मामें लीन हो जायगा | 


मन-बुद्विको भगवान्‌के अर्पित करनेका उत्तम और श्रेष्ठ उपाय 
x © © ~ 
यह है कि साधक आतम्पवसे, पूण सरल्ताके साथ भगवानूसे प्रार्थना 


न्छोक ८] गीताका भक्तियोग ७७ 


करे कि “हे नाथ | मन, बुद्धि आदि अपने न होते हुए भी मैंने 
भूलसे इन्हें अपना मान लिया ( यदि ये वास्तवर्मे मेरे होते, तो इनपर 
"मेरा पूर्ण नियन्त्रण होता । पर इनपर मेरा कोई वहा नहीं चलता ।) 
अतः हे नाथ्‌ ! मेरे इस अपराधको क्षमा करो और ऐसा बळ प्रदान 
करो कि अब इन्हें कभी अपना न मान सकूँ । ऐसा आपके दिये हुए 
चलसे ही हो सकता है । इस प्रकार प्राथना करते हुए सरळतापूवक 
अपने-आपको भगवान के समर्पित कर दे कि हे नाथ ! मैं तो आपका 
ही हूँ और आप ही मेरे हो !' फिर सदाके डिये निभय और 
निश्चिन्त दो जाय | कारण कि भय और चिन्ता करनेसे मन, वुद्धि 
आदिमें अपनापन और अविक दृढ होता है । 
विशेष वात 
साधारणतया अपना खरूप ( 'मै'-पनका आधार “खयं! ) मन, 
बुद्धि, शरीर आदिके साथ दीखता है, पर वास्तवमें इनके साय है 
नहीं । सामान्य खूपसे प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि 
बचपनसे लेकर अबतक शरीर, इद्धियाँ, मन, बुद्धि आदि सत्र-के- 
सब बदल गये, पर में वही हुँ । अतः मैं बळनेवाळा नहीं हूँ? इस 
वातको आजसे ढी इढृतावूवक मान लेना चाहिये ( साधारणतया 
मनुष्य बुद्धिसे ही समझनेकी चेट़रा करता है, पर यहाँ खयंसे जाननेकी 
ब्रात है ) । 
विचार करें---एक ओर अपना खरूप नहीं वदरा 
प्रत्यक्ष अनुभव हे और आस्तिको एवं भगवावूमें 
भगवान्‌ भी कमी नहीं वदले; दूसरी ओर घरीर-इन्द्रयान्मनन्डाद 
आदि. सत्र-के-सत्र बदल गये ओर संसार भी बदलता इजा प्रस्त... 


७८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


दीखता है । इससे सिद्ध हुआ कि कमी न वदेम “लवे' और 
“भगवान! दोना एक जातिके हैं, जव क्रि निरन्तर वदलनेवाळे “शरीर” 
ओर (संसार दोनों एक जातिः; हैं । न घदळनेवाळे “यं और 
“परमात्मा”-दोनों ही व्यक्तिझूपसे नहीं दीखते, जव कि वदळनेताळे 
शरीर और संसार-दोनों ही व्यक्तरूपसे प्रत्यक्ष दीखते हैं । प्रकृतिके 
अंश बदळनेवाले मन-बुद्धि-इम्द्रियाँ-शरीरादिको पकड़कर ही "अहं? (मैं) 
अपनेको वदळनेवाळा मान लेता है । वास्तवमें 'अहं?का जो सत्तारूपसे 
आधार ( “ल्यं? ) है, वह कभी नहीं बदलता; क्योंकि वह परमात्माका 
अंशखरूप है । 

“मक होनेमें सन्देह नहीं, 'मे'-पनका अभाव भी नहीं । 
वास्तवमें 'में क्या हुँ? इसका तो पता नहीं, पर भें हूँ? इस होनेपन- 
में थोडा भी सन्देह नहीं है । जैसे संसार प्रत्यक्ष दीखता है, बसे 
ही 'में-पनका भी भान होता है । अतएव तत्त्वत: “में” क्या है, 
इसकी खोज करना साधकके किये बहुत उपयोगी है । | 

में? क्या है, इसका तो पता नहीं; परंतु संसार ( शरीर ) 
क्या है, इसका तो पता है ही । संसार ( शरीर ) उत्पत्ति, विनाश- 
वाळा है, सदा एकरस रहनेवाला नहीं है--यह सवका अनुभव है । 
इस अनुभवको निरन्तर जाग्रत्‌ रखना चाहिय | यह नियम है कि 
संसार और 'में--दोनोंमेंसे किसी एकका भी ठीक-ठीक ज्ञान 
होनेपर दूसरेके स्वरूपका ज्ञान अपने-आप हो जाता है | 


मेका प्रकाशक और आधार ( अपना खरु ) चेतन प्रकाशक और आधार ( अपना खरूप ) चेतन और 


नित्य है । इसळिये उत्पत्ति-विनाशबाले जड संसारसे खरूपका कोई 


स्छोक ८] 'गीताका भक्तियोग ७२, 


सम्बन्ध नहीं है | खरूपका तो भगवान्‌से खतःसिद् सम्बन्ध है । 
इस सम्बन्धी पहचानना ही “मे? की वास्तविकताका अनुभव 
करना है । इस सम्बन्धको पहचान लेनेपर मन-बुद्धि खत; भगवान्‌- 
में लग जायेंगे% । 

जिन साधकोकी खाभाविक ही भगवानमें श्रद्धा और प्रेम है, 
उनके लिये उपयुक्त साधन अत्यन्त उपयोगी और खुलम हैन । 

अतः ऊर्थ्वम्‌-इसक्े अनन्तर । 

इस पदका भाव यह है कि जिस क्षण मन-बुद्धि भगवानमें 

पूरी तरह लग जायेगे अर्थात्‌ मन-बुद्विमें किश्चिन्मात्र अपनापन नहीं 

# चेतन और अविनाशी खरूप ( आत्मा ) को ही यहाँ स्वयं) 
“अहं? का आधार वास्तविक मैं), 'मेःका प्रकाशक और आधार भादि 
नामोसे कहा गया दै । 

न इसी अध्यायके दूसरे इलोकमें भगवानने अपने जिस स्वरूपके 
लिये “माम? और 'मविः पदोका प्रयोग किया है, उसीके लिये इस इलोक- 
भै प्मकि पद आया दै । 

“एव? पद यहाँ अनन्यताके लिये आया हे । भगवानने गीतामे 
स्यान-स्रानपर अपनी अनन्य भक्तिपर बहुत ओर दिया हे । सातवें 
अध्यायके चोदहवे इलोकरमें “मामेव और अठारहवें अध्यायके छाछठवें 
इलोकमे 'मामेकम? पदोंसे इसी अनन्यताकी महत्ता कही गयी है । 

आठवें अध्याये सातवें इलोकर्मे “मय्यर्पितमनोइुद्धिः! पदके द्वारा 
साधकको भगवानमे मनन्बुद्धि अर्पित करनेके लिये कहा गया है | इसी 


( त्रारहवें ) अध्यायके चोदहवें इलोकर्मे भमय्वर्पितमनोद्वद्धिश पद दसक 


मन बड वा भ तट _ सिद्ध भक्तके 
लिये आया ४ 
लग आया ६ 


¢ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


रहेगा, उसी क्षण भगवत्पाति हो जायगी । ऐसा नहीं है कि मन- 
बुद्धि पूर्णतया लगनेके वाद भगवळ्ामिमें कालका कोई व्यवधान 
रह जाय । 

मयि एव निवसिष्यसि ( अर ) न संशयः--त्‌ मुझमें ही 
निवास करेगा, ( इसमें कोई ) संशय नहीं । 

भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! मुझमें ही मन-बुद्धि 
लगानेपर तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है । इससे 
यह आमास मिलता है कि अजुनके हृदयमें संशयकी रेखा है, तभी 
भगवान्‌ “न संशय» पद देते हैं । यदि संशयकी सम्भावना न 
होती, तो इस पदके देनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । मलुप्यके 
हृदयमें साधारणतः यह वात बेठी हुई हैं कि 'कम अच्छे होंगे, 
आचरण अच्छे होंगे, एकान्तमै ध्यान लगायेंगे, तमी परमात्माकी 
प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाये, तो परमात्मप्राप्ि 
असम्भव है ।? इस भ्रान्तिको दूर करनेके डिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि मेरी प्राप्तिका उद्देश्य रखकर मन-वुद्विको मुझमें लगाना जितना 
मूल्यवान्‌ है, ये सव साधन मिलकर भी उतने मूल्यवान्‌ नहीं हो 
सकते; अतः मन-बुद्धि मुझमें ळगानेसे निश्चय ही मेरी प्रापि होगी, 
इसमें कोई संशय नहीं है---मय्यपितमनोबुद्धिमामेचेष्यस्यसंशयम्‌॥ 
(गीता ८।७) 

जवतक बुद्दिमें संसारका महत्त्व है ओर मनसे संसारका चिन्तन 
होता रहता है, तबतक (_परमात्मामें खराभाविंक थिति होते हुए भी) 
अपनी स्थिति संसारमै ही समझनी चाहिये | संतारमें स्थिति अर्थात 
संसारका सङ्ग रहनेसे संसारचक्रमें घूमना पड़ता है । 


ग्छोक ८] गीताका भक्तियोग ८१ 


उपयुक्त पर्दोसे अजुनका संशय दूर करते हुए भगवान्‌ कहते 

हैं कि तू यह चिन्ता मत कर कि मुझमें मन-बुद्धि सवथा लग 

` जानेपर तेरी स्थिति कहाँ होगी । जिस क्षण तेरे मन-बुद्धि एकमात्र 
, मुझमें सर्वथा लग जायेंगे, उसी क्षण तू मुझमें ही निवास करेगा । 


मन-बुद्धि भगवानूमें ल्गानेके अतिरिक्त साधकके लिये और 


कोई कतव्य नहीं है मन भगवानमें लगानेसे संसारका चिन्तन नहीं 
होगा और बुद्धि भगवानमें लगानेसे साधक संसारके, आश्रयसे रहित 
दो जायगा । संसारका किसी प्रकारका चिन्तन और आश्रय न रहनेसे 
भगवानका ही चिन्तन और भगवानका ही आश्रय होगा | फल्खरूप 
भगवानूकी ही प्राप्ति होगी । 


यहाँ मनके साथ 'चित्ततको तथा बुद्धिके साय 'अहंग्को भी 
प्रहण करना चाहिये; क्योंकि भगवानमें चित्त और अहंके लगे विना 
“तू मुझमें ही निवास करेगा? यह कहना सार्थक नहीं होगा । 


अंश यह जीवात्मा है | परंतु यह इस सृष्टिके एक तुच्छ अंश 
ओर खींचता है ( गीता १५ । ७ ) अर्थात्‌ इनका खामी वन बेठता 
है । वह ( जीवात्मा ) इस वातको सवदा भूल जाता है कि ये मन- 
बुद्धि आदि भी तो उसी जगदीखरकी समष्टि सश्कि ही एक अंश 

। में उसी परमात्माका अंश हूँ ओर सवदा उसीम स्थित हूँ, इस 

_ सत्यको भूलकर वह अपनी अळग सत्ता मानने लगता हैं । जैसे, एक 


८२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


करोड़पतिका मूख पुत्र उससे अळग होकर अपनी विशाळ कोठीके 
एक-दो कमरोंपर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता 
है, पर जब उसे अपनी भूल समझमें आ जाती है, तव उसे करोड़पति- 
का उत्तराधिकारी होनेमें कठिनाई नहीं होती | इसी लक्ष्यसे भगवान्‌ 
कहते हैं कि जब तू इन व्यट्टि मन-बुद्विको मेरे अर्पित कर देगा (जो 
सतः ही मेरे हैं; क्योंकि में ही समष्टि मन-बुद्धिका खामी हूँ ), तो 
खयं इनसे सुक्त होकर ( वास्तवमें पहलेसे ही मेरा अंश और मुझमें 
ही सित होनेके कारण ) निःसन्देह मुझमें ही निवास करेगा ।# 

५: चोथे अध्यायके चालीसवें इळोकमे “संशयात्मा? और “संशयात्मन? 
पद उस पुरुषके लिये आये हैं, जिसे प्रत्येक विषयमै संशय होता रहता 
है, जो अपने अविवेक्रके कारण विषयको ठीक समझ नहीं पाता और 
महापुरुषोंके निर्णयमें भी संशय करता रहता है । ऐसी संशय-बुद्धि 
साधक्रकी साधनामें महान्‌ बाधक होती है । | 

चोथे अध्यायके बयालीसवें इलोकर्मे “संशयम्‌? पद अज्ञानके कारण 
होनेवाली ईश्वर, परलोक, आत्मा और जीव-बिषयक शङ्काओके लिये 
आया है । | 

छठे अध्यायके उन्तालीसबें इलोकमे आये हुए "संहयम? और 
“संशयस्यास्य? पद्‌ 'सिद्धिको प्राप्त न हुए साधकका पतन तो नहीं हो जाता? 
अजुनके इस संशयकी ओर लक्ष्य कराते हैं | 

जीवनभर चाहे जेसी वृत्तियाँ क्यों न रही हों) यदि अन्तकालमें 
सधको भगवस्झरण हो गया; तो उसके प्रभावसे वह निःसन्देर मुक्त हो ह भगवत्स्मरण हो गया, तो उसके प्रभावसे वह निःसन्देह मुक्त हो हो गया, तो उसके प्रभावसे वह निःसन्देह मुक्त हो 
जायया--इस भावसे भगवानने आठवें अध्यायके पाचवं इलोकर्म "न 
संशय» पद दिया है । | 

जो योग एवं विभूतिको तत्वसे जान लेगा, उसे निःसंदेह भक्तियोग 
प्राप्त हो जायगा--यह भाव प्रकट करनेके लिये दसवें अध्यायके सातवें 
इलोकमे "न संशय; पद आया है | 


स्लोक ८] गीताका भक्तियोग ८३ 


भगवानूने सातवें अध्यायके चोथे इ्लोकमें पाँच महाभूत, मन; 
बुद्धि और अहंकार--इस प्रकार आठ भागोंमें विभक्त अपनी “अपरा 
( जड़ ) प्रकृतिश्का वणन किया और पाँच इलोकमें इससे भिन्न 
अपनी जीवभूता “परा ( चेतन ) प्रकृतिःका वणन फरिया । इन दोनों 
प्रकृतियोंको मगवानने अपनी कद्दा; अतः इन दोनोंक स्वामी भगवान्‌ 
हैँ । इन दोनोंमें, जड़ प्रकृतिका काय होनेसे “अपरा प्रवृति! तो 
निकृष्ट है और चेतन परमात्माका अंश होनेसे "परा प्रकृति? श्रेष्ट है । 
( गीता १५ | ७ ) परंतु परा प्रकृति ( जीव ) भृळसे अपरा प्रकृति- 
को अपनी तथा अपने छिये मानकर उससे बंध जाती है तथा जन्म- 
मरणके चन्रमें पड़ जाती है (गीता ११ । २१) । इसलिये 
भगवान्‌ प्रस्तुत श्‍ळोकमें मानो यह कह रहे हैं कि मन-बुद्धिरुप 
अपरा प्रकृतिसे अपनापन हटाकर इन्हें मेरी ही मान ले, जो वास्तवे 
मेरी ही है । इस प्रकार मन-बुद्धिको मेरे अपण करनेसे इनके साव 
भूलसे माना हुआ सम्वन्ध टूट जायगा और तुझे मेरे साथ अपने 
खतःपिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जायगा । 


भगवत्पाप्ति-सम्बन्धी विशेष चात 


भगवानकी प्राप्ति किसी साधलविशेषसे नहीं होती । कारण 

कि ध्यानादि साधन शारीर-मन-बुद्दि-इन्दियोंवे, आश्रयसे होते हैं । 
ड्र्द्रियों क्र तिके € जड़ स्तं क 

शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियों आदि प्रतिके काय दोनेसे जड वतुण् ६ । 


८४ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


जड़ पदार्थोके द्वारा चिन्मय भगवान्‌ खरीदे नहीं जा सकते; क्योंकि 
प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्माके तुल्य कभी 
नहीं हो सकते । 

सांसारिक पदाथ कम ( पुरुत्रयं ) करनेसे ही प्राप्त होते हैं; 
अतः साधक भगवानकी प्रापिको भी खाभाविक ही कर्मोसे होनेवाली 
मान लेता है । इसलिये भगवद्मात्तिके सम्त्रन्धमँ भी वह यही सोचता 
है कि मेरेद्वारा किये जानेवाले साधनसे ददी मगवद्यात्ति होगी । 


मनु-शतरूपा, पावती आदिको तपस्यासे ही अपने इश्की प्राति 
हुई---इतिहास-पुराणादिमें इस प्रकारकी कथाएँ पढ़ने-सुननेसे सावकके 
अन्तःकरणमें ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधनके द्वारा ही भगवान्‌ 
मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है; परंतु 
साथनसे ही भगवान्‌ मिलते हों, ऐसी नात वस्तुतः है नहीं । 
` तपस्यादि साथनोंसे जहाँ भगवानकी प्राप्ति हई दोखती है, वहाँ भी 
वह जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद होनेसे 
ही हुई है, न कि साधनाते । साधनकी साथकता असावन ( जड़के 
सांथ माने हुए सम्बन्ध ) का त्याग करानेमें ही है । भगवान्‌ सबको 
सदा-सवथा खतः प्राप्त हैं ही; किंतु जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका 
सवथा त्याग होनेपर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है । इसलिये 
भगवतापि जड़ताके द्वारा नहीं, अपित जड्ताके त्याग ( सम्ब्रन्च-विच्छेद ) 
से होती है । अतः जो साधक अपने साधनके वळसे भगवद्यमाप्ति 
मानते हैं, वे बड़ी श्रान्तिमें हैं | साधनकी सार्थकता केवळ जड़ताका 


त्याग करानेमें है- इस रहस्वको न समझकर सांवनमे ममता कर करनेमें है--इस रहस्यको न समझकर साघनम ममता करने 


स्छोक ८] गीताका भक्तियोग ८५ 


ओर उसका आश्रय लेनेखे साधकका जड़के साथ सम्बन्ध वना रहता 
है । जवतक हृदयमें जडताका किञ्चित भी आदर है, तत्रतक भगवःमप्रामि 
कठिन है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह साधनकी सहायतासे 
जड्ताके साथ सरथा सम्चन्थ-विच्छेद कर ले । 

एकमात्र भगवद्याप्रिके उद्देश्यसे किये जानेवाले साधनसे 
अन्तःकरण शुद्ध हो जानेके कारण जड़ताका सम्बन्ध सुगमतापूर्वक 
छूट जाता है । जड्तासे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद करनेके तीन मुख्य 
साधन हैं-. हु न 


(१) कर्मयोग--शात्रविहित क्रियाका नाम'कम? और समताव क्रियाका नाम“कम? और समताका 
नाम “योग? है--“समत्वं योग उच्यते! ( गीता २१४८ ) । सिद्धि 
नाम “योगः हे--“समत्व योग उच्यते 


अतिद्विमें सम रहते हुए फल और आसक्तिका त्याग करके शाखविह्ित 
कर्तन्य-कर्मोको करना 'कमयोग? है । कमयोगका साधक जब निष्काम- 
भावसे शास्रविह्चित कतव्य-कम करता है, तव फलकी इच्छा न होनेसे 
वे कर्म उसे बाँधनेवाले नहीं होते । निमिद्द कम ( पाप ) तो उसके 
द्वारा: होते ही नहीं; क्योंकि निश्रिद्ध कम होनेमें कामना! हेतु है 


त्यागकर ही कतव्य-कर्मोमिं प्रबृत्त होता हे । 

कमयोगीको सतसङ्ग, सतःसाख और सत-विचारसे इस बाता 
ज्ञान हो जाता है कि पदाथ, शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि उसके 
अपने नहीं हैं, अपितु उसे जगतसे मिले हैं । जो अपने नहीं हैं, 
अपने लिये हो ही केसे सकते हें । ये संव जगतके हैं ऑर जगतूद 
लिये ही हैं । भूळ्से इन्हें अपना और अपने डिये मान छिया गया था। 


८६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


अतः जगते मिले हुए पदाथोको जगतकी सेत्रामें लगाना ही ईमानदारी 
है । उनसे अपने छिये कुछ भी चाहना ईमानदारी नहीं है । जो वस्तु 
जिसकी है, उसे उसीकी सेवामें लगा देना चाहिये और अपनेमें 
सेत्रकपनेका अभिमान भी नहीं आने देना चाहिये । जिसकी वस्तु है, 
उसीवी सेवामें वह वस्तु लगा देना कौन-सा वड़ा काम है, जिससे 
अभिमान पेदा हो ! 


अपने लिये कुछ न करने और न चाहनेसे अपनेमें कतृत्व और 
भोक्तृत्व नहीं रहता तथा योग सिद्ध हो जाता है । योगकी सिद्धि 
होनेगर शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है, जो परमात्माकी प्रापिमें हेतु 
है। । उस शान्तिका भी उपभोग न करनेसे सूक्ष्म कतृत्व, 
भोक्तृत्व भी मिट जाता है। इस प्रकार कमयोगी अन्य किसी साधनका 
अवलम्वन लिये ब्रिना ही अवश्य ही अपनेमें अपने खरूपका साक्षात्कार 
कर लेता है--“तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति’ 


(गीता ४ । ३८ ) | 


अ कर्मयोगीका कतृत्व ( अमिनयकर्ताकी भाँति ) फेवल क्रियाफे 
करनेफे समयतक रहता दै । वह अपनेमें कतृत्व निरन्तर नहीं मानता । 
जो कर्तृत्व निरन्तर अपनेमें मान लिया जाता है, वह कर्तुत्व ही वाँधनेवाला 
होता है | अपने लिये कुछ न चाहनेसे नित्य-निरन्तर अपनेमै कर्तृत्वकी 
मान्यता नहीँ रहती । अपने लिये किञ्चिन्मात्र भी चाइना होनेमे ही 
कर्तृत्व-भाव रहता दै, अन्यथा कर्तृत्व रह ही नहीं सकता | 


त आरुरुक्षो्ुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते । 


योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ 
| (गीता ६1 ३ ) 


न्छोक ८] गीताका भक्तियोग ८७ 


(२) ज्ञानयोग--प्रकृति-पुरुप, जड़-चेतनके विवेकद्वारा अपनेको 


जडतासे सथा निर्दि, असङ्घ अनुभव करना 'ज्ञानयोगः है । 
शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीरसे होनेवाली क्रियाएँ भी 
मेरी तथा मेरे लिये नहीं हैं; स्थूळ, सूक्ष्म ओर कारण--तीनों ही शरीर 
केवल प्रकृतिक हैं---ऐसा विवेक होनेसे जो अपना खरूप नहीं है, 
उसकी निवृत्ति और नित्यसिद्ध खरूपकी प्राप्ति खतः हो जाती है । 
(३) भक्तियोग--एकमात्र भगवानूमे मेरेपनके भावको ( मैं 
भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं---इस भावको ) अखण्ड- 
खूपसे जाग्रत्‌ रखकर जड़ संसारसे सथा विमुख हो जाना 
“भक्तियोग? है । 
भक्तियोगका साधक प्रारम्भसे ही किसी वस्तुको अपनी नहीं 
मानता । वह तो वस्तुमात्र ( व्यक्ति, शरीर, इन्द्रियों, प्राण, मन, 
बुद्धि भादि ) को भगवान्‌की ही मानता है सत्र कुछ भगवानका 
माननेमें जो आनन्द है, उससे विमोर होकर वह अपने-आपको 
भगवानूके प्रति समर्पित कर देता है अर्थात्‌ भगवान्‌के हाथकी कठ- 
पुतळी बन जाता है । इस प्रकार समर्पित होनेपर भगवान्‌की ओरसे 
जो मिलेगा, वह किसी ज्ञानयोगी या कमयोगीको मिळनेवाली वस्तु- 
से कम केसे होगा १# उसे [मिलेगा वह बिशुद्ध प्रेम, जिसके परस्पर 
# तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि घुद्वियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 


नाशयाम्यात्मभावस्यो शानदीपेन भास्वता ॥ 
(गीता १०] १०-११ ) 


A । 
८८ शीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


आदान-प्रदानके लिये भगवान्‌ भी छालायित रहते हैं । ऐसा प्रेम 
प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। 
क| कमंयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ,_ शरीर आदि जड़ पदाथोंको 
` संसारके ही मानकर संसार ( प्राणिमात्र ) की ही सेवामें लगा देनेसे 
जड्तासे सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है । 
्ञानयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर आदि सब पदाथ 
प्रकृतिके हैं; उनका चेतन खरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है-- 
ऐसा जान लेनेसे जबतासे सम्बन्व-निच्ठेद हो जाता दै। = 
भक्तियोगमें मन, भा शरीर आदि सब पदार्योको 
भगवानके ही मानकर उन्हें ( संसारकी भगवेत्सत्रा मानकर ) 
भगवानकी सेवार्म लगा सेबामं लगा देनेसे जड़तासे सम्बन्ध-विष्छेद हो 
जाता है ॥ ८॥ 


इलेक--- 
अथ चित्तं समाधातुं न शफ्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ९॥ 
भावाथ 


हे अजुन ! यदि तू मन-बुद्विको भलीमाँति मेरे अर्पित करनेमें 
अर्थात्‌ उनपरसे अपनापन हटानेमें अपनेको असमर्थ मानता है, 


“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले 
भक्तोंको में वह तत्त्व्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते 

“उनके ऊपर अनुग्रह करनेफे लिये उनके अन्तःकरणमे स्थित हुआ 
में खयं ही उनके अशानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तच्ज्ञानरूप दीपके 
दवारा नष्ट कर देता हूँ ।! 


शोक ९ ] यीताका भक्तियोग ८२ 


तो भी तुझे मेरी प्राप्तिके छिये निराश नहीं होना चाहिये | मन- 
बुद्धिको मेरेमें अपण करना ही मेरी प्रातिका एकमात्र सावन है, ऐसी 
बात नहीं है । एकमात्र मेरी प्राप्तिका उद्देश्य एवं निण्कामभाव होनेपर 
नाम-जप-कीतन, लीला-चिन्तन, कया-श्रवण, सत्‌-शा-अध्ययन आदि 
किसी भी क्रियाका अभ्यास तुझे मेरी प्राप्ति करा देगा । अतः तू 
अम्यासयोगके द्वारा मेरी प्राप्तिकी इच्छा कर । 
अन्वय~~ 

अथ, चित्तम्‌, मयि, स्थिरम्‌, समाधातुम्‌, न, शाक्नोपि, ततः, 

धनंजय, अभ्यासयोगेन, माम्‌, आप्तुम्‌, इच्छे ॥ ९ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 

अथ--यदि | 

चित्तम--मनको । 

यहाँ 'चित्तम्‌? पदका अथ “मन? है । परंतु इस स्टोकका 
पूववती इलोकमें वर्णित साधनसे सम्बन्ध है, इसलिये 'चित्तमः पदसे 
पहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्तिसंगत है । 

मयि--मुझमें । 

स्थिरम्‌--अचलमभावसे अर्थात्‌ पूणरूपसे । 

समाधातुम--थापित करने अर्थात्‌ अर्पित करनेके जिये । 

न शफनोषि--( तू ) समय नहीं है । 

भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि यदि तू मन-बुद्धिको मेरे अर्पित 
करनेमें अपनेको असमर्थ मानता है, तो अम्यासयोगके द्वारा सुखे 
प्राप्त दोनेकी इच्छा कर । 

ततः--तो | 


९,०. गीताका भक्तियोगं [ अ०.१२ 
धनंजय--हे अजुन ! 

अभ्यासयोगेन--अभ्यासयोगके द्वारा । 

“अभ्यासः और “अभ्यासयोग? पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । किसी लक्ष्यपर 
चित्तको बार-बार लगानेका नाम “अभ्यासः है और समताका नाम 
“योग? है । समता रखते इए अभ्यास करना ही “अभ्यासयोग? 
कहलाता है | केवळ भगवद्माप्तिके उद्देश्यसे किया गया भजन, नाम- 
जप आदि “अम्यासयोग? है । 

“योगःकी परिभाषा गीतामें दो प्रकारसे दी गयी है- (१) 
“समत्वं योग उच्यते? ( गीता २ । ४८ ) 'समतामे अटळ खितिका 
नाम योग है; क्योंकि समता परमात्माका खरूप ही है--“निदोपं हि 
समं ब्रह्मः (गीता ५ | १९ )। ( २ ) “तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं 
योगसंज्ञितम्‌? (गीता ६ । २३ ) 'दुःखरूप संसारसे सवथा 
सम्तरन्ध-विच्छेदका नाम योग है । 'समता?की इन दोनों परिभाषाओंसे 
यह सिद्र होता है कि समता ( परमात्मा )में स्थिति होनेसे दुःखरूप 
संसारसे खतः सम्वन्ब-विच्छेद होगा और संसारसे सम्वन्ध-विच्छेद 
होनेसे समतामें खतः स्थिति होगी । इस प्रकार दोनों स्थानॉपर योगकी 
परिभाषा करनेकें प्रकार दो हैं, भाव तो एक ही है । अतः जिस 

% दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें रलोकमें समता-प्राप्तिका उद्देश्य 
रखकर आसक्तिका त्याग तथा सिद्धि-असिद्विमे सम होकर कर्म करनेकी 
आज्ञा हैं; अतः वहाँ साधक्रके योगकी वात आयी है । छठे अध्यायक्े 
तेईसवें इलोकमे सिद्ध पुरुषकी स्थितिका वर्णन है; अतः वहाँ सिद्धफे योगकी 


चात आयी हे । इस प्रकार प्रकरणानुसार यह भेद किया गया है । वास्तवमें 
योगकी परिभाषामे कोई मेद्‌ नहीं है । 


स्होक ९ ] गीताका भक्तियोग ०१ 


क्रियाका उद्देश्य दुःखरूप संसारसे सवरथा सम्वन्व-विच्छेद और समता 
( परमात्मा ) की प्राप्ति हो, उसे अम्यासे-'योगः कडा जायगा । 

अम्यासके साथ योगका संयोग न होनेसे साधकका उद्देश्य” 
संसार ही रहेगा । संसारका उद्देश्य होनेपर छी-पुत्र, धन-सम्पत्ति, 

मान-बड़ाई, नीरोगता, अनुकूछता आदिकी अनेक कामनाएँ उत्पन होगी । 

फललरूप ऐसे पुरुरकी क्रियाओंके उद्देश्य भी ( कमी पुत्र, कमी 
धन, कभी मान-बडाई आदि ) सिन्न-मिन्न रहेंगे । दूसरे अध्यायके 
इकतालीसर्वे इ्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे सकाम पुरुगोकी 
बुद्धियाँ बहुत भेदोंबाली और अनन्त होती हैं--बटु शाखा छनन्तात् 
बुद्धयो 5न्यवसायिनाम्‌ ।' इसडिये ऐसे पुरुषकी क्रियामे योग नहीं 
होगा । योग तभी होगा, जब क्रियामात्रका उद्देश्य ( ध्येय ) केवळ 
परमात्मा ही हो । 

साधक जब भगवद्माप्तिका उद्देश्य रखकर बार-बार नाम-जप 
आदि करनेकी चेश करता है, तब उसके मनमें दूसरे अनेक संकल्प 
भी उत्पन्न होते रहते हैं। अतः सावकको 'मेरा ध्येय भगत्रञ्राति 
ही है । इस प्रकारकी दृढ धारणा करके अन्य सत्र संकर्त्मोसे 
उपराम हो जाना चाहिये #| 


# भयवानते छठे अध्यायके छब्यीसर्वे इलोऊर्मे मनको अम्यासपूर्वऊ 
अपनेसें लगानेकी बात कही हे । गीतामे अम्पासफे साधनकी रीति विशेष- 
रूपसे इसी इलोकर्मे चतायी गयी है । 

छठे अध्यायके पेंतीसवें इलेकफे अन्तर्गत प्थमभ्यानेनाः पद तथा 
इसी ( वारये.) अध्यायके वारहवें इलोकफे अन्तर्गत 'अम्यासात पद 
साधारण अभ्यासमात्रके वाचक है । 


९२ गीताका भक्तियोग [ भ० १२ 
` माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ--मुझे प्राप्त होनेकी इच्छा कर । 


इन पदोंसे भगवान्‌ “अभ्यासयोग? को अपनी प्राप्तिका खतन्त्र 
साधन बतळाते हँ | 


पिछले क्‍छोकमें भगवानूने अपनेमें मन-बुद्धि अर्पित करनेके 
लिये कहा । अव इस शछोकमें अभ्यासयोगके लिये कहते हैं । इससे 
यह धारणा हो सकती है कि अभ्यासयोग भंगवानमें मन-बुद्धि अर्पित 
करनेका साधन है; अतः पहले अम्यासके द्वारा मन-घुद्धि भगवानूके 
अर्पित होंगे फिर भगवानूकी प्राप्ति होगी; परंतु मन-बुद्िको अपण 
करनेसे ही भगवतापि हो, ऐसा नियम नहीं है | भगवान्‌के कथनका 
तात्पय यह है कि यदि समग्ररूपसे उद्देश्य मगवद्माप्ति ही हो अर्थात्‌ 
उद्देश्यके साथ साधककी प्रण एकता हो, तो केवळ “अम्यासः से ही 


उसे भगवद्माप्रि-हो-जायंगी । 


जत्र साधक भगवत्प्रातिके उद्देश्यसे वार-त्रार नाम-जप, भजन, 
कीतन, श्रवण आदिका अभ्यास करता है, तव उसका अन्तःकरण 
शुद्ध होने लगता है और भगवश्माप्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ हो जाती है । 

आठवें अध्यायफे आठवें इलोकमें प्रयुक्त अभ्यासयोगयुक्तेन? पद 
अम्यासके द्वारा वशमें किये हुए चित्ता विशेषण है | 

इसी ( वारइवें ) अध्यायके दसवें इलोकमें “अभ्यासे? पद पूवंग्रसङ्गसे 
सम्बन्धित होनेके कारण अभ्यासयोगका वाचक है । 

अठारइवें अध्यायके छत्तीसवें इलोकमे "अभ्यासात्‌ रमते यत्र' पर्दोसे 
संसारकी ओर होनेवाले खिंचाव ( आसक्ति ) को दूर करमेके लिये अभ्यास- 
की वात कद्दी गयी दे, सात्विक सुख प्राप्त करनेके लिये नहीं । 


न्छोक ९ ] गीताका भक्तियोग ९३ 


सिद्वि-असिदविमं सम होनेपर भगवत्यराप्षिकी इच्छा तीव्र हो जाती 
है | भगवग्राप्तिकी तीब्र इच्छा होनेपर भगबानसे मिलनेके लिये 
व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है । यह व्याकुळता उसकी अवशिष्ट_ 
सांसारिक आसक्ति एवं अनन्त जन्मोके पा्पोको जत्र डालती है | 
सांसारिक आसक्ति तथा पापोंका नाश होनेय* उसका ण्कमात्र 
भगवानूमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है और बह भगवानूके वियोगको 
सहन नहीं कर पाता । जब भक्त भावान्‌के विना नहीं रह सकता, 
तब भगवान्‌ भी उस भक्तके बिना नहीं रह सकते» अर्थात्‌ भगवान्‌ 
भी उसके वियोगको नहीं सह सकते और उस भक्तको मिळ 
जाते हैं । 


साधकको भगवत्पराक्षिमें बिलम्त्र प्रतीत होनेका कारण यही है 
कि वह भगवानूके वियोगको सहन कर रहा है । यद्रि उसे 
भगवानका वियोग असह्य हो जाय, तो भगवानूके मिहनेमें विलम्व 
नहीं होगा | भगवानूकी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिसे दूरी दै 
ही नहों । जहाँ साधक है, वहाँ भगवान्‌ हैं ही । भक्तर्म उत्कण्ठाकी 
कामीके कारण ही भगवत्मातिमे बिल्व होता है । सांसारिक छु 
सोगकी इच्छाके कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि 
भगवत्यपि भविष्यमें होगी | जव भगवत्पाप्रिके दिये न्याकुत्र्दा एवं 

% ये यथा मां ्रपद्न्ते तांस्तयेव भजाम्यहम ( गीता ४ | १२ ) 

“जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में भी उनो उसी रर 
भजता हूँ |? . 


०४ गोताका भक्तियोग [ अ० १२ 


तीव्र उत्कण्ठा होगी, तव सुख-भोगकी इच्छाका स्वयमेव नाश हो 
जायगा और वतमानमै ही भगवत्प्रापि हो जायगी | 


साधकका यदि आरम्भसे ही यह दृढ़ निश्‍चय हो कि मुझे तो 
' केबल भगवद्मातति ही करनी है ( चाहे लोफिक इश्सि कुछ भी वने 
या विगडे ), तो कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग--फ्रिसी भी 
मागसे उसे अत्यन्त शीघ्र भगवतप्रापि हो सकती है ॥ ९, ॥ 
इलोक 
अभ्यास 5प्यसमर्था$सि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्मणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
भावाथ 

यदि तू अभ्यासमें भी असमथ है अर्थात्‌ किसी क्रियादिके 
वार-वार करनेपर भी मुझे प्राप्त करनेमें असमय है, तो 
लौकिक तथा पारलौकिक सव-के-सत्र कम मेरे लिये ही कर अर्थात्‌ 
मेरे लिये कम करनेके ही परायण हो जा । मेरे लिये कम करनेके 
परायण होना भी मेरी प्राप्तिका एक खतन्त्र साधन है । देश, काल, 
परिस्थिति आदिके अनुसार जो झुभ कम तेरे सम्मुख उपस्थित हो, 
उस कमको मेरे छिये ही ( केवळ भगवत्रापिके उद्देश्यसे ) कर । 
इस प्रकार केवल मेरे लिये कर्म करयेसे तुझे मेरी ही 
प्राप्ति होगी । 

यदि साधकका उद्देश्य भगवतापि डी है और सम्पूण 
क्रियाएँ वह भगवानूके लिये ही करता है, तो इसका अभिप्राय 
यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामथ्य और समय 
भगवद्माप्तिके लिये ही लगा दिया । इसके सिवा वह और कर भी क्या 


न्छोक १० ] गीताका भक्तियोग ०५ 


१७ ७ 


सकता है £ भगवान्‌ उस साधकसे इससे अधिक अपेक्षा भी नह 
रखते । अतः उसे अपनी प्रापि करा देते हैं । इसका कारण वद 
हैं कि परमात्मा किसी साधन-विशेपसे खरीदे नहीं जा सकते | 
परमात्माके महत्तके सामने सृष्टिमात्रका महत्त्व मी कुछ नहीं है. फिर 
एक व्यक्तिके द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और सावन उन्का मूल्य 
चुकाया ही केसे जा सकता है | अतः अपनी प्रापि ख्यि भगवान्‌ 
साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि बढ अपनी पूरी योग्यता; 
सामध्य आदिको उन्हींकी आपियें लगा दे अर्थात्‌ अपने पास बचाउर 
कुछ न रले और इन योग्यता, सामध्य आदिको अपना भी न समझे । 
अन्चय--- 

(यदि), अभ्यासे, अपि, असमर्थः, असि, ( तहि ) मत्कर्मपरमः, 

भव, मदर्थम्‌; कर्माणि, कुर्वन्‌, अपि, सिद्धिम्‌; नवाप्स्यसि{॥ १०॥ 
पद-वयाख्या-- 

(यदि ) अभ्याखे--यदि ( पिछले इटोकमे वर्णित ) अम्यासमें । 

इस पदका अभिप्राय पिछले ( नरे ) इळोकमे वर्णित 'अम्यास- 
योग” से है | गीताकी यह होली है कि पहले कहे हुए बिया 
आगे संक्षेपमें वणेन किया जाता है । आठवें स्लोकमें भगवानने अपने 
मन-बुद्धिको लगानेके साधनको नवे श्लोकमें पुनः 'चित्तम्‌ लमाधाठुम! 
पदोंसे कहा अर्थात्‌ 'चित्तम्‌? पके अन्तगत मन-बुद्वि दोना 
समावेश कर लिया । इसी प्रकार नवें स्लोझमें आवे हुए अन्यासयोगठे 
लिये यहाँ ( दसवें झ्रेकमें ) “अम्यासे? पद आया है । 

अपि--मी | 

असमर्थः--असमथ । 


९६ 'गीताका भक्तियोग ` [ अ० १२ 
असि--है | 
( तर्हि )--तो । 
मत्कर्मपरमः भव--केवळ मेरे छिये कम करनेके परायण 
हो जा । 
इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूण कमों ( वर्णाश्रमवर्माचुसार 
शरीरनिर्वाह और आजीविका-सम्वन्धी लोकिक एवं भजन, ध्यान; 
नाम-जए आदि पारमार्थिक कमो ) का उद्देश्य सांसारिक भोग और 
संग्रह न होकर एकमात्र भगवआति हो हो । जो कमे भगत्रव्रापतिके 
लिये भगवदाज्ञातुसार किये जाते हैं, उन्दै “का कहते 
| जो साधक इस प्रकार कोके परायण हँ, वे 'मत्कमंपरम' कहे 
हैं । साधकका अपना सम्वन्ध भी भगवानूसे हो और कर्मोका 
गल भी भगवानके साथ रहे, तभी मत्कमपरायगता सिद्ध होगी । 
साधका मय जब संसार ( भोग और संग्रह ) नई संसार ( भोग और संग्रह ) नहीं रहेगा, 
तव निषिद्ध क्रियाएँ सथा छुट जायेगी; क्योंकि निमिद्ध क्रियाओंके 
अनुष्ठानमें संसारकी “कामना? ही हेतु है ( गीता ३। ३७ ) । अतः 
भगवद्यातिका ही उद्देश्य होनेसे साघककी सम्पूण क्रियाएँ शा्विहित 
एवं भगवद्थ ही होंगी ।% 
मदर्थम्‌ कोणि कुन्‌ अपि--मेरे लिये कर्मोंको करता 
हुआ भी । 
# तीसरे अध्यायके नवें इलोकमें “तदर्थ कर्म समाचर? पद्‌ इसी 


भावमे प्रयुक्त हुए हैं । ग्वारइवें अध्यायके पचपनवें इलोकमें 'मत्तर्मकृत्‌? 
पद भी इसी भावका द्योतक है । 


सछोक ११] गीताका भक्तियोग २७ 


भगवानूने जिस सावनकी वात इसी इेकके पूर्वाद्धमै 
“मत्कमंपरमः भव'पदोंसे कही है, वही वात इन पदोमें पुनः कही 
गयी है । भाव यह है कि केवळ परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस 
- साधककी अन्यत्र स्थिति हो ही कैसे सकती है । 


सिद्धिम्‌ अचाप्छसि--( तू ) सिद्धिको प्राप्त होगा अर्थात्‌ 
तुझे मेरी प्राप्ति होगी । 

जिस प्रकार भगवानले आठवे इल्लेकमें मन-बुद्धि अपनेमें 
अर्पित करनेके साधनको तथा नवें श्‍ळोकमें अभ्यासयोगके साधनको 
अपनी प्राप्तिका खतन्त्र साधन वतठाया, उसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ 
मत्कमपरमः भव' ( कवळ मेरे छिये कम करनेके परायण हो )-- 
इस साधनको भी अपनी प्रातिका खतन्त्र सावन वतला रहे हैं । 


जैसे धन-ग्राप्तिके डिये व्यापार आदि कम करनेवाले मनुष्यको 
ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यात्या उसके मनमें धनका लोभ एवं 
कम करनेका उत्साह बढ़ता है, बसे ही साधक जत्र भगवानूके डिये 
ही सम्पूण कम करता है, तब उसके मनमें भी भगवत्रामिकी उत्कण्ठा 
एवं साधन करनेका उत्साह वहता रहता है | उत्कण्ठा तीव्र होनेपर 
जब उसे भगवानका वियोग असह्य हो जाता है, तव सत्र परिपूण 
भगवान्‌ उससे छिपे नहीं रहते । भगवान्‌ अपनी कृपासे उसे अपनी 
प्राप्ति करा ही देते हैं ॥ १० ॥ 
इलोक--- 
अयैतदप्यशक्तोऽसि करु मद्योगमाश्चितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं॑ ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
गी० भ० ७-८-- 


९८... गीताका भक्तियोग [अ० १२ 


भावार्थ--- | 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! यदि तू मेरा आश्रय लेकर - 
केवळ मेरे लिये सम्पूण कर्म करनेमें भी असमथ है, तो तू कमजन्य - 
फलको सबथा त्याग दे और कभी कर्मोके फलकी इच्छा मत कर । 
दूसरे शब्दोंमें तेरे कर्मोका उद्देश्य खरी, पुत्र, धन, मान, वड़ाई आदि 
ळौकिक और खग आदि पारलौकिक किसी सुखकी प्राप्ति न हो । परन्तु 
मन, इन्द्रियों एवं शरीरपर पूरा अधिकार हुए विना कर्मजन्य फलका 
सर्वथा त्याग करना कठिन है, इसलिये त्‌ "यतात्मवान्‌? अर्थात्‌ जीते 
इए शरीर-इन्द्रियाँ-मनवाला होकर सम्पूण कमोंके फलका त्याग कर । 
सम्पूण कमोंके फल ( फळेच्छा ) का त्याग भगवद्मात्तिका 
खतन्त्र साधन है | कर्मफलत्यागसे बिषयासक्तिका नाश होकर शान्ति 
( सात्त्विक सुख ) की प्राप्ति हो जाती हैं । उस शान्तिका उपभोग 
न करनेसे ( उसमें सुख-बुद्धि कर उसमें न अटकनेसे ) वह शान्ति 
परमतत्त्वका वोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है । 


ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें ३छोकमें भगवानूने साधक भक्तके. 
पाँच लक्षणोंमें एक लक्षण “सङ्गवर्जितः? ( आसक्तिसे रहित) वतलाया था। 
इस स्लोकमें भगवान्‌ सम्पूर्ण कर्मोके फलत्यागकी बात कहते हैं, जो 
संसारके प्रति आसक्तिके सवथा त्यागसे ही सम्भव है । इस ( सव- 
कमफलत्याग ) का फल भगवानने इसी अध्यायके वारहवें स्ठोकमें 
तत्काळ परमशान्तिकी प्राप्ति होना बतळाया है । अतः यह समझना 
चाहिये कि केवळ आसक्तिका सवथा त्याग करनेसे भी परमशान्ति 
अथवा भगवानूकी प्राप्ति हो जाती है । 


कै 


म्होक ११] गीताका भक्तियोग ९९ 


अन्वय-- | 
अथ) मद्योगम्‌ , आश्रितः, एतत्‌, अपि, कर्तुम्‌+ अशन्छः। अमि) 
चतः, यतात्मवान्‌) ( सन्‌ ), सर्वकृर्मफलत्यागम्‌, कुर ॥ १५ ॥ 
पद-व्याख्या-- 


अथ--यदि | 
मद्योगम्‌ आधितः--मेरे घोगक्े आश्रित हुआ | 


पिछले ( दसवें ) इळोकमें भगवानने अपने थिये ही सम्पूण 
कम करनेसे अपनी प्राप्ति वतलायी और अब इस इत््रोकमे वे सम्पूर्ण 
कमोंके फलत्यागरू्प साधनकी चात वतत रहे हैं। ये दोनों ही 
साधन 'कमयोगश्के अन्तत हैं । भगवानके व्यि समस्त कम करनेमें 
भक्तिकी प्रधानता होनेसे उसे 'भक्तिप्रधान कर्मयोग? कहेंगे और 
सर्वकमफल्त्यागमे केवळ फलत्यागकी मुख्यता होनेसे उसे कमग्रवान 
कर्मयोग? कहेंगे । इस प्रकार भगवस््रापिके ये दोनों ही तन्त 
( पृथक्‌-पृथक्‌ ) सावन हैं । 

इस इत्रेकमें 'मद्योगपाश्चित” पत्रका सम्बन्ध 'अवेतदप्य- 
शक्तोऽसि’ के साथ मानना ही उचित प्रतीत होता है; क्योंकि यदि 
इसका सम्बन्ध 'सर्वेकरमफलत्यागम्‌ कुछः के साथ माना जाय, तो 
भगतान्‌के आश्रयकी मुख्यता हो जानेसे यहाँ भक्तिप्रवान कमग्रोग ही 
हो जायगा । ऐसी दशामें दसवें श्वेकमे कहे हुए भक्तिप्रचान 
कमयोगके साधनसे इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जब कि भगवान्‌ 
दसवें और ग्यारहतरें इल्नेकोमें ऋमशः भक्तिप्रधान घमयोग अर 
कर्मप्रधान कमयोग--दो भिन्न-मिन्न सांधन बतलाना चड़ते हैं। 


१०० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


दूसरी वात यह है कि भगवानूने इस इलोकमें “यतात्मवान्‌ 
( मन-बुद्वि-इन्द्रियोके सहित शरीरपर विजय प्राप्त करनेवाला ) पद 
भी दिया है । कमेप्रधान कमयोगमें ही आत्मसंयमकी विशेष 
आवश्यकता है; क्योंकि आत्मसंयमके विना सवकमफळत्याग होना 
असम्भव है । इसलिये भी 'मद्योगमाश्रित? पदका सम्बन्ध "अथतः 
दप्यशक्तो सि के साथ मानना चाहिये, न कि सवकर्मफलत्याग 
करनेकी आज्ञाके साथ । 

एतत--इस ( पूवर्लोकमेँ वर्णित साधन ) को । 

अपि--भी । 

कतुम--करनेमें । 

अशक्तः--( तू ) असमय | 

अखि--है | 

ततः--तो | 

यतात्मवान्‌ ( सन्‌ )--जीते हुए. मन-इन्द्रियोंवाला अर्थात्‌ 
मन-बुद्वि-इन्द्रियोके सहित शरीरको पूणतया अपने अधिकारमें 
रखनेवाला होकर । 


कमप्रधान कमयोगर्के साधनमें खाभाविक ही कर्मोका विस्तार 
होता है; क्योंकि योगकी प्राप्तिमें अनासक्तभावसे कम करना ही हेतु 
कहा गया है--“आरूुरुक्षोर्सेनेयाँग कर्म कारणमुच्यते! ( गीता 
६ । ३ ) । इससे कर्मोमें फलासक्तिवश बँधनेका भय रहता है। 
अतएव उपयुक्त पदसे भगवान्‌ कर्मफलत्यागके साधनमें मन-इद्धियो 
आदिके संयमकी परम आवश्यकता बतलाते हैं । यह ध्यान देनेकी 


स्लोक ११ ] गीताका भक्तियोग १०१ 


वात है क्रि मनःइन्द्रियोंका संयम होनेपर कमफल्त्यागमे भी छुगमता 
होती है । यदि साधक मन-बुद्धि-इन्द्रियो आदिका संयम नहीं करता, 
तो खाभाविक ही उसके मनद्वारा विपयोंका चिन्तन होगा और उसकी 
उन विपयोंमें आसक्ति हो जायगी | परिगामखरूप उसका पतन 
होनेकी बहुत सम्भावना रहेगी ।% त्यागका उद्देश्य होनेसे साधक 
मन-इर्द्रियोंका संयम सुगमतासे कर पाता है ।† 
सवकमंफलत्यागम्‌ कुरू--सम्पण कमोक फलका त्याग कर] 
यहा “सवकम? पद यज्ञ, दान, तप, सेवा और वणाश्रमके 
अनुसार जीविका तथा रारीए-निर्वाहके लिये किये जानेवाले शाख्र- 


# भ्यायतो विषयान्पुंसः सङ्घस्तेषूजायते | 
ङ्लात्संजायते कामः कामाल्कोधोऽमिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोद्दात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रंशादूबुद्विनाशो दुद्धिनाधात्मरणश्यति ॥ 
( गीता २ | ६२-६३ ) 
† पाचवे अभ्यायफे पचीसें दळोकमें “यतात्मानः पद तथा छन्दीसमें 
इलोकमें 'यतःचेसाम? पद; छठे अध्यायके सातवे इलोकर्मे "जितात्मनः? पद 
और इसी ( वारइवें ) अध्यायके चोदहवें इलोकमे यतात्मा? पद मन-पुदि- 
इन्द्रियोके सहित शरीरको वशमें रम्वनेवाले सिद्ध भक्तोके लिये आये हं । 
सिद्ध भक्तोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि खाभाविक दो पूर्णतया वगामें 
रहते हैं । 
चौथे अध्यायके इकक्रीसवें दलोकमें यतचित्तात्मा? पद ओर अठारहवें 
अध्यायके उनचासवें झलोकमें 'जितात्माः पद्‌ मन, बुद्धि; इन्द्रियों आदिक 
बामे करनेवाले साधकोंके लिये आवे हैं । 
तेरहवें अध्यायक सातवें शलोकर्मे "आत्मविनिग्रहः पद भी इसी 
अर्थे प्रयुक्त हुआ है । 


१०२ गीताका भक्तियोग ` [ अ० १२ 


` विहित सम्पण कर्मोका वाचक है । सवकर्मफलत्यागका अमिप्राय 


खरूपसे कमफल्का त्याग न दोकर कमफलमें ममता, आसक्ति 
कामना, वासना आदिका त्याग ही है । 
कर्मफलके चार विभाग हैं-- 

(क) प्रारब्ध 

( १) पाध कमंफल--प्राख्यानुसार प्राप्त शरीर, जाति, वग, 
वस्तुएं, प्राणी, धन-सम्पत्ति, निधनता, रोग, नीरोगता, अधिकार 
` आदि सव आप्त कमफ़छ'के अन्तगत आते हैं । 

(२) अप्राप्त कर्मफल-प्रारव्धकमके फलरूपमे जो अनुकूळ 
या प्रतिकूल परिस्थिति भविण्यमें मिळनेवाळी है, वह सत्र “अप्राप्त 
कर्मफल? है | 

( ख )_क्रियमाण-- 

( ३) इष्ट कर्मफळ--तरतमान जीवनमें किये जानेवाले नये 
कर्मोका फळ, जो कर्मोके पश्चात्‌ तत्काळ प्रत्यक्ष मिलता हुआ 
दीखता है, वह 'दृष्ट क्मफळ” है; जेसे--भोजन करनेसे तृप्ति हो 
गयी, नोकरी करनेसे पेसे मिल गये, खेती करनेसे अनाज हो गया, 
दवा लेनेसे रोग दूर हो गया इत्यादि । 

(४ ) अदृष्ट कर्मफल--वतमान जीवनमें किये जानेवाळे 
नये कर्मॉका जो फल कालान्तरमें इस लोक और परलोकमें अनुकूलता 
या प्रतिकूलताके रूपमें मिळनेवाला हैं, जो संचितरूपसे है और 


संचितरूपसे हो रहा है तथा जिसके भोगका विधान अः हो रहा है तथा जिसके भोगका विधान अभी नहीं वना 


है, वह 'अद्ृष्ट कमफल? है । 


न्छोक ११ ] रीताका भक्तियोग १०३ 


'समकमफछत्यागःका व्यापक अर्थ हैं---प्राप्त कर्मफल्में 

ममता न करना, अप्राप्त फलकी इच्छा न करना, दृष्ट फन्में 
आग्रह, आसक्ति न रखना ओर अद्र फलकी आशा न रखना | 

कमफळत्यागके साधनम कर्माको खरूपसे त्यागनेकी वात नहीं 
कही गयी; क्योंकि कर्म करना तो अनिवाय है---“आरुरुलो- 
सुँनेयोंगं कर्म कारणसुच्यते” ( गीता ६ । ३ ) थोगमें आरद 
होनेकी इच्छाबाले मननशील पुरुषके डिये योगकी प्रापिमें निप्कामभावसे 
कम करना ही हेतु कहा जाता है, जेसा कि पहले कद्द चुके हैं 
आवश्यकता केवल कर्मा एवं उनके फर्छोमे ममता, आसक्ति, कामना 
आदिके त्यागकी ही है | 

कमंयोगके साधकको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये; क्योकि 
कमफल-त्यागकी वात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जव घुल 
होना ही नहीं है तो क्यों न कर्मोको ही त्याग दिया जाय ! 
इसलिये भगवानूने दूसरे अध्यायके सेंताटीसत्रे स्लोकर्मे कमप्रधान 
कमयोगकी चात कहते हुए “मा ते सङ्गोऽस्त्वक्रमंणि' तेरी कम न 
करनेमें आसक्ति न होः---यह कहकर साधके हिये अकमण्यता 
( कमक त्याग )का निषेध किया हे । 

अठारहवें अध्यायक नर्वे इलोकमें भगवानूने सात्विदा त्यागे 
लक्षण चतळाते हए कमोंमें फलासक्तिके त्यागको ही "सात्विक त्याग! 
कहा है, न किं खरूपसे कमोंके व्यागको---/सह त्यक्तवा फलं 
चैव स त्यागः सात्विको मतः ( गीता १८1९) | 

फलासक्तिको त्यागकर क्रियाओंको करते रहनेसे क्रियार्थोको 
करनेका वेग शान्त हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है | 


१०४. गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


फलकी इच्छा न रहनेसे कमोंसे सवथा सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है 
भौर नयी आसक्ति पैदा नहीं होती । फिर साधक कृतकृत्य हो जाता 
है । पदाथेमिं राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही 
क्रियाओंमें वेग : उत्पन्न करनेवाली है । इनके रहते हुए हृठप्रवक 
क्रियाओंका त्याग करनेपर भी क्रियाओंका वेग शान्त नहीं होता । 
राग-द्वेष रहनेके कारण साधककी प्रकृति पुनः उसे कमेमिं लगा देती 
है । अतः राग-द्वेषादिको त्यागकर ( निष्कामभावपूवक ) कतंब्यकम , 
करनेसे ही क्रियाओंका वेग शान्त होता है । 
जिन साधकोंकी सगुण-साकार भगवानमें खाभाविक श्रद्धा 
और भक्ति नहीं है, अपितु व्यावहारिक और लोकहितके कार्य करनेमें 
ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकोंके लिये यष्ट ( सर्वेकरम- 
फलत्याग-रूस ) साधन वहुत उपयोगी है» । 
भगवानूने जहाँ भी 'कर्मफलत्यागश्की बात कही है, वहाँ 
आसक्ति और फलेच्छाके त्यागका अध्याहार कर लेना चाहिये; क्योंकि 


% दूसरे अध्यायके सँताळीसवें इलोकमें “मा फलेषु कदाचन? पर्दोसे, 
पाँचवें अध्यायके वारहवं इछोकमें ध्युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा? पदोसे, छठे 
अध्याये पहले इलोकमें "अनाश्रितः कर्मफलम्‌? पदोंसे, इसी ( बारहवं ) 
अध्याये वारहवें इलोकमें "कर्मफलत्यागः? पदसे; अठारहवें अध्यायके 
छठे इलोक्रमें 'सद्धं त्यक्त्वा फलानि च? पदोंसे, नवें इलोकमें “सङ्गं त्यक्त्वा फलं 
चेच’ पदोसे; ग्यारहवं इलोकमे “कर्मफलत्यागी? पदसे, वारहवें इलोकमें “ननिविधं 
कमणः फलम्‌ भवति अत्यागिनाम्‌? पदोंसे और तेईसवें इलोक्रमे “अफल- 
प्रेप्सुना? पदसे ( इसी भावसे ) कर्मफल-त्यागफे करनेक्ी बात कही गयी 
हे । इन पदोंमें कर्मफल-त्यागके अन्तर्गत कर्मो और उनके फलोमे ममता- 
आसक्तिका त्याग ही निर्दिष्ट हुआ है । 


स्छोक ११] गीताका भक्तियोग १०५ 


भगवान्‌के मतमें आसक्ति और फलेच्छाका पूणतया त्याग होनेसे ही 
कमेसि सवथा सम्बन्ध-विच्छेद होता है» । 


अठारहवें अध्यायके दूसरे इळोकमें 'सबंकमंफलत्यागमः पद 
विद्वानोंके मताचुसार केबल कमफलकी 'कामना'के त्यागके लिये 
आया है । कमेमिं ममता-आसक्तिके त्यागकी बात इसके अन्तर्गत नहीं 
आयी है । इसलिये वहाँ पूण कमफल्त्यागकी वैसी वात नहीं है, 
जैसी वात भगवानने 'सवकमफलत्यागम्‌? पदसे ( अपने मतानुसार ) 
यहाँ कही है । यदि विद्वानोंके मतमै भी 'सर्वकमफलत्यागम!का 
अभिप्राय कमफलमें आसक्ति और कामना--दोनोंका त्याग करना होता 
अर्थात्‌ उनका मत पूर्ण होता तो भगवानको अलगसे ( गीता १८ । 
६ में) अपना सत बतलानेकी आवश्यकता नहीं रहती । अतः 
अठारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें 'सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च” पदोंसे 
भगवानूने क्मफलमें आसक्ति और कामनाके त्यागको ही अपना 
निश्चित मत बतलाया है ॥ ११ ॥ 

लगम्बन्व- 

सगवानूने आठवें श्लोकसे ग्यारहवे रलोकतक एक साधनमें 

असमर्थ होनेपर दूसरा, दूसरे साधनमें असमर्थ होनेपर तीसरा 


# एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
( गीता १८1६ ) 
हे पार्थ | इन ( यज्ञ-दान-तपरूप ) कर्मोको तथा और भी सम्पूर्ण 
कर्वव्य-कर्मोको आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके अवश्य करना चाहिये; 
यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है |? 


"१०६ ` शीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


. और तीसरे साधनमें असमर्थ होनेपर चोथा साधन वताया | इससे 
यह शङ्का हो सकती है कि अन्तमें वताया गया “सर्वकर्मफलत्याग” 
साधत कदाचित्‌. सबसे निम्न श्रेणीका हो | क्योंकि उसे सबसे 
अन्तमें कहा गया तथा भगवानूने उस ( सर्वकर्मफलत्याय )का 
कोई फल भी नहीं बताया । इस झङ्ाका निराकरण करते हुए 
भगवान्‌ सर्वकर्मफलत्याय साधनकी श्रेष्ठता तथा उसका फल 
वतलाते हैं | 
इलोक--- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्यानाद्ध/ःयातं विशिष्यते । 


व्यानात्क्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरतन्तरम्‌ ॥१२॥ 
भावार्थ-- 


अभ्याससे शास्रज्ञान श्रेष्ट हैं, शाखज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है और 
ध्यानसे भी सब कमोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है । कर्मफलत्यागसे 
तत्काल ही परमशान्ति ग्राए हो जाती है; क्योंकि कमफल्त्याग्में 
असतसे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 
` जिस “अम्यासममें ज्ञान, ध्यान और कमफलत्याग नहीं है तथा 
जिस ज्ञान? में अभ्यास, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं है---उन 


-....दोनोमे. अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जिस ज्ञान 


में अभ्यास, ध्यान और कमफल्त्याग नहीं है, तथा जिस “व्यानशे 
ज्ञान और कमफळत्याग नहीं है-- उन दोनोंमें ध्यान ही श्रेष्ठ है | 
' पुनः जिस ध्यान? में ज्ञान और कमफलत्याग नहीं है तथा जिस 'कमफल- 
त्याग”में ज्ञान और ध्यान नहीं है--उन दोनोंमें 'कमफलत्याग? ही 
श्रेष्ठ है; क्योंकि एकमात्र कमफल्त्यागसे ही परमशान्तिकी प्राप्त 


~ 


टर 


स्छोक १२] गीताका भक्तियोग १०७ 


( भगव्ह्याप्ि ) हो जाती है । इसका कारण यह है कि आसक्ति 


_और फलेच्छाके कारण ही दुःखरूप संसारसे सम्बन्ध उतृन्न होता 
है ओर कमफल्त्यागमें आसक्ति और फलेच्छाका नाश होता हैं | 


कमफलत्यागका अथ है---आसक्ति, ममता और कामनाका 
त्याग | अतः कमफळत्यागसे ( संसारके प्रति आसक्तिका नाश होनेक्रे 
कारण ) साधक अन्तःकरणकी खच्छता, प्रसन्नता एवं शान्तिको प्राप्त 


कर लेता हँ--“आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति? ( गीता 
२ । ६४ ) । शान्तिकी स्थितिमें भी आसक्तिके त्यागका क्रम वना 
रहने ( शान्तिका उपभोग न करने ) से सूकम अहे” भी मिट जा सुक्ष्म “अह? भी मिट जाता, 


है और तत्त्तज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । फिर जन्म-मरणका कोई , 


कारण ही न रहनेसे मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है ही न रहनेसे मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


अन्चय---- 
हि, अभ्यासात्‌, हानम्‌) श्रेयः) ज्ञानात्‌) ध्यातस्‌, विशिप्यते, 
ध्यानात्‌, फर्मफरुत्यानः, ( विशिष्यते ), त्यागात, अनन्तरम्‌; 
क्रान्तिः ॥ १२ ॥ 
पद-व्याख्या-- 
हि--क्योंकि । 
ग्यारहवें छोकमें भगवानने कमफलत्याग करनेकी आज्ञा दी 
थी । उस कमफळत्यागकी श्रेष्ठता वतळानेके लिये यहाँ “हि? पदका 
_ प्रयोग किया गया है । 
भगवानूने आठवें छोकसे ग्यारहवे छोकतक एक-एक साधनमें 
असमथ होनेपर क्रमशः समपणयोग, अभ्यासयोग, भगवदथं कम और 
कमफलत्याग--ये चार साधन बतलाये । इससे प्रायः ऐसा प्रतीत 


१०८ गीतांका भक्तियोग [ अ० १२ 


होता है कि क्रमशः पहले साधनकी अपेक्षा आगेका साधन निम्न 
श्रेणीका है; और अन्तमें कहा गया कमफलत्यागका साधन सबसे ` 
निम्न श्रेणीका है । इस बातकी पुष्टि इससे भी होती है कि पहलेके 
तीन साधनोंमें भगवद्मापिरूप फळकी वात ( “निवसिष्यसि 
मय्येंब', "मामिच्छाप्तुं तथा 'सिद्धिसवाप्स्थसिः--इन पदोंद्वारा ) 
सांथ-साथ कही गयी; परंतु ग्यारहवे छोकमें जहाँ कमफलत्याग 
करंनेकी आज्ञा दी गयी है, वहाँ उसका फल “भगवल्याप्रि नहीं 
बतलाया गया । 

उपयुक्त समी श्रान्त धारणाओंका निराकरण करनेके लिये यह 
वारहवोँ छोक कहा गया है । इसमें भगवानूने कमफलत्यागको श्रेष्ठ 
और तत्काल परमशान्ति देनेवाला बतलाकर यह स्पष्ट कर दिया है 
कि इस चोथे साधनको कोई निम्न श्रेणीका न समझे; क्योंकि इस 
साधनमें आसक्ति, ममता एवं फळेच्छाके त्यागकी ही प्रधानता होनेसे 
जिस तत्त्वकी प्राप्ति समपणयोग, अभ्यासयोग एवं भगवदथ कम करनेसे 
होती है, ठीक उसी तत्त्वकी प्राप्ति कमेफलत्यागसे भी होगी । 

वास्तवमें उपयुक्त चारों साधन &तन्त्ररूपसे भगवि करानेवाले 
हैं। साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताकी भिन्नताके कारण 
ही भगवानूने आठवेंसे ग्यारहवें छोकतक अलग-अलग साधन 
कहे हैं । 

जहाँतक कमफलत्यागके फल ( भगवतापि )को अलगसे 
वारहवे इलोकमें कहनेका प्रश्‍न है, उसमें यही विचार करना चाहिये 
कि संमपणयोग, अभ्यासयोग एवं भगवदर्थ कम करनेसे भगवद्माति - 


जी 


म्छोक १२ ] गीताका भक्तियोग १०९. 


होती है, यह तो प्रायः प्रचलित ही है; किंतु कमफलत्यागसे भी 
भगवद्माप्ति होती है, यह वात प्रचलित नहीं है । इसीळिये प्रचलित 
साधनोंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता वतळानेके डिये बारहवाँ शोक 
कहा गया है और उसीमें कमफलत्यागका फळ कहना उचित 
ग्रतीत होता है । 

अथ्यासात्‌--अभ्याससे । 

महर्षि पतञ्जलि कहते हैं---'तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ७ 
(योगदशन १। १२) अर्थात्‌ किसी एक विषयमें स्थिति (स्थिरता) 
प्राप्त करनेके लिये बार-बार प्रयत्न करनेका नाम “अभ्यास” है । 

यहाँ ( इस इछोकमें ) “अभ्यास शब्द केवळ अभ्यासरूप 
क्रियाका वाचक है, अम्यासयोगका वाचक नहीं; क्‍योंकि इस 
( प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि ) अभ्यासमें शाखज्ञान और ध्यान नहीं 
है तथा कमंफलकी इच्छाका त्याग भी नहीं है । जड़तासे सम्बन्ध- 
बिच्छेद होनेपर ही योग होता है, जब कि उपयुक्त अभ्यासमें जडता 
( शरीर, इन्द्रियॉ, मन, बुद्धि )का आश्रय रहता है | 

जानम्‌ श्रेय--शाखज्ञान श्रेष्ठ है । 

यहाँ 'ज्ञानः शब्दका अथ शाख्रज्ञान है, तक्तज्ञान नहीं; 
क्योंकि तत्त्वज्ञान तो सभी साधनोंका फल है । अतः यहाँ जिस 
ज्ञानकी अभ्याससे तुलना की जा रही है, उस ज्ञानमें न अभ्यास है, 
न ध्यान है और न कमेफलत्याग ही है | जिस अभ्यासमें न ज्ञान 
है, न ध्यान है और न कमफलत्याग ही है--ऐसे अभ्यासकी 
अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है । 


pS AO 


११०: ट गीताका भक्तियोग [ अ० १२५ 


झाखोंके अध्ययन और सत्सङ्गके द्वारा आध्यात्मिक जानकारीको 
तो प्राप्त कर छे, पर न तो उसके अनुसार तत्त्व ( वास्तविकता )का 
अनुभव करे और न ध्यान, अभ्यास और कर्मफळत्यागरूप किसी 
साधनका अनुष्ठान ही करे--ऐसी ( केवल झाख्ोंकी ) जानकारीके छियेः 
यहाँ 'ज्ञानम पद प्रयुक्त हुआ है । इस ज्ञानको उपयुक्त अभ्यासकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ कहनेका अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक ज्ञानसे रहित 
अभ्यास भगवत्मापिमें उतना सहायक नहीं होता, जितना अभ्याससे 
रहित “ज्ञान? सहायक होता है | कारण यह कि ज्ञानसे भगवत्प्रापतिकीः 
अभिलाषा जाग्रत्‌ हो सकती हैं, जिससे संसारसे ऊपर उठना जितना. 
सुगम हो सकता है, उतना अम्यासमात्रसे नहीं 1# 

*श्रीसद्भवद्गीतामे 'ज्ञानम्‌? पदके अन्य प्रयोग अर्थमेदसहितः 
इस प्रकार हैं-- 

चौथे अध्यायके चौंतीसवें इलोकमें एक बार तथा उन्तालीसबै 
इलोकमें दो वार क्षानमः पद; पाँचवें अध्यायके पंद्रहवें इलोकर्मे “ज्ञानम्‌ः- 
तथा सोलहवे इलोकर्मे ज्ञानेन? एवं “ज्ञानम? पद, तेरहवें अध्यायफे दूसरे इलोकमें 
दो वार ध्ञानम? पद और चोंदहवें अध्यायके पहले-दूसरे लोकें श्ञानम्‌ः 
पद तत्त्वज्ञानके वाचक हे | 

सातवें अध्यायके दूसरे और नवें अध्यायके पहले इलोकमें «ज्ञानम्‌? 
पढ्‌ भगवानके निर्गुण-निराकार तच्तके प्रभाव, माहात्म्य और रहस्य- 
सहित यथार्थ ज्ञानका वाचक है और 'विज्ञानम्‌ पद भगवानके सगुण- 
निराकार तथा दिव्य साकार तत्त्वके लीला; रहस्य; गुण, महत्व एवं प्रभाव- 
सहित यथार्थ ज्ञानका वाचक है । 

दसवें ,अध्यायके चोथे स्लोकमें 'जञानम्‌?पद साधारण ज्ञानसे लेकर . 
तत्त्वज्ञानतकका वाचक है | 


ज्छोक १२ ] गीताका भक्तियोग ` १११ 


ज्ञानात्‌ ध्यानम्‌ विशिष्यते-शा्-ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है । 
यहाँ “ध्यान? शब्द केवळ मनकी एकाग्रतारूप क्रियाका वाचक है, 
ध्यानयोगका वाचक नहीं । इस ध्यानमें गाख्रज्ञान और कमफल्त्याग 
नहीं है । ऐसा ध्यान उस ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिस ज्ञानमें 
अभ्यास, ध्यान और कर्मफठत्याग नहीं है । कारण यह है कि भ्यानसे _ 
सनका नियन्त्रण होता इनका नियन्त्रण होता है, जब कि केवल शाल्-ज्ञानसे मनका नि जब कि केवल शाख्न-ज्ञानसे मनका नियन्त्रण 
नहीं होता । इसलिये मन-नियन्त्रणके कारण ध्यानसे जो ;शक्ति 
सश्चित होती है, वह शाख-ज्ञानसे नहीं होती । यदि साधक उस 
` शक्तिका सदुपयोग करके परमात्माकी ओर बढ़ना चाहे, तो जितनी 
सुगमता उसे होगी, उतनी शास्त्र-ज्ञानवाळेको नहीं । इसके साथ- 
साथ ध्यान करनेवाले साधकको (यदि वह शाख्रका अध्ययन करे, तो) 
साधनरूप ज्ञानका वाचक है । तेरहवें अध्यायके ही सत्रहवे इलोकर्मे 
“ज्ञानमःपद ज्ञानस्वरूप परमात्माके लिये आया है । 
तीसरे अध्वायके उन्ताछीसवें-चालीसवें इलोकोंमें, चोदहवें अध्यायके 
सवें, ग्यारहनें ओर सत्रहयें इलोकमें तथा पंद्रहवें अध्यायके पंद्रहवे 
उत्करे “ज्ञानम्‌? पद्‌ विवेक-ज्ञानके अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं । 
दसवें अध्यायके अड़तीसवें तथा अठारहवे अध्यध्यके अठारहवें- 
उन्नीसवें इलोकोमे '्ञानमःपद्‌ साधारण ज्ञानके वाचक हे । अठारहवें 
अध्यायके ही बीसवें इलोकर्मे ल्ञानमःपद सात्विक ज्ञानका, इकीसवें 
इलोकमें दो वार प्रयुक्त “ज्ञानम्‌? पद लौकिक ज्ञानका तथा वयालीसवें 


इलोके “ज्ञातम? पद शास्त्रज्ञानका वाचक है । 
अठारहवें अध्यायके तिरसठवें इलेक्रमें "ज्ञानम्‌? पद सम्पूण 


जीतोपदेशफे ल्यि आया हैं । 


११२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


मनकी एकाग्रताके कारण वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति वहत सुगमतासे 
हो सकती है, जब कि केवल शात्राध्यायी साधकको ( चाहनेपर भी ) 
सनकी चञ्चलताके कारण ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है |# 

ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः ( विशिष्यते )—व्यानसे (भी) 
सब कमोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है । 

ज्ञान और कमफलत्यागसे रहित “यान? की अपेक्षा ज्ञान और 
ध्यानसे रहित 'कमफलत्याग' श्रेष्ठ है । यहाँ कमफलत्यागका अर्थ 
कर्मों एवं कर्मफलोंका खरूपसे त्याग नहीं है, अपितु कमो और 
उनके फलोंमे ममता, आसक्ति एवं कामनाका त्याग ही है । 


कृमेमिं आसक्ति और फलेच्छा ही संसाः संसारमें वन्धनका कारण है । 
आसक्ति और फलेच्छा न रहनेसे कर्मफलत्यागी ! पुरुष सुगमतापूवक 
संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
रीर, इनो मन, बुद्धि, योग्यता, सामथ्य, पदाथ आदि जो 
कुछ हमारे पास है, वह सब-का-सब संसारसे ही मिला हुआ है, 
अपना व्यक्तिगत नहीं है । इसलिये. कर्मफलत्यागी अर्थात्‌ कर्मयोगी 
मिली हुई ( शरीरादि ) सव सामग्रीको अपनी और अपने ळिये न 


मानकर उसे निष्कामभावपूवक संसारकी ही ~नकाममावूयक संसारी ही सेवामे लगा माका संसारको ही सेवायें त्या देता है। है । 


अ तेरहवें अध्यायके चोबीसव श्लोक “व्यानेन? पद्‌ साधनरूप 
ध्यानका वाचक है। दूसरे अध्यायके बासठवें ३लोक़में “ध्यायतः पद्‌ 
चिन्तनफे अर्थम आया है | इसी ( वारहवें ) अध्यायके छठे इलोकमें 
“ध्यायन्तः पद्‌ अनन्य-चिन्तनके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । अठारहवें 
अध्याये वावनवें इलोकमें “ध्यानयोगपर्‌+ पद निर्गुण-तच्वक्रा ध्यान करने- 
वाले पुरुषके लिये आया है | 


शोक १२ ] गीताका भक्तियोग ११३ 


इस प्रकार मिली हुई सामग्री ( जडता )का प्रवाद संसार ( जडता) 

की ही ओर हो जानेसे उसका जड़तासे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 

हु जाता है और उसे परमात्मासे अपने स्वाभाविक और नित्यसिद्ध 

। सम्बन्धका अनुभव हो जाता है । इसलिये कमयोगीके लिये अछगसे 

| ध्यान लगानेकी आवश्यकता नहीं है | यदि वह ध्यान लगाना भी 

चाहे, तो कोई सांसारिक कामना न होनेके कारण वह सुगमतापूर्वक 

ध्यान लगा सकता है, जब कि ध्यान करनेवाले सामान्य कोटिके 
साधकको सकामभावके कारण श्यान लगानेमें कठिनाई होती है । 


गीताके छठे अध्यायमें वर्णित ध्यानयोगके प्रकरणमें भगवानूने 
वतळाया है कि ध्यानका अभ्यास करते-करते अन्तमं जव साधकका 
चित्त एकमात्र परमात्मामें भलीमाँति स्थित हो जाता है तत्र वह 
सम्पूणं कामनाओंसे रहित हो जाता है और चित्तके उपराम होनेपर 
वह 'खयंसे परमात्मतच्वमें थित हो जाता है; * परंतु कमयोगी 
सम्पूण कामनाओंका त्याग करके तत्काल “खयं'से परमात्मतततमें 
% यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवक्रामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
(गीता ६। १८ ) 
“भलीभाँति वशम किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामे ही 
स्थित हो जाता दै, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्प्रहारहित पुरुष योगयुक्त 
कहलाता है ।! 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि दुष्यति ॥ 
(गीता ६1 २० ) 


११४ ` गीताका भक्तियोग [.अ० १२ 
. स्थित हो जाता है#। कारण यह है कि ध्यानमें परमात्मामें चित्त 


लगाया ज़ाता है, इसलिये उसमें चित्त ( जडता )का आश्रय रहनेके 
कारण चित्त ( जडता )के साथ बहुत दूरतक सम्बन्ध वना रहता है। 
परंतु कमयोगमें ममता और कामनाका त्याग किया जाता है, इसलिये 
उसमें ममता और कामना ( जडता )का त्याग करनेके साथ ही चित्त 
(जडता)का भी खतः त्याग हो जाता है जडता )का भी खतः त्याग हो जाता है । इसलिये परिणाममें 
समानरूपसे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर भी ध्यानका अभ्यास 
करनेवाले साधकको ध्येयमें चित्त लगानेमें कठिनाई होती है तथा उसे 
परमात्मतत्तका अनुभव भी बिलम्त्रसे होता है, जब कि कमयोगीको 
परमात्मतखका अनुभव सुगमतापूवक एवं शीघ्रतासे होता है । इससे 
सिद्ध होता है कि ध्यानकी अपेक्षा कमयोगका साधन श्रेष्ठ है । 


| कुछ नहीं, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये और अपने 
लिये Le] © 
(| लिये कुछ नहीं करना---यही कमयोगका मूल महामन्त्र है, जिसके 
कारण यह सव साधनांसे विलक्षण हो जाता है--“कर्मयोगो विशिष्यते? 
(गीता ५।२)। 
“ध्यानयोगके अम्याममे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो 
स वस्थामें ००० 
जाता है और जिस अ स्वयंसे परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ 
परमात्माम ही संतुष्ट रहता है ।? 
# प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना तुषः स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥ 
. (गीता २ । ५५) 
'हे अजुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमै स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको 
भलीभाँति त्याग देता है और स्वयंसे परमात्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस 
कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है |? 


स्छोक १२] गीताका भक्तियोग ११५. 


त्यागाद्‌--त्यागसे । 
, यहाँ 'त्यागातःपद 'कमफलत्याग'के लिये ही आया है । त्याग 


के रूपको विशेषरूपसे समझनेकी आवश्यकता है । त्याग न तो 


|] ~ व, > 
उसका हो सकता है, जो अपना खरूप है और न उसीका (त्याग ) 
हो 'सकता है, जिसके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है | 
७ हि औं 
उदाहरणाथ---अपना स्वरूप होनेके कारण प्रकाश और उष्णता- 


से मयका वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग नहीं हो सकता, ' 


उसका त्याग करना असम्भव है | इसके विपरीत अपना खरूप न 
होनेके कारण अन्धकार और शीतळ्तासे सयका वियोग भी कहना 
नहीं बनता; क्योंकि अपना खरूप न होनेके कारण उनका वियोग 
अथवा त्याग नित्य और खतःसिद्ग है । अतएव वास्तवमें त्याग उसीका 
होता हैं, जो अपना नहीं है, पर भूळ्से अपना मान लिया गया है । 

जीव खयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड और 
विनाशी है । जीव मूलसे (अपने अंशी परमात्माको भूलकर ) 
विजातीय संसारको अपना मान लेता है । इसलिये संसारसे माने हुए 
सम्बन्धका ही त्याग करनेकी आवश्यकता हैँ । 

धमफल्त्याग”में संसारसे माने इए सम्बन्धका त्याग हो जाता 
है । इसलिये यहाँ “त्यागात? पद कर्मो और उनके फलों ( संसार ) 
के साथ भूलसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेके अथमें ही प्रयुक्त 
हुआ है | यही त्यागका वास्तविक खरूप है । 

प्याग'के अन्तगत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदिके फलका 
त्याग भी समझना चाहिये; क्योकि जबतक जप, मजन, ध्यान, समाधि 
अपने लिये की जाती है, तबतक व्यक्तित्व बना रहनेसे बन्धन वना 


११६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


रहता है । अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी 
बन्धन ही है । इसलिये किसी भी क्रियाके साथ अपने लिये कुछ 
मी चाहनरखनाहील्याआ्हे] न 

अनन्तरम--तत्काल ही | 

शान्तिः--परमशान्ति (प्राप्त हो जाती है ) । 

यहाँ “शान्ति! पदका तात्पय परमशान्तिकी प्राप्ति है । इसीको 
' भगवद्याप्ति कहते हैं । 
` - अभ्यास, ज्ञान और ध्यान--तीनों साधनोंसे वस्तुतः कमफल- 
त्यागरूप साधन श्रेष्ठ है । जबतक साधकमें फलकी आसक्ति रहती 


है, तबतक वह ( जड़ताका आश्रय रहनेसे ) मुक्त नहीं हो सकता-- 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
( गीता ५। १२ का उत्तराद्ध ) 


“सकाम पुरुष कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर वैधता है) 
इसलिये फलासक्तिके व्यागकी आवश्यकता अभ्यास, ज्ञान और 
च्यान--तीनों ही साधनोंमें है । जडता अर्थात्‌ उतत्ति-विनाशशीछ _ 
वस्तुओंका सम्बन्ध ही अशान्तिका मुख्य कारण है । कमफलत्याग 
अर्थात्‌ कुमेयोगर्मे आरम्भसे ही कर्मा और उनके फलेमि आसक्तिका 
त्याग किया जाता है ।% इसडिये जड्ताका सम्बन्ध न रहनेसे कम- 
योगीको शीघ्र परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है-- 
# कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 


(गीता ५। ११) 
कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय; मन, बुद्धि और शरीरद्वारा 
भी आसक्तिको. त्यागकर अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये कर्म करते हैं |! - 


स्छोक १२] गीताका भक्तियोग ११७ 
युक्तः कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्तोति नेष्ठिकीम । 
(गीता ५ । १२ का पूर्वार्द ) 
९ -२ क्य 
कमयोगी कर्मोके फलका त्याग करके भगवत्प्रातिरूप परमशान्ति- 
को प्राप्त होता है ।?# 
कमेफलत्याग-सम्बन्धी विशेष बात 


© ९ 
“कमफलत्याग' कमयोगका ही दूसरा नाम है । कारण कि कमयोगका ही दूसरा नाम है । कारण कि. 


कमयोगमें 'कमफलत्याग' ही मुख्य है । यह कमयोग भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले ही लुप्तप्राय हो गया था (गीता 
४ । २ ) । भगवानूने अजुनको निमित्त बनाकर कृपापूवक इस कम- 
योगको पुनः प्रकट किया ( गीता ४ । ३ ) । भगवानूने इसे प्रकट 
ही नहीं किया, अपि तु इसे “योग? संज्ञा देकर प्रत्येक परिस्थितिमें 
प्रत्येक मनुष्यको कल्याणका अधिकार प्रदान किया । अन्यथा 
अध्यात्ममागके विषयमें कमी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि 
एकान्तके बिना, कर्मोको छोड़े विना, वस्तुओंका त्याग किये बिना, 
खजनोंके त्यागके त्रिना--प्रत्येक परिस्थितिमे मनुष्य अपना कल्याण 
कर सकता है ! 

# दूसरे अध्यायके सत्तरवें-इकहत्तरवं छोकोंमे, चोथे अध्यायफे 
उन्तालीसवें 'छोकमें, पाँचवें अध्यायके वारहवें तथा उन्तीसवें “छोकॉर्म, छठे 
अध्यायके पंद्रहवें छोकमे, नवें अध्यायके इकतीसवे श्ठोकमै ओर अठारहवें 
अध्यायके वासठवें “होकमे आया “शान्तिम्‌? पद्‌ परमशान्तिका वाचक है | 

दूसरे अध्यायके छाछठवें शोकम और सोलहवें अध्यायके दूसरे 
खछोकमें “शान्ति: पद तथा अठारहवे अध्यायके तिरपनवें छोकमें “शान्तः _ 


पद अन्तःकरणकी शान्तिके लिये आया है । 


११८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२. 


अजुनने भी युद्ध-जैसे घोर कमको अपने कल्याणमें महान्‌ 
बाधक समझा ( गीता १ । ३१ ) तथा ऐसे घोर हिंसात्मक कम 
करनेकी अपेक्षा मरना ही उचित समझा ( गीता १। ४६ )। 
परंतु भगवान्‌को यह अभीष्ट नहीं था । उन्होंने अजुनकी किंकतव्य- 
` विमूढृताको. भलीमाँति समझ लिया और दूसरे अध्यायके ग्यारहवें 
छोकसे सांख्ययोगविषयक उपदेश प्रारम्भ किया | इस सांख्ययोगके 
विषयकी समाप्ति भगवानूने “एषा ते5मिहिता सांख्ये” ( गीता २ । 
३९ ) पदाँसे की । यहाँ “पषा? पदका तात्पय “खुखडुःखे समे 
कत्वा? ( गीता २ | ३८ ) छोकमें कहीं 'समता? से है । आत्मा- 
अनात्मा, सत-असव्‌, नित्य-अनित्य, चेतन-जड़ आदिके तत्त्वको 
यथाथ जाननेवाला सांख्ययोगी भी जय-पराजय, लाभ-हानि आदि 
अनुकूल-प्रतिकूलरूपसे प्राप्त प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहकर अपने 
कतव्यका पालन करता है । अतः जिस समताकी प्राप्ति सांख्ययोगसे 
सम्भव है, वही समता कमयोगसे भी सम्भव है । उस कमयोगका 
उपदेश भगवान्‌ “योगे स्विमां श्यणु' (गीता २। ३९ ) पदोसे 
प्रारम्भ करते है । 
_कमयोगमें फलासक्तिक फलासक्तिका त्याग ही मुख्य है । खस्थता-अखस्थता, 
घनवत्ता-निधनता, मान-अपमान, स्तुतिः निन्दा आदि सभी अनुकूल- 
प्रतिकूल परिस्थितियाँ कमॉके फलरूपमें आती हैं । इनके साथ राग- 


वेष रहनेसे कमी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती गीता २। 


४२-४४ )। 
उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्तु कमफल है | जो फलरूपमें मिला 
है, वह सदा रहनेवाळा नहीं होता; क्योंकि जब कम सदा नहीं 


है os SRNR 


. स्छोक १२ ] गीताका भक्तियोग टि ११९ 


- रहता, तव उससे उत्पन्न होनेवाळा फल सदा कैसे रहेगा १ इसलिये 
उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है | जो फल अभी नहीं 
` मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है | अतः फलासक्तिका 
-व्याग कमयोगका वीज है कमयोगका वीज र 


कमयोगमें क्रियाओंकी प्रधानता प्रतीत होती है और शरीरादि 
( जड़ ) पदार्थोके बिना क्रियाओंका होना सम्भव नहीं है, इसलिये 
कर्मो एवं फलोसे छुटकारा पाना कठिन प्रतीत होता है । पर यदि 
विचारपूवक देखा जाय तो मिली हुई कमे-सामग्री ( शरीरादि जड- 
पदार्थों )को अपनी तथा अपने किये माननेसे ही फलासक्तिका त्याग 
कठिन प्रतीत होता है । शरीरादि प्राप्त-सामग्रीमें किसी प्रकारकी 
_ आसक्ति न रखकर कतव्य-कम करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है# । वास्तबमें क्रियाएँ कभी वन्धनकारक नहीं होतीं । बन्धनका 
मूल हेतु कामना और फळासक्ति है। कामता और फलासक्तिके 
मिठनेपर कम अकम हो जाते हैं (गीता ४ । १९ से २३) | 
कम!का सम्वन्ध संसार ( जड़ )से ओर 'योगका सम्बन्ध 
खयं ( चेतन )से होता है । इसळिये “कम” सदैव संसारके लिये और 
“योग? सदैव अपने लिये होता है । 
# तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्करम परमाप्नोति पूरुषः | 
(गीता ३। १९) 
“इसलिये तू निरन्तर आसक्ति-रहित होकर कतंव्य-कर्मको भलीभाँति 
करता रह | क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको 
प्राप्त हो जाता दे |? 


, १२० `. - गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


भगवानूने कमयोगको कमंसंन्याससे भी श्रेष्ठ वतलाया है--- 
_तियोस्तु कर्मसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते ॥ ( गीता ५। २) 
भगवानके मतमें खरूपसे कर्मोका त्याग करनेवाला व्यक्ति संन्यासी 


नदी है, अपि तु कमफलका आश्रय न लेकर कन्य कलेवल 
कमयोगी संन्यासी है (गीता ६ । १ ) । आसक्तिरहित कमयोगी 
सभी संकल्पोसे मुक्त होकर सुगमतासे योगारूढ़ हो जाता है ( गीता 
६ | ४ ) । इतना ही नहीं, कमयोगीको भगवानने तपसी, ज्ञानी 
तथा कर्मसे भी श्रेष्ठ बतलाया है» । इसके विपरीत जो कमों एवं 
उनके फलोंको अपना (ममता) और अपने लिये मानकर सुख-भोगकी इच्छा 
रखते हैं, वे वास्तवमें पाप-भोग करते हँ---“भुञ्जते ते त्वघं पापा ये 
पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥' ( गीता ३ । १३ )। अतः फलासक्ति ही 
संसारमें वन्धनका मुख्य कारण है---'फले सक्तो निवध्यते? ( गीता 
५ | १२ ) । इसका त्याग ही वास्तवमें त्याग है † । 
# तपम्विभ्योऽधिक्रो योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिम्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
( गीता ६ । ४६ ) 
“योगी ( कर्मयोगी ) तपस्वियोसे श्रेष्ठ है, शासत्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ 
माना गया है ओर सक्राम कर्म करनेवालॉसे भी योगी श्रेष्ट हे; इसलिये हे 
अजुन ! तू योगी हो |? 
तन हि देहभता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
( गीता १८। ११) 
&ारीरघारी किसी भी मनुष्यफे द्वारा सम्पूर्णतासे सव कर्मोंका त्याग 
किया जाना शक्य नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी 
है--यह कहा जाता है |? . 


स्छोक १२] गीताका भक्तियोग १२१ 


किसी साधनपर नहीं । अन्य साधनोंका वणन करते समय भी कर्म- 
फल्त्यागको उनके साथ रखा गया है | भगवानके मतानुसार त्याग 
वही है, जिसमें निष्कामभावसे अपने कतव्यका पालन हो और फर्म 
किसी प्रकारकी आसक्ति न हो ( गीता १८ । ६ ) । उत्तम-से-उत्तम 
कमोमिं भी आसक्ति न हो और साधारण-से-साधारण कर्मोमें भी द्वेष न 
हो; क्योंकि कम तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायेगे, पर उनमें होने- 
वाळी आसक्ति ( राग ) और द्वेष रह जायगा, जो वन्धनका हेतु है । 
` इसके विपरीत अहंभाव तथ राग-द्वेषसे रहित मनुष्यक्रे सामने समस्त 
लेकोंका संह्वाररूप कतब्य-कर्म भी आ जाय तो भी वह वँध नहीं 
सकता ( गीता १८ | १७ )। इसीडिये भगवान्‌ 'कमफलत्याग'को 
सप, ज्ञान, कम, अभ्यास, ध्यान आदि साधनोंसे श्रेष्ठ वतलाते हैं । 
अन्य साधनोंमें क्रियाएँ तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष छाम 
दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है| परंतु फछासक्तिका 
त्याग कर देनेपर न तो कोई नये कम करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश 
आदिका परिवतन ही करना पड़ता है, अपितु साधक जहाँ है, जो 
करता है, जैसी परिस्थितिमें है, उसीमें ( फलासक्तिके त्यागसे ) बहुत 
„ सुगमतासे अपना कल्याण कर सकता है । 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गै नित्यतृत्तो. निराश्रयः | 


कर्मण्यमिप्रवृत्तोडपे नेव किंचित्करोति सः॥ 
(गीता ४ | २० ) 


प्समख्त करमोर्मे और उनके फलम आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
संसारके आश्रयसे रहित हो गया हे और परमात्मामें नित्यतृत्त है; वह कमेमि 
भळीभाँति बरतता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता |? 


a 3 FSS NS ही. 
MCN en ener 
त ० स न्य 


टी 
२२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभूति होती हे, प्राप्ति नहीं । जहाँ 
परमात्माकी प्रापि? कहा जाता है, वहाँ उसका अथ नित्यप्राकी 
प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिये । वह प्राप्ति साधर्नोसे नहीं 
है हा आले हो अपितु जड़ताके त्यागसे होती है | ममता, कामना और आसि 
ही जडता है । शरीर, मन, इन्द्रियाँ, पदाथ आदिको “मैं? या मेरा? 
मानना ही जडता हैं । ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन 
करते-करते जब जड़ताका सम्वन्ध-विच्छेद होता है, तभी नित्यप्राप्त 
परमात्माकी अनुभूति होती है । इस जडताका त्याग जितना कर्मफल- 
त्याग अर्थात्‌ कमयोगसे सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, 


*----८--५४५४॥॥४/४ तश गणा 


तप आदिसे नहीं । कारण कि ज्ञानादि साधनोमे क्रियाकी मुख्यता 


देले कृम-सामग्री ( शरीर, मन, बुद्धि, इरया ) ( शरीर, मन, वुद्धि, इन्द्रियाँ )से विशेष आन्तरिक 
सेयम वना रहता. है । इन साधनोंका लक्ष्य परमात्मग्रापि होनेते 
अन्तमें सफलता तो मिळ जाती है, किंतु उसमें विलम्तर और कठिनाई 
होती है | परंतु कमयोगमें प्रारम्मसे ही जडताके त्यागका लक्ष्य 
रहता हं । जड़ताका सम्बन्ध ही नित्यप्राप्त परमात्माकी उरण सनन ही नित्यप्रात्त परमात्माकी अनुसूतिमें 
मधान वाधा हे-_-यह वात अन्य साधनोंमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । 
यही कारण है कि भगवानूने प्रस्तुत इलोकमे कर्मयोगको ही श्रेष्ठ 
बतलाया है | 

कमयोगकी यह विछक्षणता है कि ज्ञानयोग या भक्तियोग--- 
किसी भी मागपर क्यों न चला जाय, कर्मयोगकी प्रणाली ( अपने 
, डिये कुछ न करना; फलासक्तिका त्याग ) आ ही जाती है | कारण 
कि मलुष्यमें क्रिया निरन्तर रहती है ( गीता ३ । ५ ), पर विचार 
तथा ध्यान निरन्तर नहीं रहता, अपितु समय-समयपर होता है । 


न्छोक १२ ] गीताका भक्तियोग १२३ 


थुतिमें भी कामनाओंके त्यागकी विशेष महिमा कही गयी है#। 
कोमनाओंके त्यागसे निषिद्ध-कर्मोका त्याग खतः होता है तथा निषिद्ध- 
कमोंके त्यागसे कामनाओंके त्यागका बल आता है । 


जव साधक यह ढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे कभी किसी 
दशामें मन, वाणी अथवा क्रियासे चोरी, झूठ, व्यमिचार, हिंसा, छल, 
कपट, अभक्ष्य-भक्षण आदि कोई शाख-विरुद्ध कम नहीं करने हैं, तो 
उसके द्वारा खतः ही विहित-कम होने लगते हैं । 
साधकको निषिद्ध-कर्मोके त्यागका ही निश्चय करना चाहिये, 
न कि विहित-कर्मोको करनेका | कारण कि यदि साधक विहित-कर्मोको 
करनेका निश्चय करता है, तो उसमें ब्रिहित-कम करनेका अभिमान 
आ जायगा और उसका 'अहं? सुरक्षित रहेगा । विहित-कम करनेका 
अभिमान रहनेसे निषिद्ध-कर्म अवश्य होते हैं । परंतु भें निषिद्व-कम 
नहीं करूँगा? इस निषेधात्मक निश्चयमें करिसी योग्यता, सामध्यकी 
अपेक्षा न रहनेके कारण साधकमें अभिमान नहीं आता और उसका 
“अहं? नष्ट हो जाता हैं | फलकी कामना तभी होती है, जत्र कुछ 
# यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्त्र हृदि श्रिताः। 
अथ मरत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइ्नुते | 
( कठोपनिषदू २ | ३ । १४) 
'साघकके हृदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जव समूल नष्ट हो जाती 
हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है ओर यहीं ( मनुष्व-शरीरमें 
ही ) ब्रह्मका भली-भाँति अनुभव कर लेता है |? 
“त्यागेनेफे अमृतत्वमानशुः | ( केवल्योपनिषदू ३ ) 
कई साधक त्यागे द्वारा ही अमृतत्वको प्राप्त हुए हैं |: 


८५ - र त vce ene 7 5५ 


१२४ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


किया जाता है | जब कुछ, करिया ही नहीं, केवळ निषिद्ध-कर्मका 
त्याग -ही किया है, तब फलकी कामना क्यों होगी ? अतएव”””"””” 
करनेका अभिमान न रहनेसे फलासक्तिका त्याग खतः हो जाता है । 
फलासक्तिका त्याग होनेपर शान्ति खतः सिद्ध है । 


निषिद्ध-कर्म न करनेका निश्चय होनेपर दो अवस्थारँ होती 
हैं--या तो विहित-कमोमिं प्रवृत्ति होगी या सबंथा निवृत्ति | विहित- 
_कमेमिं प्रदृत्तिसे अन्तःकरण निमल होता है और सवथा निवृत्ति होनेसे 
परमात्मामें स्थिति होती है । सवथा निवृत्तिका तात्पय वासनारहित 
अवस्थामें है न कि अकमण्यता या आलस्यसे; क्योंकि आलस्य आदि 
भी निपिद्व-कम है । 

कमयोगी अपनेको निरन्तर 'कर्ता? नहीं मानता | बह कम 
करते समय ही उस कमका कर्ता बनता है, दूसरे समय नहीं । कमका 
अन्त होनेक साथ ही उसके कर्तापनका भी अन्त हो जाता है। 
जैसे --बोलनेके समय वह “वक्ता? बनता है, बोलना समाप्त होते ही 
उसका कर्तापन ( में वक्ता हुँ) भी समाप्त हो जाता है । वास्तवमें 
कम करते समय भी वह अपनेको “उस कमका कर्ती वैसे ही नहीं 
मानता, जैसे नाटकमें खाँगधारी व्यक्ति कम ( अभिनय ) करते हुए 
भी वस्तुतः अपनेको उसका कर्ता नहीं मानता । इस प्रकार कमयोगीका 


कर्तापन निरन्तर नहीं रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रती, अपितु 
बदलती रहती हैं, वह वास्तवर्मे नहीं होती--यह सिद्धान्त है । 


अतएव कम करते हुए भी कमयोगीका कतृत्वानिमान सुगमतापूवक मिट 
जाता हे ओर उसका जड़तासे सवथा सम्वन्ध-विच्छेद हो जाता है | 


स्छोक १२ ] गीतका भक्तियोग १२५ 


साधन-सम्वन्धी विशेष बात 

भगवानूने नवें, दसवें और ग्यारहवें इलोकमें क्रमशः जो 
तीन साधंन ( अभ्यासयोग, भगवदर्थ-कम और कमफलत्याग ) 
चतळाये हैं, विचारपूवक देखा जाय तो उनमेंसे ( कमफलत्यागको 
छोड़कर ) प्रत्येक साधनमें शेष दोनो साधन भा आ जाते हैं। 
जेसे--( १) अभ्यासयोगमें भगवानके लिये भजन, नाम-जप 
आदि क्रिया ऐ करनेसे वह भगवदथ है ही और नाशवान्‌ फलकी 
कामना न होनेसे उसमें कमफलत्याग भी है, ( २ ) मगवदथ-कममें 
भगवानूके लिये कम होनेसे अभ्यासयोग भी है और नाझवान्‌ 
फलकी कामना न होनेमे कमफळत्याग मी है । 


वास्तवमें साधकको सबसे पहले_अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा अधरा 


उद्देश्यको सुनिश्चित करना चाहिये । इसके बाद उसे यह पह्दचानना 
चाहिये कि उसका सम्बन्ध वास्तवमें किसके साथ है । फिर चाहे 
कोई मी साधन करे- अभ्यास करे, भगवद्मीत्यथ कम करे अथवा 
कर्मफलत्याग करे, वही साधन उसके लिये श्रेष्ठ हो जायगा । 
जव साधकका यह लक्ष्य हो जायगा कि उसे भगवानको ही प्राप्त 


करना है और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकालसे उसका 


सगवानूके साथ खतःसिद्ध सम्बन्ध हैँ, है, तब कोई भी साधन उसके 


लिये छोटा नहीं रह जायगा | किसी साधनका छोटा या वडा होना 
लौकिक दृष्टिसे ही है । वास्तवमें मुख्यता उद्देश्यकी ही है । अतः 
साधकको चाहिये कि वह अपने उद्देश्यमें कसी किद्िन्मात्र भी 


मला 


१२६ ` गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


किसी साधवकी सुगमता या कठिनता साधककी “रुचि! 
` और उद्देश्य, पर निभर करती है । रुचि और उद्देश्य एक 
( भगवानका ) होनेसे साधन सुगम होता हे तया रुचि संसारको 
और उद्देश्य भगवानका होनेसे साधन कठिन हो जाता है । 


जेसे--भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करनेपर 
तृप्तिका अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर मोजनकी रुचि 
' सबकी भिन्न-भिन्न होनेके कारण भोज्य-पदाथ भी भिन्न-भिन्न होते 
हैं । इसी प्रकार साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार 
साधन भी मिन्न-मिन्न होते हैं, पर भगवानकी अग्राप्तिका दुःख तथा 
भगवग्माप्तिकी अमिळापा ( भूख ) सभी साधकोंमें एक ही होती 
है | साधक चाहे किसी भी श्रेणीका क्यों न हो, साधनकी 
पूणताके वाद भगवग्रापिरूप आनन्दकी अनुभूति ( तृत्ति ) भी 
सबकी एक-जेसी ही होती है | 


प्रस्तुत प्रकरणमें अजुनको निमित्त बनाकर भगवानूने मनुष्प- 
मात्रके कल्याणके लिये चार साधन बतलाये हे--( १) समपणयोग, 
( २ ) अभ्यासयोग, ( ३ ) भगवानूके ळिये ही सम्पूण कर्मोका 
अनुष्ठान और ( ४ ) सवेकर्मफलत्याग । यद्यपि चारों साधनोंका फळ 
भगवद्याप्ति ही हैं, तथापि साधकोंमें रुचि, श्रद्धा-विश्वास और 
योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भिन्न-भिन्न साधनोंका वणन हुआ है। 
वास्तवमें चारों ही साधन समानरूपसे खतन्त्र और श्रेष्ठ हैं | इसलिये 
साधक जो भी साधन अपनाये, उसे उस साधनको सर्वोपरि 
मानना चाहिये । 


स्छोक १२] गीताका भक्तियोग १२७ 


अपने साधनको किसी प्रकार हीन ( निम्नश्रेणीका ) नहीं 
मानना चाहिये और साधनकी सफलता ( भगवल्याति )के विषयमें 
कभी निराश भी नहीं होना चाहिये; क्योंकि कोई भी साधन 
निम्नश्रेणीका होता ही नहीं | यदि साधकका एकमात्र उद्देश्य 
EE हो, साधन उसकी रुचि, विश्‍वास तथा योग्यताके अनुसार 
हो, साधन पूरी शक्ति और तत्परता ( लगन ) से क्रिया जाय और 
भगवद्याप्तिकी उत्कण्ठा भी तीत्र हो, तो सभी साधन एक समान 
हैं । साधकको उद्देश्य, सामध्य एवं तत्परताके विषयमें कभी 
हतोत्साह नहीं होना चाहिये । भगवान्‌ साधकसे इतनी ही अपेक्षा 
रखते हैं कि वह अपनी पूरी शक्ति और योग्यताको साधनमें लगा 
दे । साधक चाहे भगवत्तत्तको ठीक-ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ 
भगवान्‌ तो उसके उद्देश्य, भाव, शक्ति, तत्परता आदिको भलीमाँति 
जानते ही हैं । यदि साधक अपने उद्देश्य, भावः चेष्टा, तत्परता; 
उत्कण्ठा आदिमें किसी प्रकारकी कमी न आने दे तो भगवान्‌ खयं 
उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । वास्तवमें अपने उद्योग, वळ, ज्ञान 


-आदिकी कीमतसे भगवानूकी प्राति हो ही नहीं सकती | थदि | 


भगवानूके दिये हुए बळ, ज्ञान आदिको भगवानकी प्रातिके डिये ह दिये हुए बल, ज्ञान आदिको भगवानकी प्रातिके लिये ही 


ळगा दिया जाय तो वे साधकको कृपापूवक अपनी प्राम करा देते हैं । 
संसारमै भगव्रापि ही सबसे सुगम हे और इसके सभी 


अधिकारी हैं; कारण कि इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है । सव 
प्राणियोंके कम मिन्न-मिन्न होनेके कारण किन्ही भी दो व्यक्तियोको 
पंसारके पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जत्रकि ( भगवान्‌ एक 


1 
| 


त त त क त ५ or 


१२८ | ` गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


होनेसे ) भगवता सत्रको एक समान ही होती है; क्योंकि 
९ ह , न 
भगवत्प्रामि कमजन्य नहीं है । जीवात्मा परमात्माका ही अंश दै 
और अंश अंशीको ही प्राप्त होता है, ऐसा सिद्धान्त है । 
भगवानूकी ` प्रापिमें संसारसे वैराग्य और भगवत्प्रापिकी 
उत्कण्ठा---ये दो बातें ही मुख्य हैं; इन दोनोमेंसे किसी एक 
साधनके भी तीव्र होनेपर भगवत्पाप्ति हो जाती है । फिर भी 
भगवत्प्ाप्तिकी उत्कण्ठामें विशेष शक्ति है | 


ऊपर जो चार साधन वतलाये गये हैं, उनमेंसे प्रथम तीन 
साधन तो प्रधानतया भगवत्ापिकी उत्कण्ठा जाग्रत्‌ करनेवाले हैं, 
और चौथा साधन ( कमफळत्याग ) मुख्यतः संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेवाला है । 

साधन कोइ भी हो, जव सांसारिक मोग दुःखदायी प्रतीत 
होने छगेंगे तथा भोगोंका हृदयसे त्याग होगा, तभी ( लक्ष्य भगवान्‌ 
होनेसे ) भगवान्‌की ओर खतः प्रगति होगी और भगवान्‌की 
कृपासे ही उनकी प्राति हो जायगी | 

इसी तरह जब भगवान्‌ परमप्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना 
रहा नहीं जायगा, उनके वियोगमें व्याकुळता होने लगेगी, तब शीघ्र 
ही भगवानूकी प्राप्ति हो जायगी ॥ १२ ॥ 

सस्बन्ध-— 

भगवानूने निर्गुण-निराकार बह और सगुण-साकार भयवान्‌- 
की उपासना करनेवाले उपासकोंमें सगुण-उपासोंको श्रेष्ठ वतलाकर 
अजुनको सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा दी । सगुण-उपासनाके 


स्होक १३-१४] गीताका भक्तियोग १२९ 


अन्तर्गत भगवानूने आठवेंसे ग्यारहवें छोकतक अपनी प्राप्तिके चार 
साधन वतलाये | अब तेरहवेंसे उन्बोसवें छोकतक भगवान्‌ पाँच 
्रकरणोंमें चारों साधनोंसे सिद्धावस्थाको ग्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तोंके 
लक्षणोंका वर्णन करते हैं । पहला प्रकरण तेरहवें ओर चोदहूवे दो 
छोकोंका है, जिसमें सिद्ध भक्तके वारह लक्षण वतलाये गये हैं । 
इलोक--- 

अद्वेष्टा सर्चभूतानां मैत्रः करुण एव च। 

नि्मेगे निरहंकारः समढुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 

संतुटः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 

मय्यर्पितमनोबुद्धियो मङ्गक्तः स मे प्रियः॥१४॥ 

भावार्थ-- 

एकमात्र भगवानमें ही आत्मीयता और प्रेम होनेसे भक्तका 
संसारके प्राणियोंके प्रति दयाका भाव तो हो सकता है, पर देषका 
भाव होना सम्भव नहीं । अतः सिद्ध भक्तमें सम्पूण ग्राणियोंके प्रति 
द्वेषका सत्रथा अभाव होता है । 

सिद्व भक्तोंके छक्षणोंमें सबसे पहले स्पथरूपसे “अद्वेषा सबे- 
भूतानाम्‌? पद देकर भगवान्‌ यह वतलाते हैं कि साघकका भी किसी 
प्राणीके साथ वेर-विरोध नहीं होना चाहिये। सिद्ध भक्तमें प्राणिमात्रके 
प्रति द्वेषका आत्यन्तिक अभाव तो होता ही है, साथ ही उसके 
हृदयमें सबके प्रति मित्रता और करुणाका भाव भी रहता है । 
एकमात्र प्रभुमें ही आत्मीयता होनेके कारण उसका शरीर और संसारके 
प्रति ममता ( अपनेपन ) का किंश्चित्‌ मी भाव नहीं रहता-। उसकी 
शरीरमें अहंबुद्धि भी नहीं रहती । अत्यन्त कष्टमय अथवा अत्यन्त 
सुखमय परिस्थितिके उपस्थित होनेपर भी उसके अन्तःकरणमें समभाव 


गी० भ० ९--१०--- 


१३०; गीताका भक्तियोग [० १२. 


रहता. है । किसी भी प्राणीके द्वारा अपने प्रति किये गये अपराधको. 
अपरांघ न माननेसे वह सदेव क्षमाशील होता है | एकमात्र भगवान्‌ 
ही उसकी संतुष्टिका कारण होते हैं । इसलिये वह सदा ही संतुष्ट 
रहता है । केवळ भगवानूमें ही रमण करनेसे वह योगी है। शरीर- 
सहित मन-इन्द्रियाँ भलीसाँति उसके वशमें रहते हैं । उसके निश्चयमें 
सवत्र एक भगवानूकी ही सत्ता होती है । भगवानूमें ही अनन्य प्रेम 
होनेसे उसके मन और बुद्धि मगवानके अर्पित रहते हैं अर्थात्‌ उनपर 
उसकी किञ्चित्‌ भी ममता नहीं रहती । ऐसे भक्तको भगवान्‌ अपना 
प्रिय बतळाते हैं । 
अन्वय--- 

सर्वभूतानाम्‌, एव; अद्वेश, मेत्र5 च, करुणः निर्ममः 

निरहंकारः), समदुःखसुखः) क्षमी ॥ १३ 


सततम्‌} संतुष्ट, योगी, यतात्मा, दृढनिश्चयः, मयि) अर्पितमनो- 
बुद्धिः यः, मद्भक्तः) सः, मे, प्रियः ॥ १४ ॥ 


पद-व्याख्या--- 

सर्वेभूतानाम्‌ एव अद्वेश--सब भूतोंमें ही द्वेषभावसे रहित | 
(किसी भी प्राणीके साथ--यहाँतक कि बिना कारण अपना 
अत्यधिक अनिष्ट करनेवालेके साथ भी जिनका द्वेषभाव नहीं है । ) 

अनिष्ट करनेवालोंके दो भेद हैं--( १ ) इष्टकी प्रासिमें 
बाधा उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ धन, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि- 
की प्राप्तिमें बाधा उत्पन्न करनेवाले ओर ( २ ) अनिष्ट पदाथ, क्रिया, 
व्यक्ति, घटना आदिसे संयोग करानेवाले | भक्तके शरीर, मन, बुद्धि, 
इन्द्रियौँ और - सिद्रान्तके प्रतिकूल, चाहे, कोई. कितना दी, किसी 


र 


छ 


ज्छोक १३-१४] गीताका भक्तियोग १३१ 


“प्रकारका व्यवहार करे--इष्टकी प्राप्तिमै बाधा डाले, -अनिष्ट करे, 
"निन्दा करे, अपमान करे अथवा किसी प्रकारकी..आर्थिक और 
शारीरिक हानि पहुँचाये, परः मंक्तके मनमै उसके प्रति कभी 
'किश्विन्मात्र द्वेष नहीं होता; क्योंकि. वह ग्राणिमात्रमें अपने प्रसुको ही 
व्याप्त देखता है | ऐसी स्थितिमें वह विरोध करे तो किससे करे--: 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि 'सन करहि बिरोध ॥।. !' 
( मानस ७। ११२ खः) 
इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करनेवालोंकी सत्र क्रियाओंको 
भी मगवानूका कृपाप्रण मङ्गलमय विधान ही मानता है | 
प्रागिमात्र भगवानका अंश है । अतः किसी भी प्राणीके प्रति. 
थोड़ा भी द्रेषभाव रहना भगवानऊे प्रति ही देम है । इसलिये किसी 
ग्राणीके प्रति द्वेष रहते हुए भगवान्‌से अभिन्नता तथा अनन्यप्रेम- नहीं 
हो सकता । प्राणिमात्रके प्रति द्वेषमावसे रहित होनेपर ही भगवानूमें 
पण प्रेम हो सकता है । इसलिये' भक्तमें ग्राणिमात्रके प्रति देषका 
सवथा अमाव होता है । 
मेः च करुणः--खाथरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित 
दयालु ।# 
भक्तके अन्तःकरणमें प्राणिमात्रके प्रति केवल हेषका अत्यन्त 


माव ही नहीं होता, अपि तु सम्पूण प्राणियोंमें भगवद्भाव होनेके नाते 

अ यहाँ भक्तोंके जो लक्षण वतलाये गये हैं, वे ज्ञानी ( गुणातीत ) 
पुरुषोंके ( गीता १४ | २२-२५ में वर्णित ) लक्षणोंकी अपेक्षा भी 
अधिक एबं विलक्षण हैं | भमेत्र? और "करुणः पद भी यहीं-भक्तोफे 
'लक्षणेमिं ही आये हैं | 


१३२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


उसका सबसे मैत्री और दयाका व्यवहार भी होता है । भगवान्‌ 
प्राणिमात्रके सुहृद्‌ हँ--“सुद्दई स्वेभूतानाम! ( गीता ५ । २९ ) 1 
मगवान्‌का स्वभाव भक्तमें अवतरित होनेके कारण भक्त भी सम्प्रण 
प्राणियोंका सुहृदू होता है--“सुद्ददः सचेदेहिनाम' ( श्रीमद्भागवत 
३ । २५ | २१ ) । इसलिये भक्तका भी सभी प्रागियांके प्रति 
किसी खार्थके बिना खाभाविक ही मैत्री और दयाका भाव रहता है--- 


वेतु रहित जग जुग उपकारी 1 तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
( मानस ७ | ४७1 ३) 


भक्तका अपने अनिष्ट करनेवालोंके प्रति भी मित्रताका व्यवहार 
होता है; क्योकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करनेवालेने 
न भगवान्‌का विधान ही प्रस्तुत किया है | अतः उसने 
जो कुछ किया है, मेरे लिये ठीक ही किया हैं | कारण कि भगवान्‌- 
विधान सदेव मंगलमय होता है । इतना ही नहीं, भक्त यह 
मानता है कि उसका अनिष्ट करनेवाला ( अनिष्टमे निमित्त बनकर ) 
उसके ( मक्तके ) पूवकृत पापकर्मोका नाश कर रहा है; अत: वह 
विशेषरूपसे आदरका पात्र है । 
साधकमात्रकें मनमें यह भाव रहता हैं और रहना ही 
चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले पापोंका 
फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है | जब सामान्य साधकमें भी 
अनिष्ट करनेवालेके प्रति मैत्री और करुणाका भाव रहता है, फिर सिद्ध 
भक्तका तो कहना ही क्या है ! सिद्व भक्तका तो उसके प्रति ही 
क्या, प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दयाका विलक्षण भाव होता है । 
पातज्ञयोगदडानमें चित्त-शुद्धिके चार हेतु वतळाये गये हैं--- 


लोक १३-१४] गीताका भक्तियोग १२३ 
मेत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां खुखडुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । ( १। ३३) 
“सुखियोंके प्रति मैत्री, दुःखियोंके प्रति करुणा, पुण्यात्माओंके 


प्रति मुदिता ( प्रसन्नता ) ओर पापालाजेकि प्रति उपेक्षाके भावते 
चित्तमें निमलता आती है ।? 

. भगवानूने यहाँ मगवत्माप्त महापुरुषके लक्षणोंमें प्राणिमात्रके 
प्रति मैत्री और करुणाका भाव होना वतलाया है । तात्पय यह है कि 
सिद्ध भक्तका दुःखियो और पापात्माओंके प्रति भी मैत्री और करुणा- 
का भाव रहता है, न कि उपेक्षाका । 

दुःख पानेवालेक्की अपेक्षा दुःख देनेबालेपर ( उपेक्षाका भाव 
न होकर ) दया होनी चाहिये; क्योंकि दुःख पानेवाला तो ( पुराने 
पापोंका फल भोगकर ) पार्पोसे छूट रहा है, पर दुःख देनेवाला नया 
पाप कर रहा है । अतः दुःख देनेवाला दयाका विशेष पात्र है | 

निमंमः--ममतासे रहित । 

यद्यपि भक्तका प्राणिमात्रके प्रति खभावतः मैत्री और करुणा- 
का भाव रहता है, तथापि उसकी किसीके प्रति किञ्चिन्मात्र भी 
ममता नहीं होती प्रागियों और पदा्थमिँ ममता ( मेरेपनका 
भाव ) ही मनुष्यको संसारमै बाँधनेवाली होती है । भक्त इस 
ममतासे सवथा रहित होता है । उसकी अपने कहलानेवाले शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिमै भी बिल्कुल ममता नहीं होती । 

साधकसे भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदाथॉसे 
तो ममता हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, वुद्धि 


१३४ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


और इच्द्रियोंसे ममता हटानेकी ओर विशे ध्यान नहीं देता । इसी- . 


लिये वह सवथा निमम नहीं हो पाता | साधक जत्रतक्र मन, वुद्धि 
इन्द्रियॉ और शरीरको “अपना? मानकर उन्हें शुद्ध करनेकी चेष्टा 
करेगा, तवतक उसे भगवत्प्रातिमें ब्रिलम्व ही होगा; क्योंकि इन्हें 
अपना मानना ही मूल अशुद्रि है । 

निमम होना प्रत्येक साधनमें अत्यावश्यक है । कमयोगी 
शरीरादिको अपना न मानकर उनसे दूसरोंकी निष्कामभावसे सेवा 
करता है ( गीता ५। ११ ) जिससे ( निगम होनेसे ) उसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । ममतासे रहित होकर दूसरेकी सेवा 
(या पालन-पोषण ) करनेसे सेवक ( सेत्रा करनेवाले ) तथा सेव्य 
( जिसकी सेवा की जाय )---दोनोंका अन्तःकरण शुद्ध होता है ।% 
इसके विपरीत ममतासहित दूसरेकी सेवा करनेसे सेवक और 
सेव्य--दोनोका अन्तःकरण ( आसक्ति, कामना आदिसे ) अशुद्ध 
होता है । 
. ज्ञानयोगी विवेक-विचार तथा वेराग्यसे जड़ संसारसे अपना 
कोई सम्बन्ध न मानकर निमम होता है । भक्तियोगमें भक्त प्रारम्मसे 
ही एक भगवान्‌के सिवा किसीको अपना नहीं मानता; अतः वह 
शीघ्र ही छुगमताप्रवक निमम हो जाता है| । 

# वस्तुतः सेव्यका अन्तःकरण तभी शुद्ध होगा, जब वह भी 
ममता-रहित हो। 

ती दूसरे अध्यायफे इकहत्तरवं इलोकमें, तीसरे अध्याये तीसवें 


इलेकर्मे ओर अठारहवं अध्यायके तिरपनवे श्लोकमें आया 'निर्ममः? पद 
इसी भावको व्यक्त करता हे | 


स्ठोक १३-१४] गेताका भक्तियोग १३५ 


निरहकारः-~अहंकारसे रहित । 

शरीर, इन्द्रियाँ आदि जड़-पदाथॉको अपना खरूप माननेसे 
“हंकार? उत्पन्न होता है । गीताके अनुसार उतपन्न होता है । गीताकै अनुसार अहंकार ( अहता )से - 

रहित होना प्रत्येक साघकके जिये अत्यावश्यक है । इसीळिये दूसरे 
अध्यायके इकहत्तरवें इलोकमें 'कमयोगी'के लिये, अठारहवे अध्यायके 
तिरपनवें इलोकमें 'ज्ञानयोगीःके लिये और यहाँ ( प्रस्तुत इलोकमें ) 
“भक्तियोगी' के लिये अहंकाररहित होनेकी बात कही गयी है । 

'कमयोगी! अहंकारको शद्ध करके अहंकाररडित होता है । 
जैसे भे पुत्र हूँ? ऐसा अहंकार रखनेवाला कमेयोगी ऐसा मानेगा कि 
मैं घुत्रोचित कतब्य-कम ( सेवा ) करनेमात्रके लिये पुत्र हुँ, 
धानेके लिये नहीं । 

“ज्ञानयोगी? अहंकारको मिटाता है; क्योंकि उसकी दृष्टिमें 
ही होता है । जब शरीर आदि जड़ पदाथोंकी खतन्त्र सत्ता ही 

"सही रही तो अहंकार केसे रह सकता है । 

“भक्तियोगी? अहंकारको वदळकर अहंकाररहित होता है । 
जो पहले “मैं संसारी हूँ? ऐसा मानता था, बही “मैं भगवानका ही 
हूँ? ऐसा मानकर अपना अहंकार बदल लेता है । वास्तवमै सम्पूर्ण 
प्राणी भगवानके ही हैं । अतः मैं भगवानका ही हूँ? इस 
वास्तविकताको खीकार कर लेनेसे भक्तका ( वाँधनेवाला ) अहंकार 
मिट जाता है । 

भक्तकी अपने शरीरादिके प्रति किश्चित्‌ भी अहंबुद्दि न होनेके 
कारण एवं केबल भगवानसे सम्बन्ध हो जानेके कारण उसके अन्तः- 


१३६ 'गीताका भक्तियोग [ अं० १२ 


करणमें खतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं । 
इन गुणोंको भी वह अपने गुण नहीं मानता, अपितु ( देवी-सम्पत्ति 
होनेसे ) भगवानूके ही मानता है । “सत्‌? ( परमात्मा )के होनेके 
कारण ही ये गुण “सद्गुण? कहलाते हैं | ऐसी दशामें भक्त उन्हे 
अपना मान ही केसे सकता है ! इसलिये वह अहंकारसे पूणत 
रहित होता है । 
समदुशखखुखः--सुख-ढुःखोंकी प्राप्तिमै तम | 

भक्त सुख-दुःखोंकी प्रातिमै सम रहता है अर्थात्‌ भुकूडता- 

प्रतिकूलता उसके हृदयमें राग-देष, हप-शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं 
सकते । 

गीतामें 'सुख-दुःख? पद अनुकूछता-प्रतिकूलताकी परिस्थिति 
( जो सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें हेतु है )के लिये तथा अन्तःकरणमें 
होनेवाले हप-शोकादि विकारोंके लिये भी आया है । 

अनुकूलता-प्रतिकूळताकी परिस्थितियाँ मनुष्यको सुखी-दुःखी 
चनाकर ही उसे बाँधती है । इसलिये सुख-दुःखर्मे सम होनेका अथ 
है---अनुकूल्ता या प्रतिकूलताकी परिस्थिति आनेपर अपनेमें हष- 
शोकादि विकारांका न होना। 

भक्तके शरीर, इच्द्रियाँ, मन, सिद्धान्त आदिके अनुकूल या 
प्रतिकूल प्राणी, पदाथ, परिस्थिति, घटना आदिका संयोग या वियोग 
होनेपर उसे अनुकूलता ओर प्रतिकूलताका 'ज्ञानः तो होता है, पर 
उसके अन्तःकरणमें हभ-शोकादि कोई विकार? उत्पन्न नहीं होता । 
यहाँ यह वात भलीभाँति समझ लेनी चाहिये कि किसी परिस्थितिका 


ग्छोक १३-१४] गीताका भक्तियोग १२७ 


शान होना भने आपे कोई दोष नहीं हे, अपितु उससेअन्तःकरणमें, 
विकार उत्पन्न होत्रा ही दोष है । भक्त राग-द्रेष, हष-शोक आदि 
बिकारोसे सवथा रहित होता है। उदाहरणाथ--आरब्धानुसार भक्तके 
शरीरमें कोई रोग होनेपर उसे शारीरिक पीड़ाका ज्ञान ( अनुभव ) तो 
होगा; किंतु उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं होगा । 

क्षमी--क्षमावान्‌ । 

अपना किसी प्रकारका मी अपराध करनेवालेको किसी भी 
प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देनेवालेको 
श्षमी? कहते हैं । 

भक्तके लक्षणोंमें पहले “भद्रेश! पद देकर भगवानूने भक्तमें 
अपना अपराध करनेवालेक्रे प्रति द्वेषका अभाव बतलाया, अव यहाँ 
“क्षमी? पदसे यह बतलाते हैं कि भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके 
प्रति ऐसा भाव रहता है कि वह भगवान्‌ अथवा अन्य किसीके द्वारा 
भी दण्डित न हो । ऐसा क्षमाभाव भक्तकी एक विशेषता है । 

सततम्‌ संलुएः-निरन्तर संतुष्ट ।# 

जीवको मनके अनुकूल प्राणी, पदाथ, घटना, परिस्थितिके 
संयोगमें एवं मनके प्रतिकूछ प्राणी, पदाथ, घटना, परिथितिक्रे 

# ऐसे संतोषीके लिये मागवतकार कहते हैं--- 

सदा संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिद्वः। 


शर्कराकण्टकादिम्यो यथोपानसद्‌; शिवम्‌ ॥ 
( श्रीमद्वागवत ७ । १५ | १७) 


ववसे पेरेमि जूते पहनकर चलतेवालेकों कंकड़ और कॉटोसि कोई भय 
नहीं होता, वेसे ही जिसफे मनमै संतोष हैं, उसके लिये सवदा सव जगह 
सुख-ही-सुख हे, दुःख है ही नहीं |? 


१३८: गीताका भक्तियोग . न. अ० १२ 


वियोगमें संतोष होता है | विजातीय एवं अनित्य पदायोसि होनेके 
कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता । खयं नित्य होनेके कारण | 
जीवको नित्य परमात्माकी अनुभूतिसे ही वास्तविक और स्थायी संतोष 
होता है । 

` भगवानको प्राप्त होनेपर भक्त नित्य-निरन्तर संतुष्ट रहता है 
क्योंकि न तो उसका भगवान्‌से कभी वियोग होता है और न उसे 

नाऱावान्‌ संसारकी कोई आवश्यकता ही रहती है । अत उसके 
असंतोषका कोई कारण ही नहीं रहता । इस संतुटिके कारण वह 
संसारके किसी भी प्राणी-पदाथके प्रति किश्चित्‌ भी महत्त्व-बुद्धि नहीं 
रखता--“यं लब्ध्या चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः 
( गीता ६ । २२ )* 
` €ुुष्टःश्के साथ 'सततम्‌? पद देकर भगवानूने भक्तके उस 
नित्य-निरन्तर रहनेवाले संतोपकी ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें 
न तो कभी कोई अन्तर पड़ता है और कमी अन्तर पड़नेकी सम्भावना 
ही रहती है । कमयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग--किसी भी योगमाग- 
से सिद्धि प्राप्त करनेवाले महापुरुषमें ऐसी संतुष्टि ( जो वास्तवमें है ) 
निरन्तर रहती है| 


हि त SP 
eo 


# संत कवीरदासजी कहते हैं 
गोधन गजधन वाजिधन, ओर रतन धन खान । 
जब आवे संतोष धन) सव धन धूरि समान ॥ 
† दूसरे अध्याये पचपनतें इलोकर्मे आत्मन्येवात्मना दुष्ट? पदोसे 
और तीसरे अध्यायके सत्रहवें स्मेकमें आत्मन्येव च संतु?) पदोंसे कर्मयोगी- 
की, छठे अध्यायके त्रीसर्वे इलोकमे "आत्मनि तुष्यति? पदोसे घ्यानयोगीकी) 


क्ढोक १३-१४] गीताका भक्तियोग १३२, 
योगी--परमात्मासे युक्त । 


मक्तियोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त ( नित्य-निरन्तर परमात्मासे 
संयुक्त ) पुरुषका नाम यहाँ “योगी! है । 


वास्तवर्मे किसी भी मनुष्यका परमात्मासे कभी वियोग हुआ नहीं, 
है नहीं, हो सकता नहीं और सम्भव ही नहीं । इस वास्तविकताका 
जिसने अनुभव कर लिया है, वही “योगी? है । 


सत्ताका तेम पाए १-2 सात यो उ गोता र. 
४८ ) भक्तमें स्वाभाविक ही समता रहती है । उसमें राग-द्ेष, हर्ष- 
शोक आदि विकार कभी होते ही नहीं । इस इश्सि भी उसे थोगीः 
कहा जाता है । 

यतातंमा-मन-बुद्धि-इ्दरियोसहित शरीरको वहामें किये हुए । 

जिसका मन-चुद्वि-इन्द्रियोंसहित शरीरपर पूर्ण अधिकार है, 
वह '्यतात्मा’ है | सिद्ध भक्तको मन-बुद्धि आदि वशमें करने नहीं 
पड़ते, अपितु ये खामाविक ही उसके .वशमें रहते हैं | इसळिये उसमें 
किसी प्रकारके इन्द्रियजन्य दुगुण-हुराचारके आनेकी सम्भावना ही 
नहीं रहती । 
और इसी (वारहवें ) अध्याये उन्नीसवें स्लोकमें “संदष्ट? पदसे भक्तियोगी- 
की निरन्तर संतुष्टिका वर्णन हुआ हैं । 

सिद्ध भक्तमें स्वाभाविक ही निरन्तर संतोप रहता है, जव कि साधक 
संतोषे लिये चेष्टा करता है । दसवें अध्यायफे नवें श्लोकमें "तुष्यन्ति? पदसे 
साधके संतोषकी वांत कही गयी है । 

वास्तवमै संतुष्टि नित्य-निरन्तर ही रहती है, पर जड़ताफे सम्वन्धसे 
इसकी अनुभूति नहीं होती । 


१४० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


वास्तवमें मन-बुद्धि-इन्धियाँ खाभाविकरूपसे सन्मागपर चळनेके 
'लिये.ही हैं; किंतु संसारसे रागयुक्त सम्बन्ध रहनेसे ये ( मन-बुद्धि- 
इन्द्रियाँ ) मागेच्युत हो जाती हैं । भक्तका संसारसे किंश्चित्‌ भी 
रागयुक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये उसके मन-बुद्वि-न्रियाँ सवथा 
उसके वरमें होती हें । अतएव उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंक्े लिये 
आदश होती है । 
ऐसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चळवेवाले सत्पुरुषोंकी 
इच्या भी कमी ह हा क नहीं होती | उदाहरणाथ, राजा दुष्यन्तकी 
वृत्ति, शङुन्तलाकी ओर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि 
यह क्षत्रिय-कन्या ही है, ब्राह्मण-कन्या नहीं । कवि कालिदासके 
कथनानुसार जहाँ संदेह हो, वहाँ सत्पुरुषके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति 
ही प्रमाण होती है-- 
_ _ सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु परमाणमन्तःकरणभत्रत्तयः ॥ 
| ( अभिज्ञानशाकुन्तलम १ । २१) 
जब न्यायशीळ सत्पुरुषकी इन्द्रियोकी प्रबृत्ति भी खतः कुमागकी 


ओर नहीं होती, तव सिद्ध भक्त ( जो न्यायमते कभी किसी तब सिद्ध भक्त ( जो न्यायधमसे कमी 


अवस्थामें च्युत नहीं होता ) की मन-युद्धि-इम्द्रियाँ कुमागकी ओर जा 
ही केसे सकती हैं ! भगवानूने 'यतात्मा? पदसे इसी भावको व्यक्त 
किया है# । 

`  इढनिश्वयः-ाडढ़ निश्‍चयवाळा । 

सहापुरुषोंके लिये और इसी ( वारहूते ) अध्यायके ग्यारहवें इलोकर्मे 

“यतात्मवान्‌? पद साधकोंफे लिये आया हे | 


जोक १३-१४] गीताका भक्तियोगः १४१ ` 


सिद्ध महापुरुभके अन्तःकरणे शरीरसहित संसारकी खतन्त्र ल 
सत्ताका सवथा अभाव रहता है । उसकी बुद्विमें एक परमात्माकी : 
( प्रतिक्षण वद्ळनेवाले संसारका स्थायी दीखवा ) नहीं रहता; 
क्योकि सिद्ध भक्तको एक भगवात्‌के साथ ही अपने नित्यसिद्ध 
सम्बन्धका अनुभव होता रहता है । अतः उसका भगवानूमें ही दृढ़ निश्चय 
होता है | उसका यह निश्चय बुद्विमें नहीं, अपितु 'खयंमें होता 
है, जिसका आभास बुद्विमें प्रतीत होता है । 

संसारकी खतन्त्र सत्ता मानने अथवा संसारसे अपना सम्बन्ध 
विपयय और संशययुक्त विपयय और संशययुक्त बुद्धि कमी खिर नहीं होती । ज्ञानी ओर 
अज्ञानी पुरुप्रको बुद्विके निश्चयमें ही अन्तर होता है; खरूपसे ॥ 
दोनों समान ही होते हैं । अज्ञानीकी बुद्धिमै संसारकी सत्ता और 
उसका महत्त्व रहता है; परंतु सिद्ध भक्तकी बुद्िमें एक भगवानूके 
अतिरिक्त न तो संसारकी किती वस्तुकी खतन्त्र सत्ता रहती हैं और 
न उसका कोई महत्व ही रहता है | अतः उसकी बुद्धि विपयय 
और संशयदोत्रसे सत्था रहित होती है और उसका केवल परमातमामे 
डी दृढ निश्चय होता है# । 

# दूसरे अध्यायके चौवनवें इ्लोकमे 'खितप्रज्ञस्य और "स्थितधी? 
पद्‌, पचपनवें इलोकरमे “स्थितप्रज्ञ पद, छप्पनर्वे इलोकर्मे "स्थितधीः पद 
तथा सत्ताबनवें, अट्टावनवें एवं इकसठवें श्लोकमें भन्ना प्रतिडिता? पद; 
पाँचवें अध्यायके डन्नीसवें इ्लोअमें प्येपां साम्ये शितं सनः पद तथा 
यीसवें इ्लोकमें 'खिखुद्धि» पद सिद्ध महापुरुषोंमे स्वतः रहनेवाले दृढ़ 


१४२ गीतार्का भक्तियोग [ अ० १९. 


मयि आपिंतमनोवुद्धिः--मुझ (` भगवान्‌ )में अर्पित मन- 
बुद्चिवाला। : 

- जब साधक एकमात्र भगवत्प्राप्रिको ही अपना उद्देश्य बना लेता' 
है एवं खयं भगवानका ही हो जाता है ( जो कि वास्तवर्मे है ),. 
तव उसके. मन-बुद्धि भी अप्रने-आप भगवानमें लग जाते हैं । फिर 
तिद्ध-भक्तके मन-बुद्रि-भगवानकें अर्पित रहें---इसमें तो कहना. ही 
क्या हँ £ 

जहाँ प्रेम होता हे, वहाँ खाभाविक ही मनुष्पका मन लगता है 
एवं . जिसे; मनुष्य सिद्वान्ततः श्रेष्ठ समझता है, उसमें खाभाविक ही 
उसकी. बुद्िःलगती है । भक्तके लिये भगवानसे वकर. कोई प्रिय 
और (श्रेष्ठ नहीं-होता ।. भक्त तो मन-बुद्धिपर अपना अधिकार ही नहीं 
मानता । वह तो. इन्हें सवथा भगवान्‌का ही मानता है । अतः; उसके 
अंन-बुद्धि खामाविक ही भगवातमें लगे रहते हैं 
निस्चियंको बोध कराते हैं'। प्खयं?के निश्चय ( स्वतःसिद्ध अंनुभव ) का 
“बुद्धिपर, प्रभाव होनेफे कारण उन्हे म्थितप्रश्च०), "स्थितधी? आदि 
नामोंसे कहा गया हे । 
:/. , दूसरे अध्यायके इकतालीसवे तथा चोवालीसवे ३लेकमें “व्यवसायात्मिका 
बुद्धि? पद्‌, सातवे अध्यायफे अट्टाईसचे इलोकमें तथा नवें अध्यायके 
चोदहवें इलोकमें “हृढय़ताःः पद और उसी ( नवें ) अध्यायफे तीसवें 
इलोकमे "सम्यग्व्यवसितः पद्‌ साथकमे रहनेवाले दृढ़ निश्चयका बोध 
करानेकै लिये आये हैं । 

भगवानते गीतामें इस हृढ निश्चयकी स्यान-स्थानपर बहुत 
प्रशंसा की है; क्योंकि बुद्धिके दृढ़ निश्चयसे नित्यप्राप्त परमात्माका 
अनुभव सुगमतापूर्वक हो जाताहे| ˆ ˆ | हो जाता है | 


ज्छोक १३-१४]  गोताका भक्तियोगं - १७३ 
यः--जो । {` 


मद्भक्तः ( भक्तिमागेसे मुझे प्राप्त हुआ ) मेरा भक्त ( है )#। 
खः-चह | 5 


मे प्रियः--मुझे प्रिय हैँ 

सगवानूको तो सभी प्रिय हैं; परंतु भक्तका प्रेम भगवानूके 
अतिरिक्त और कहीं नहीं होता । ऐसी दशामें, “ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथेब भजास्यहम्‌ ।? ( गीता ४ । ११) “जो मुझे जैसे भजता 


ॐ इसी ( बारहवें ) अध्यायके सोलहवे इलोकमें भी 'भद्भक्त? पद्‌ 
इसी भावमें आया है । न डा क 

नवें अध्यायके चोंतीसवें और अठारहवें अध्यायके पेंसठवें झ्लोकमें 
“मद्भक्त? पदसे साधकोंको भक्त वननेकी आज्ञा दी गयी है । 

सातवें अध्यायके तेईसवें इलोकमें "मद्भक्ता? पद तथा ग्यारहवें 
अध्यायके पचपनवें इलोकमें “मद्भक्त? पद; नवें अध्यायफे इकतीसवें 
इलोकमे भे भक्त? पद) तेरहवें अंध्यायफे अठारहवें इलोकमें मद्भक्त? 
'पद और अठारहवें अध्यायके अड्सठवें इलोकमे 'मद्भक्तेषुश पद साधक 
-भक्तके वाचक हैं । 

चोथे अध्यायके तीसरे इलोकमें “भक्त? पदसे भगवाननै अर्जुनको 
अपना भक्त वतलाया है | सातवें अध्यायके इकीसवे इलोकमे "भक्त पद 
दैवताओंके भक्तफे लिये आया है । 

1 भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया | सब पर मोहि वरावरि दाया || स्व॒ यह मोर उपाया | सब पर मोहि वरावरि दाया ॥ 
तिन्ह महेँ जो परिह जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन वच अरु काया | मद्‌ माया। भज मोहिमन वच अरु दाया] 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥' ` " 
( मानस उत्तर० ८७1-४, ८७ क ) 


“१४४ गीताका भक्तियोग [२० १२ 


है, में भी उसे वैसे ही भजता ट्रँ'---स प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌- 
को भक्त अत्यन्त प्रिय होता है# ॥ १३-१४ ॥ 
सम्बन्ध-- 
सिद्ध भक्तके लक्षणोंका दूसरा प्रकरण, जिसमें छः लक्षणोंका 
वर्णन है, निम्न श्लोकमें आया है । 
इलोक--- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हपीमर्षेभयोद्वेगेसुक्तो यः ख च मे प्रियः॥१५॥ 
भावार्थ-- 
विशेष © 
इस श्लोकका विशेष तात्पय सिद्ध भक्तकी निर्विकारताको बतलाना 
है । उस भक्तसे कोई भी प्राणी उद्दिग्न ( विकारको प्राप्त ) नहीं 
होता और वह खयं भी किसी प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता | 
विकार दो प्रकारके होते हैं--- 
र प्रकृतिके © रादिमे क. ६ वतनादिं 
( १ ) प्रकृतिके काय शरीरादिमें होनेवाले परिवतनादिं विकार; 
# सातवें अध्यायफे सन्रहवें इलोकमें दो बार तथा इसी ( वारहवें ) 
अध्यायके पंद्रहवेंश सोलहवें, सत्रहवें ओर उन्नीसवें इलोकमें “प्रियः? पद्‌ 
सिद्ध भक्तोंका ही वाचक हे । 
. इसी ( बारहवें ) अध्यायके बीसवें इलोकमे “अतीव मे प्रियाः? पद 
साधक भक्तफे ल्यि प्रयुक्त हुआ है । 
नवें अध्यायके उन्तीसवें इलोकर्मे, ग्यारहवें अध्यायफे चौवालीसवें 
इलोकर्मे और सत्रहवें अध्यायके सातवें इलोकर्मे प्रिय” पद साधारण 
प्रियताके लिये आये हे । 
दसवें अध्यायके पहले इलोकमे "प्रीयमाणाय? पदसे और अठारहवें 
अध्यायके पँँसठवें इलोकर्मे “प्रिय” पद्से भगवानने अर्जुनको अपना 
प्रिय कहा है।. 


ग्होक १५ ] गीताका भक्तियोग १४५ 


जैसे--बालकपनसे इद्धावस्थाको प्राप्त होना, शरीश्में रोगादिका होना 
इत्यादि । ये शारीरिक विकार सिद्ध भक्तके भी होते हैं; क्योंकि ये 
शरीरके अपरिहाय धमं हैं | अत: इनका होना कोई दोष नहीं है | 
( २ ) रुड-चेतनके माने हुए सम्बन्धसे अन्तःकरणमें होनेवाले 
विकार; जेसे---राग-हेष, काम-रोध, हप-शोक आदि, । ये विकार 
सिद्ध भक्तके अन्तःकरणमें हो ही नहीं सकते; क्योंकि उसका जड़तासे 
-किश्वितू भी सम्बन्ध नहीं होता । इन विकारोंका होना दोप माना सम्बन्ध नहीं होता । इन विकारोंका होना दोष माना 
गया है । अतः साधकको भी इनसे सत्था मुक्त होना चाहिये। 


किसी भी प्राणीसे उद्रिम्न न होनेका अर्थ यही समझना चाहिये 
कि दूसरे प्राणियोंके द्वारा होनेवाले किसी भी अनुकूल या प्रतिकूळ 
व्यवहारसे भक्तके अन्तःकरणमें राग-हेष, हर्ष शोक, , भय-चिन्ता, 
सन्ताप-क्षोभ आदि विकार होते ही नहीं । उसकी दृष्टिने भगवान्‌के 
अतिरिक्त संसारका किश्चित्‌ भी खतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व न 
होनेसे वह इन विकारोंसे सवथा मुक्त होता है । इन विकारोंसे मुक्त 
हुआ भक्त भगवानको अत्यन्त प्रिय होता है | भगवानूके अतिरिक्त 
उसे कोई मी, किंश्चित्‌ भी प्रिय नहीं होता । भगवान्‌में उसका 
खतःसिद्व प्रेम होता है । 

अन्वय-- 

यस्मात्‌, लोकः, न, उद्विजते) च, यः, लोकात्‌, न, उद्विजते, च, 

यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः) सुक्तः, सः, मे; प्रियः ॥ १५ ॥ 
पद-व्याख्या--< 
यस्मात्‌ लोकः न उद्धिजते--जिससे कोई मी प्राणी उद्विग्न 


नहीं होता । 


१४६ गीताका भक्तियोग . .[.अ०-१२ 


भक्त सवत्र और सत्रमें अपने परमप्रिय प्रभुको ही देखता है । 
अतः उसकी दृष्टिमे मन, वाणी और शरीरसे मन, वाणी और शरीरसे दोनेवाळी सम्पूण 
क्रियाएँ एकमात्र भगवानूकी प्रसनताके लिये ही होती हैं# । ऐसी 
उअवस्ामे भक्त किसी प्राणीको कैसे उद्देग पहुँचा सकता है? फिर 
भी भक्तोंके चरित्रमें यह देखनेमें आता है किं उनकी महिमा, आदर- 
सत्कार तथा कहीं-कहीं उनकी क्रिया, यहाँतक कि उनकी सौम्य 
आकतिमात्रसे भी कुछ लोग ईर्ण्यावशा उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तोंसे 
अकारण द्वेष और विरोध करने लगते. हैं | यही नहीं, वे लोग उन्हे 
दुःख पहुँचानेक्री कुचेश भी कर बेठते हैं; किंतु भक्त उनसे उद्विग्न 
नहीं होता । यह भक्तकी महिमा हैं । 


लोगोंकी भक्तसे होनेत्राले कथित उद्देगके सम्वन्धर्मे गम्भीर 
विचार किया जाय, तो यही पता चलेगा कि भक्तकी क्रियाएं कभी 
किंसीके उद्देगका कारण नहीं होतीं; क्योंकि भक्त प्रागिमात्रमें 
भगवानको ही देखता है--“वालुदेवः खर्वम्‌? (गीता ७ । १९)। 
उसकी मात्र क्रियाएं खमभावतः प्रा।णयोंके परमहितिके लिये ही होती 
हैं । उसके द्वारा कभी भूटसे भी किसीके अहितकी चेष्टा नहीं 
होती; क्योकि उसका उद्देश्य या भाव प्राणिमात्रका हित करनेका 


DO 


$ सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ 
(गीता ६। ३१) 
"जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमें आत्मरूपसे स्थित 
मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता 
हुआ भी मुझमें ही बरतता है ।? 


नोक १५ ] गीताका भक्तियोग १४७- 


होता है---“सर्वेभूतहिते रता” ( गीता ५ । २५; १२ । ४ ) । 
इसलिये जिन्हें उससे उद्देग होता है, वह उनके अपने राग-देषयुक्त_ 
आसुरी आसुरी खभावके कारण ही होत कारण ही होता है | अपने ही दोषयुक्त खभावके 
कारण उन्हें भक्तकी हितपूण चेशए भी उद्ठेगजनक प्रतीत होती: 
हैं । इसमें भक्तका क्या दोप ? भतृहरिजी कहते हैं--- 
सुगमीनखजानानां तणजळसंतोषविहितवृत्तीनाम । 
लुन्धक्कधीवरपिशुना निष्कारणचेरिणो , जगति ॥ 
( नीतिशतक ६१ ) 
“हरिण, मछली ओर सजन क्रमशः तृण, जल और संतोषपर 
' अपना जीवन-निर्वाह करते हैं ( किसीको कुछ नहीं कहते ); परंतु 
व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वेर करते हैं |? 
वास्तवमें भक्तोंद्वारा दूसरे प्राणियोंके उद्दिग्न होनेका प्रश्‍न ही 
' नहीं. उठता, अपितु भक्तोंके चरित्रमें ऐसे प्रसङ्ग देखनेमे आते हैं 
कि उनसे वैमनस्य रखनेवाले लोग भी उनके चिन्तन और सङ्ग 
( दशन-स्पश-्वार्तालाप )के प्रभावले अपना आसुरी खभाव छोड़कर 
भक्त हो गये। ऐसा होनेमें भक्तोंका उदारतापूण खभाव ही हेतु हैं । 
' गोखामी तुळसीदासने कहा है-- 
उमा संत कइ इहद बढ़ाई । मंद करत जो फरद भलाई ॥ 
(मानस ५ | ४१ । ४ ) 
किंतु भक्तोसे द्वेष करनेवाले सभी लोग छामान्वित होते हों 
ऐसा नियम भी नहीं है | 
यदि ऐसा मान लिया जाय कि भक्तसे किसीको उद्टेग होता 
ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तके विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नही 


१४८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


या भक्तके शत्रु-मित्र होते ही. नहीं, .तो फिर भक्तके लिये शब्रु-मिन्र, 
मान-अपमान, निन्दा-स्तुति भादिमें “सम? होनेकी वातं ( जो आगे 
अठारहवें-उन्नीसवें. रछोकोंमें कही गयी है ) नहीं कही जाती । 
तात्पय यह है कि छोगोंको अपने आसुरी खभावके कारण भक्तकी 


' हितकर क्रियाओंसे भी उद्देंग हो सकता है और वे वदलेकी भावनासे 


भक्तके विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपनेकी उस भक्तका शत्रु 
मान सकते हैं; परंतु भक्तकी दृष्टिमें न तो कोई शत्रु होता है और 
न किसीको उद्विग्न करनेका उसका भाव ही होता है । 


: च यः लोकात्‌ न उद्दिजते--ओर जो ( ख्यं भी) किसी 


प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता । 


पहले भगवानूने बतलाया कि भक्तसे किसी प्राणीको उद्देग 


'नहीं होता और अत्र उपयुक्त पदोसे यह बतलाते हैं कि भक्तको 


स्वयं भी किसी प्राणीसे उद्देग नहीं होता । श्सके दो कारण हैं-- 


( १ ) भक्तके शरीर, मन, इन्द्रियों, सिद्धान्त आदिके विरुद्ध 
भी अनिच्छा या परेष्छासे क्रियाएँ और घटना: हो सकती हैं । 
परंतु वास्तविकताका बोध होने तथा भगवानूमें अतिशय प्रेम होनेके 
कारण भक्त भगबग्रेममें इतना निमग्न रहता है कि उसे सवत्र और 
सत्रमें भगवानके ही दशन होते हैं । इसलिये ग्राणिमात्रकी क्रियाओंमे 
९ चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल हो क्यों न हों ) उसे भगवानूकी 
ही लीळा दिखायी देती है । इस कारण उसे किसी भी क्रियासे कमी 
उद्वेग नहीं होता । 


ज्छोक १५ ] गीताका भक्तियोग १४९ 


(२) मनुण्पको दूसरोंसे उद्वेग तमी होता है, जव उसकी 
कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदिका विरोध होता है । भक्त 
सबेथा पूणकाम होता है | इसलिये दूसरोंसे उद्विग्न होनेक्रा कोई 
कारण ही नहीं रहता | 

. च~-तथा । 

यःजो । 

हषामर्षभयोद्वेगेः--इण, अमष, भय और उद्रेगसे रहित 
है । हैः ९ 

:हूषःका तात्पय है--प्रसन्नता । प्रसन्नता तीन प्रकारकी होती 
'है---तामसी, राजसी और सात्विक । निद्रा, आलस्य और प्रमादर्मे 
अज्ञानी पुरुषोंको जो प्रसन्नता होती है, वह “तामसी? है#। ऐसी 
प्रसन्नता सवथा त्याज्य है। शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियोंके अनुकूल 
“वस्तु, व्यक्ति, घटनाके संयोगसे एवं प्रतिकूळ वस्तु, व्यक्ति, घटनाके 
'वियोगसे साधारण मबुप्योंके हृदयमें जो प्रसन्नता होती है, वह 
“राजसी? है । तात्पय यह कि सांसारिक सम्बन्धोंसे जो भी प्रसन्नता 
'होती है, वह सब राजसी हैं । यद्यपि राजसी प्रसन्नता आरम्भमें 
“सुखकर प्रतीत होती है, तथापि परिणाममें वह दुःखदायी होती है ॥॥. 
-रागरहित होकर सांसारिक विषयोंका सेवन करने, संसारके प्रति 
-त्यागका भाव होने, परमात्मामें बुद्धि लग जाने, भगवान्‌के गुण-प्रभाव- 
____ ४ यदग्ने चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 

निद्राल्स्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ( गीता १८1३९ ) 


न बिषयेन्द्रियसंयोगादत्तदग्रेञ्सतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तस्तुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ( गीता १८३८ ) 


१५० गीताका भक्तियोग ` [ अ० १२' 


तत्त्करहस्य-ळीला आदिकी बातें सुनने एवं तत-शाखोके . अध्ययनसे 
साधर्कोके चित्तमें जो प्रसन्नता होती है, वह “सात्विक? हे% | 
संसारसे वराग्य होनेपर साधकका भगवानूमें खतः अनुरागं 
होता है । फिर भगवानूके मिलनेमें विल्म्ब होनेसे साधकके चित्तमे 
एक व्याकुलता उत्पन्न होती है । यह व्याकुलता भी सात्विक प्रसन्नताका 
ही अङ्ग है | यदि इस ( सात्विक ) प्रसनताका उपभोग किया जाय; 
'तो यह मिट जाती है । इसका उपभोग साधनमें बाधा ही डालता हे 
खुखसङ्घन वन्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ । (गीता १४ । ६) | 
इसलिये साधकको चाहिये कि इस प्रसनताका उपभोग न करे और 
संसारसे विमुखं होकर केवळ परमात्माकी ओर ही अपना'लक्ष्य रखे । 
'इस प्रसन्नतामें ऐसी शक्ति है कि-यह व्याकुल्ताको समाप्त करके खयं 
भी शान्त 'और एकरस हो जाती है, वैसे ही जैसे काठको जलाकर 
अग्नि | फल्खरूप सांधकको महान्‌ आनन्दकी प्रापि हो जाती है।। 
हपसे मुक्त' होनेका तात्पय यह है कि सिद्ध भक्त सव 
,प्रकारके ( सात्विक, राजस और तामस ) हर्षादि 'विकारोसे' सर्वथा 
रहित होता है । पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त 
सवथा हषरहित ( प्रसन्रताझन्य ) होता है, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता 
तो नित्य, एकरस, विलक्षण और अलौकिक होती है । हाँ, उसकी 
# अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्विप्रसादजम ॥ (गीता १८। ३६-३७) 


† प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ( गीता २ । ६५ ) 


न्छोक १८] गीताका भक्तियोग १५१ 


प्रसन्नता सांसारिक पदार्थोके संयोग-वियोगसे उत्पन, क्षणिक, नाशवान्‌ 
एवं घटने-बढ़नेवाली नहीं होती#। सवत्र भगवद्वुद्धि रहनेसे एकमात्र 
अपने इष्टदेव भगवानको और उनकी लीलाओंको देख-देखकर वह 
स्वभावतः सदा ही प्रसन्न रहता है । 

किसीके उत्कष ( उन्नति )को सहन न करना “अमष: उत्कष ( उन्नति )को सहन न करना अमष? कहलाता 
है । दूसरे छोगोंकी अपने समान या अपनेसे अधिक सुख-सुविधा, 
धन, विद्या, महिमा, आदर-सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण 
मनुष्यके अन्तःकरणमें उनके प्रति इर्ष्या होने लगती है; क्योंकि उसे 
दूसरोंका उत्कप सहन नहीं होता । कई बार कुछ साधकोंके अन्तः- 
करणमें भी दूसरे साधकोंकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर 
अथवा सुनकर किञ्चित्‌ ईर्ष्याका भाव उत्पन्न हो जाता है | पर भक्त 

$ इसी ( बारहवे ) अध्यायके सत्रहवं इलोकमे “न हृष्यति’ पदोंसे भी . 
यही बतलाया गया है कि सांसारिक संयोग-वियोगजन्य हर्ष सिद्ध भक्तको 
नहीं होता । 

न पहले अध्यायके वारहवं श्टोकमे तस्य संजनयन्हपे' पदोंमें ओर 
अठारहतें अध्यायफे सत्ताईसवें रलोकमें ९हरषशोकान्बित? पदमे आया (हर्ष? 
शब्द राजसी प्रसन्नताके लिये प्रयुक्त हुआ है । 

दूसरे अध्यायफे चौंसठवें श्लोकर्मे “प्रसादम्‌? पद, ग्यारहवें अध्यायके 
पुतालीसवें श्लोकमें "हृषितः पद) सत्रहवे अध्यायके सोले श्‍लोकर्मे धमनः 
प्रसादः? पद्‌ तथा अठारहवें अध्यायके सँतीसवें इल्लेकमें 'आत्मवुद्विम्रसादजम्‌? 
पद्‌ और छिहत्तरवेंसतहत्तरवें इलोकॉमें (हृष्यामि? पद सात्विक प्रसन्नताके 
अर्थम आये हैं । 

ग्यारहवें अध्याये सँँतालीसवें श्छोकमें 'प्रसन्नेन* पद तथा अठारदवें 
अध्यायके अद्वावनवें और बासठवें सुलोकमें “प्रसादात्‌! पद भगवानक़ी 
कुपाकै द्योतक हैं । 


~~ 


१५२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


इस विकारसे सवथा रहित होता है; क्योंकि उसकी इश्मिं अपने प्रिय 
प्रमुके अतिरिक्त अन्य किसीकी स्वतन्त्र सत्ता रहती ही नहीं । फिर 
वह किसके प्रति और क्यों अमष करे !% 

यहि साधकके हृदयमें दूसरोंकी आध्यात्मिक उन्नति देखकर 
ऐसा भाव उत्पन होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति 
हो, तो यह भाव उसके साधनमें सहायक होता है । इसके विपरीत 
यदि साधकके हृदयमें कदाचित्‌ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाय कि इसकी 
उन्नति क्यों हो गयी, तो ऐसे कुमावके कारण उसके हृदयमें अमथ 
माव उलन्न हो जायगा, जो उसे पतनकी ओर छे जानेवाला होगा । 

इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आशक्वासे उत्पन होनेवाले 
विकारको “भय? कहते हैं | मय दो कारणोंसे होता है--(१) 
बाहरी कारणोंसे; जेसे---सिंह, साप, चोर, डाकू आदिसे अनिष्ट होने 
अथवा. किसी प्रकारकी सांसारिक हानि पहुँचनेकी आशाङ्कासे होनेवाळा 
भय और ( २ ) आन्तरिक कारणोंसे; जैसे--चोरी, झूठ, कपट, 
व्यभिचार आदि शाक्रविरुद्ध भावों तथा आचरणोंसे होनेवाला भय । 

सबसे विकट भय मृत्युका होता है । विवेकशील कहे जानेवाले 
पुरुषोंको भी प्रायः मरणका भय वना रहता है| । साधकको भी 
प्रायः सत्सङ्ग-मजन-ध्यानादि साधनोंसे शरीरके कृश होने आदिका 
भय रहता है । उसे कभी-कभी ऐसा भय भी होता हे कि संसारसे 


+ चीथे अध्यायके बाइसे ग्योकमे मी मसरा पद याभ 
# चोथे अध्याये वे इलोकमें भी “विमत्सरः पदसे साधकमें 


अमर्षका अभाव वतलाया गया है | 
† स्वस्सवाह्दी विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ है 
( पातज्ञल्योगदर्शन २ । ९) 


न्छोक १५ ] गीताका भक्तियोग १५३ 


सवथा वैराग्य हो जानेपर मेरे शरीर और परिवारका पालन केसे 
होगा ! साधारण मनुष्यको मनोनुकूल वस्तुकी प्रापतिमें वाधा पहुँचाने- 
वाले अपनेसे बलवान्‌ मनुष्यसे भय होता है । ये सभी भय केवळ 
शरीर ( जडता ) के आश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं । भक्त सवथा 
सगवचरणोंके आश्रित रहता है, इसलिये वह सदैव भय-रहित होता _ 

' _है | साधकको भी तभीतक भय रहता है, जवतक वह सवथा 
भगवचचरणोंके आश्रित नहीं हो जाता । 


सिद्ध भक्तको सदा, सवत्र अपने प्रिय प्रभुकी लीला ही दीखती 
है । फिर भगवानूकी लीला उसके हृदयमें भय कैसे उत्पन्न कर सकती 
है ३१ 
कहलाता है । इस ( पन्द्रहवें ) श्लोकमें 'उद्देग? शब्दका तीन वार 
उल्लेख हुआ है । पहली वार उद्देगकी वात कहकर भगवान्‌ने यह 
बतलाया कि भक्तकी कोई भी क्रिया उसकी ओरसे किती प्राणीके 
उद्देगका कारण नहीं होती । दूसरी वार उद्देगकी वात कहकर यह 
बतलाया कि दूसरे प्राणियोंकी किसी भी क्रियासे भक्तके अन्तःकरणमें 
उद्देग नहीं होता । इसके अतिरिक्त अन्य कई कारणोंसे भी मनुष्यको 

दूसरे अध्यायके पेतीसमे तथा चालीसर्वे श्‍्लोको्मि “भयात्‌? पद, तीसरे 

अध्यायके पैंतीसवें रलोकमे “भयावह? पद, दसवें अध्यायफे चोथे इलोकमें 
और अठारहवें अध्यायके पैंतीसवें इलोकर्मे "भयम्‌? पद्‌, ग्यारहवें अध्यायफे 
सत्ताईसवें रलोकमें “भयानकानि? पद) पेंतालीसयें ३लोकमें "भयेन? पद ओर 
अठारहवें अध्यायके तीसवें इलोकमें 'भयाभये? पदके अन्तर्गत “भव” दाब्द 
भयरूप विकारफे ही द्योतक हैं । 


१५४ गीताका भक्तियोग. - [.अ० १२ 


उद्वेग हो सकता है; जैसे बार-बार प्रयत्न करनेपर भी अपना काय 
पूण न होना, कार्यका इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छासे. ऋतु- 
परिवतन, भूकम्प, बाढ़ आदि हुःखप्रद घटनाएँ घटित होना, अपनी 
कामना, मान्यता, सिद्धान्त अथवा साधनमें विव्न पड़ना आदि | भक्त 
शन सभी प्रकारके उद्देगोंसे सवथा मुक्त होता है--यह बतलानेके 
लिये ही तीसरी बार उद्देगकी बात कही गयी है। तात्पय यह है कि 
भक्तके अन्तःक्रणमें “उद्वे? नामकी कोई वस्तु रहती ही नहीं । 

`, उद्ठेग उत्पन होनेमें अज्ञानजनित इच्छा और आघुर-खभाव 
ही कारण है । भक्तमें अज्ञानका सवा अभाव होनेसे कोई खतन्त्र 
ईण्छा नहीं रहती, फिर आधुर-खभाव तो साधनावस्थामें ही नष्ट हो 
जाता हे । भगवान्‌की इच्छा ही भक्तकी इच्छा होती है । भक्त 
खकृत क्रियाओके फलरूपमें अथवा अनिच्छासे प्राप्त अनुकूल-प्रतिकूळ 
परिस्थितिमें भगवान्‌का कृपपूर्ण विधान ही देखता है और निरन्तर 
भानन्दर्मे मझ रहता है । अतः भक्तमें त; भक्तमें उद्देगका अत्यन्ताभाव 
होता है %। जिल न रहका 
किक, ° व ९ १ 

मुक्त पदका अथ है--विकारोसे सवथा छूटा हुआ । 

भन्त;करणमे संसारका आदर रहनेसे अर्थात्‌ परमात्मामे पूर्णतया 

'_मन-बुद्धि न ठानेसे ही हर्ष, अमर्ष, भय और उल्देगादि विकार 

* दूसरे अध्यायके छप्पनवं इलोकमे 'अनुद्दिभमना; पदसे सिद्ध . 

महापुरुषको किसी प्रकारकी प्रतिकूलता और अप्रियकी प्राप्तिपर उद्वेग F 
न होनेकी वात कही गयी है 


सत्रहवें अध्यायके पंद्रहवें इलोकमें अचुद्वेगकरम्‌' पद उद्वेग. 
उत्पन्न न करनेवाली वाणीफे लिये आया है । 


PRUE दे जाड ८ VN 


+ ०११४, 


क 


है Nini 
RR 5 


Nr 


0 
नक 


न्छोक १५] गीताका भक्तियोग १५५ 


उत्पन्न होते हैं| परंतु भक्तकी इटिमिं एक .भगवानूके अतिरिक्त 
अन्य किसीकी खतन्त्र सत्ता एवं महत्ता न रहनेसे उसमें ये विकार 
उत्पन्न ही नहीं होते । उसमें क्वामाविक ही सदूगुण-सदाचार रहते हैं। 


इस स्लोकमें भगवानने “भक्तः? पद न देकर भुक्तः? पद 


डे प कं > हु iy दराचारोंसे 
२८ फू $$ ) दिया है ¦ इसका तात्पय यह है कि भक्त यावन्मात्र दुगुण-दु 


सबंथा रहित होता है | 


गुणोंका अभिमान होनेसे दुर्गुण अपने-आप आ जाते हैं | --- 


मनुष्यमें गुणोंका अभिमान तभीतक होता है, जत्रतक उसमें कुछ 
अवगुण रहता है. । जैसे, मनुष्यको प्त्य बोलनेका अभिमान तमी- 
तक होता है, जबतक वह कुछ-न-कुछ असत्य बोलता है । पूण सत्य 
वोळ्नेवालेको कभी सत्य त्रोळनेका अभिमान नहीं हो सकता । अपनेमें 
किसी गुणके आनेपर अभिमानरूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाय तो उस 
गुणको गुण कैसे माना जा सकता है ? देवीसम्पत्ति ( सद्गुण ) से 
कंभी आसुरी सम्पत्ति ( दुर्गुण ) उत्पन्न वहीं हो सकती । यरि दैवी 
संम्पत्तिसे आसुरी सम्पंत्तिकी उत्ति होती तो “देवी खंपद्विमोक्षाय' 
(गीता १६। ५ )--इन भगवद्गचनोंके अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे 
होता ? वस्तुतः गुणोंके अमिमानमें गुण कम तथा अभिमान ( दुर्गुण ) 
अधिक होता है । अमिमानसे ढुगुणोकी इद्धि होती है; क्योंकि 
सभी दुशुण-दुराचार अभिमानके ही आश्रित रहते हैं । 

भक्तको तो प्रायः इस बातका ज्ञान ही नहीं रद्दता क्रि मुझमें 
कोई गुण है । यदि उसे अपनेमें कभी गुण दीखता भी है, तो वह 
उसे भगवानका ही मानता है अपना नहीं। इस प्रकार गुणोंका 


है. 
1 
3 
1 
ह 
3 
१ 
| | 


१५६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२. 


५ 
अमिमान न होनेके कारण भक्त सभी दुगुण-दुराचारों, विकारोंसे 
मुक्त होता है#। 

खस+--चह ( भक्त ) | 

भे-मुझे । 

प्रियः--प्रिय है । 

भक्तको भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय होते हैं, इसलिये भगवानको 
भी भक्त अत्यन्त प्रिय होते हैं।॥ १५ ॥ 

सम्बन्ध-- 

सिद्ध भक्तकें छः लक्षणोंका निर्देश करनेवाला तीसरा प्रकरण 
निम्न इलोकके अन्तर्गत आया है । 

# तीसरे अध्यायके नवें दलोकमें 'मुक्तसद्धः* पदसे साधकोंको 
आसक्ति-रहित द्रोनेफे लिये कहा गया है । चोथे अध्यायके तेईसें 
इलोकर्मे 'ुक्तस्य' पदसे सिद्ध ऋमयोगीफे सवथा आसक्ति-रहित दोनेकी 
वात कही गयी हे । पॉचवे अध्यायफे अठाईसवें इनोकमे “मुक्तः? पदसे 
साधककी विकारोंसे मुक्त बतलाया गया है | अठारट्वे अध्यायके छन्त्रीसवे 
इलोकमें ५मुक्तसज्ञः पदसे सास्विक कर्ताका आसक्ति-रहित होना बतलाया 
गया है । अठारहवे अध्यायके दी चालीसव॑ इलोकमें 'मुक्तमः पदसे यह 
बतलाया गया दे कि निलोकीमें कोई भी प्राणी-पदार्थ सत्व, रज और तम 
इन तीन गुणोंसे रहित नहीं है ओर इकहत्तरवें इलोकर्मे 'पुक्तः? पदका 
प्रयोग करके यह बतलाया गया हे कि गीता-श्रवणसे मनुष्य पापोसे छूट 
जाता है | 

1 प्रियो हि शञानिनो$त्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ ( गीता ७ | १७) 


“मुझे तच्वसे जाननेवाले ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ ओर वह 
ज्ञानी भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है । 


का {oi (भना 2 न्ने 
१४ १: २५८ छप ताः 


३ 0 ८.० ०75 पने 
tT AR (४ 
५ 


ean 7४ पहा सट 


परै दर 
न्न द 
MT ९ (एम (ग i ध्‌ 


न्छोक १६] गीताका भक्तियोग: १५७ 


इलोक--- 
` अनपेक्षः शुचिदृक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सवौरम्भपरित्यागी यो मङ्कक्तः ख मे प्रियः ॥ १६॥ 
भावार्थ-- 
भगवानूको प्राप्त होनेपर भक्त पूर्णकाम हो जाता है । अत 


> इसके मनमें किसी क्रिया, पदार्थ आदिकी इच्छा, वासना और स्पृहा, 
नहीं रहती । उसमें खतः महान्‌ पवित्रता आ जाती है । वह करने- 


योग्य काय सम्पन्न कर चुका है । विवादग्रस्त विषयोंमें वह तटस्थ 
रहता हं । उसके अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हष-शोक आदि विकार नहीं 
होते । किसी भी कममें उसे कर्तापनका अभिमान नहीं होता । 
शा्रविहित क्रियाएं करते हुए भी वह संसारसे सवथा निर्िप्त रहते 
इए एकमात्र भगवानूमें ही तन्मय रहता है । ऐसा भक्त भगवानको 
प्रिय होता है । 
अन्वय-- 

यः, अनपेक्षः, झुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, सर्वारम्भपरि- 

त्यागी, सः) मद्भक्तः, मे; म्रियः ॥ १६ ॥ 
पद-व्याख्या--- 

यः-ऱजो। 

अनपेश्षः--आकाङ्कासे रहित । 

भक्त भगवानूको ही सर्वोत्तम मानता है । उसकी दरिमें 
भगवद्माप्तिसि बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं होता---यं लब्ध्वा चापरं 
ळामं मन्यते नाधिकं ततः । (गीता ६ । २२) अतः संसारकी 
किसी भी वस्तुमँ उसका किञ्चित्‌ भी आकषण नहीं होता । इतना 
हटी नहीं, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धिमें भी उसका 


2 GAAS Sere tan 


क. 
कफ 5 
नत न 
ति 
न 
~ a 
< + 
कशा 
कध हा 
जा 
, ++ 
we ड 
Ve 
Ce] 
CTR] se 
k छ 


«सय 


श्ष्ट गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


अपनापन नहीं रहता, अपितु वह उन्हें भी भगवानूका ही मानता है, 
जो वास्तवमें भगवानके ही हैं | अतः उसे शरीर-निर्वाहकी भी 
चिन्ता नहीं होती | फिर वह और क्रिस वातकी अपेक्षा करे ! 
अर्थात्‌ फिर उसे किसी भी वस्तुकी इच्छा-वासना-सृह्दा नहीं रहती । 


Seon rene 


ज्ञान हॉनिपर भी उसके वित्तपर प्र उसके चित्तपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता । विकट- 
से-बिकट परिष्ितिमे भी भक्त भगवानकी छीळाका अनुभव करके 
मुग्ध रहता है । इसब्यि वह क्रिसी प्रकारकी अनुकूल्ताकी कामना 
नहीं करता । 


नाशवान्‌ पदाथ तो रहते नहीं, उनका वियोग अवश्यम्भावी है 
और अविनाशी परमात्मासे कमी “वरियोग होता ही नहीं--इस 
वास्तविकताको जाननेके कारण भक्तमें स्वाभाविक ही नाशवान्‌ 
'पदाथोकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती । 

यह त्रात विशेपरूपसे ध्यान देनेकी है कि केवळ इच्छा 
करनेसे शरीर-निर्वाहके पदाथ मिलते हो तथा इच्छा न करनेसे न 
मिंळते हों--ऐसा कोई नियम नहीं है । वास्तवर्मे शरीर-निर्वाहकी 
अपेक्षित (आवश्यक) सामग्री स्वतः प्राप्त होती है; क्योंकि जीवमात्रके 
शरीर-निर्वाहकी अपेक्षित सामग्रीका प्रबन्ध भगवानूकी ओरसे पहले 
ही हुआ रहता है । इच्छा करनेसे तो आवश्यक वस्तुओंकी प्रापिमें 
अवरोध ही आता है | यदि मनुष्य किसी वस्तुको अपने लिये अत्यधिक 
आवश्यक समझकर “वह वस्तु केसे मिले; कहाँ मिले; कत्र मिलेः-- 
ऐसी प्रवल इच्छाको अपने अन्तःकरणमें पकड़े रहता है, तो उसकी 


हह... जल ~~ पाझर RR नाण ण 


करा 


गीताका भक्तियोग १५९. 


लोक १६ ] 


उस इच्छाका बिस्तार नहीं हो पाता अर्थात्‌ उसकी वह इच्छा दसरे 
लोगोंके अन्तःकरणतक नहीं पहुँच पाती । फलतः दूसरे लोगोंके अन्तः- 
करणमें उस आवश्यक वस्तुको देनेकी इच्छा या प्रेरणा नहीं होती | 
प्रायः देखा जाता है कि लेनेकी प्रवळ इच्छा रखनेवाले ( चोर आदि ) 
को कोई देना नहीं चाहता | इसके विपरीत किसी वस्तुकी इच्छा न 
रखनेवाले विरक्त त्यागी ओर बालककी आवश्यकताओंका अनुभव 
अपने-आप दूसरोंको होता है, जिसके फलखरूप दूसरे उनके 
शरीर-निर्वाहका अपने-आप प्रसन्नतापूर्वक प्रवन्ध करते हैं । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक 
वस्तुएँ बिना मागे खतः मिलती हैं | अतः अपेक्षित वस्तुओकी इच्छा 
करना केवल मूर्खता और अकारण दुःख पाना ही हे । सिद्ध भक्तको 
तो अपने कहे जानेवाळे शरीरकी भी अपेक्षा नहीं होती; इसलिये वह 
सवथा निरपेक्ष होता है । 
किसी-किसी भक्तको तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि 
भगवान्‌ दशन दें ! भगवान्‌ दशन दें तो आनन्द, न दें तो भी 
आनन्द ! वह तो सदा भगवानकी प्रसन्नता ओर कृपाको देखकर 
मस्त रहता है । ऐसे निरपेक्ष भक्तके पीछे-पीछे भगवान्‌ भी घूमा 
करते हैं ! भगवान्‌ खयं कहते हें--- 
निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेरं समदशनम्‌ । 
अनुन्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङघ्रिरेणुभिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४। १६) 
“जो निरपेक्ष ( किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला ), निरन्तर 
मेरा मनन करनेवाला, शान्त, द्वेऽ-रहित और सबके प्रति समान दृष्टि 


= SET ४०७ gg “648 Ue त २२ FUR, vA, 


घ्यु 11 


I 


मय है... 6 कश डि 


ed 


SC, ete १०९८ 


1 क 


१६० गोताका भक्तियोग [ अ० १२ 


रखनेवाला है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा 
करता हूँ कि उसकी चरण-रज मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र 
| हो जाऊ 0७ 

किसी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवान्‌की भक्तिमें प्रवृत्त होने- 
वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त होता है; क्योंकि 
( मुख्य लक्ष्य वस्तुकी ओर रहनेसे ) वह वस्तुके छिये ही भगवान्‌- 
की भक्ति करता है, न कि मगवानके छिये । परंतु भगवानकी 
यह उदारता है कि उसे भी अपना भक्त मानते हैं# ; क्योंकि वह 
इच्छित वस्तुके लिये किसी दूसरेपर भरोसा न रखकर अर्थात्‌ केवळ 
भगवान्‌पर भरोसा रखकर ही भजन करता है । इतना ही नहीं, 
भगवान्‌ भक्त धुवकी भाँति उस ( अर्थार्थों भक्त ) की इच्छा पूण 
करके उसे सर्वथा निःस्पृह भी वना देते हैं । 

शुतिः--वाहर-भीतरसे पतित्र । 


. शरीरमै अहंता-ममता ( में-मेरापन ) न रहनेसे भक्तका 
) है "७ ~ © 

शरीर अत्यन्त पवित्र होता है । अन्तःकरणमें राग-दष; हष-शोक, 
काम-क्रोधादि विकारोंके न रहनेसे उनका अन्तःकरण भी अत्यन्त 


# चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोञ्जुन । 

आत्तो जिज्ञासुरथौर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
(गीता ७। १६) 
है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्थी 
( सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाले ), आत (सङ्कट-निवारणके लियेभजने- 
वाले ), जिज्ञास (भगवानको तच्वसे जाननेक्री इच्छासे भजनेवाले )ओर ज्ञानी 
( भगवस्राप प्रेमी भक्त )--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं |? 


शिशिर 2.६५ ऑल था 
२०238 


न्छोक़ १६] गीताका भक्तियोग . १६१ 


पवित्र होता है | ऐसे ( वाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र ) भक्तके 
दशन, स्पश, वार्तालाप और चिन्तनसे दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते 
हैं। तीथ सब लोगांको पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीथोको भी 
तीथत्व प्रदान करते हैं अर्थात्‌ तीथ भी उनके चरण-स्पशसे पवित्र 
हो जाते हैं ( पर भक्तोंके मनमें ऐसा अहंकार नहीं होता ) | 
ऐसे भक्त अपने हृदयमें विराजित 'पवित्राणां पवित्रम? ( पतित्रोको 
भी पवित्र करनेवाले ) भावानके प्रभावसे तीथोंको भी महातीय 
बनाते हुए विचरग करते हैं-- 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥ 
(-श्रीमद्धा० १। १३। १०) 
महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते हैं-- 
साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । 


हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते ह्यधभिद्धरिः ॥ 
( श्रीमद्भा ९।९।६) 


“माता ! जिन्होंने लोक-परलोककी समस्त कामनाओंका त्याग 
कर दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त हैं, जो 
ब्रझनिष्ठ और छोकोंको पवित्र करनेवाले परोपकारी साधु पुरुप हैं, वे 
अपने अङ्ग-स्पशसे तुम्हारे ( पापियोंके अङ्ग-स्पशसे आये ) समस्त 
पापोंको नष्ट कर देंगे; क्योंकि उनके हृदयमें समस्त पापोका नाश 
करनेवाले भगवान्‌ सवदा निवास करते हैं ।:% 

४ छठे अध्यायफे ग्यारहवें इलोकमें "शुचो? पद पवित्र खानफे 
लिये, इकताळीसवें इलोकमें "शुचीनाम्‌? पद पवित्र पुरुषोके ल्यि ओर 
सञ्रहवें अध्यायके चोदहवें इलोकमें 'शोचम? पद्‌ झारीरकी पवित्रताके 

गी० भ० ११-१२-- 


क 


'१६२ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


दक्ष:--चतुर ! | 

जिसने करनेयोग्य कर लिया है, वही दक्ष है | मानव-जीवनका 
उद्देश्य भगवद्मात्ति ही है | इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है | अतः 
जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात्‌ भगवानको प्राप्त कर लिया, 
वही “दक्ष: अर्थात्‌ चतुर है । भगवान्‌ कहते हैं--- 

पपा चुद्धिमतां चुद्धिमेनीपा च मनीपिणाम्‌। 
यत्सत्यमनतेनेह. भत्यनाप्नोति माम्ठुतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। २९ । २२) 

'विवेकियोक विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें 
हैं कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं 
सत्य तत्त्वको प्राप्त कर ळे ।? 

सांसारिक दक्षता ( चतुराई ) वास्तवमे दक्षता नहीं हैं । एक 
इश्सि तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना कलंक ही है; क्योंकि 
इससे अन्तःकरणमें जड़ पदार्थोका आदर बढ़ता है, जो मनुप्यके 
पतनका कारण होता है । 

सिद्ध भक्तमें व्यावहारिक ( सांसारिक ) दक्षता भी होती हैं । 
परंतु व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक स्थितिकी कसौटी मानना 
वस्तुतः सिद्ध भक्तका अपमान ही करना हैं ।# 

. उदासीनः--पक्षपातसे रहित । 

लिये आया है। तेरह अध्यायके सातवें इलोकमे, सोलहचें अथ्यायफे 
तीसरे और सातवें इलोकोमे तथा अठारहवें अध्यायके बयालीसवे इलोकमें 
“शौचम्‌? पद बाहर-भीतरकी पवित्रताके ल्यि आये हैं । 

# अठारहवें अध्यायके तेंतालीसवे इलोकमें 'दाक्ष्यम'ः पद क्षत्रियके 
स्वाभाविक धर्मका बोधक है । 


क 


स्छोक १६ ] गीताका भक्तियोग १६३ 


“उदासीन? शब्दका अर्थ है--उत्‌-आसीन अर्थात्‌ ऊपर वेंठा 
हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे रहित | 

विवाद करनेवाले दो व्यक्तियोंके प्रति जिसका संथा तटस्थ भाव 
रहता है, उसे उदासीन कहा जाता है । उदासीन? शब्द निर्लिपतताका 
योतक है । जैसे ऊँचे पत्रतपर खड़े हुए पुरुप्रपर नीचे प्रथ्वीपर 
लगी हुई आग या वाढ आदिका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही 
किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदिका भक्तपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता, वह सदा निर्लिप्त रहता है । 

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता है तथा उसके अनुकूल 
आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है और जो मनुप्य 
भक्तका अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है, 
वह उसका शत्रु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे 
जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यतरहारमें अन्तर प्रतीत हो 
सकता है; किंतु भक्तके अन्तःकरणमें दोनों मनुष्योंके प्रति क्रिश्चित्‌ 
भी भेदभाव नहीं होता । वह दोनों स्थितियोंमें सवया उदासीन 
अर्थात्‌ निर्लिप्त रहता है । 

भक्तके अन्तःकरणमें अपनी खतन्त्र सत्ता नहीं रहती । वह 
झरीरसहित सम्पूण संसारको परमात्माका ही मानता हैं । इसळिये 
उसका व्यवहार पक्षपातसे रहित होता है ।% 

४ चोदहवे अध्यायके तेईसवें श्लोकमें गुणातोत पुरुपको “उदासीनबत्‌" 
( उदासीनकी तरह ) इसलिये कहा गया है कि उसकी दृष्टिमे एक 
तस्वफे अतिरिक्त अन्य किसीकी स्वतन्त्र सत्ता होती ही नहीं, फिर बह 
उदासीन किससे हो १ भगवानको भी नवें अध्यायके नवें शल्लेकर्मे 


१६४ गीताका भक्तियोग . [.अ० १२. 


गतव्यथः--व्यथासे ` छूटा हुआ । | 

कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आये या चळा जाय, जिसके. 
चित्तमें दुःख-चिन्ता-शोकरूप हलचल कभी होती .ही नहीं, उस 
भक्तको यहाँ “गतव्यथः? कहा.गया है । 

यहा “व्यथा? शब्द केवल दुःखका वाचक नहां हैं। अनुकूलता- 
की प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा प्रतिकूलताकी प्राप्ति होनेपर 
चित्तमें खिन्नताकी जो हलचल होती है, उसे भी “व्यथा? ही कहना 
चाहिये । अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले 
राग-द्वेष, हष-शोकादि विकारोंके अत्यन्ताभावको ही यहाँ “गतब्यथः? 
पदसे व्यक्त किया गया है |# 

सवारम्भपरित्यागी--( और ) सभी आरग्भांका त्यागी अर्थात्‌ 
मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रारव्धवश होनेवाले सम्यूण खामाविक 
कुमोमें कर्तापनके अभिमानका त्यागी है । 


“उदासीनवत्‌? ( उदासीनकी तरह ) कहा गया है, उसका भी यही तास 
है कि भगवानक्री दृष्टिमे उनके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं) फिर वे 
उदासीन किससे हों १ 

छठे अध्यायके नवें इलोकमें “उदासीन? शब्दका प्रयोग यंह सूचित 
करनेफे ल्यि क्रिया गया दै किं सिद्ध कर्मयोगीका उदासीन पुरुषमें भी 
समभाव रहता है । 

४४ दुसरे अध्यायफे पंद्रहवं इलोकमें धयं हि न व्यथयन्त्येते? पदमे 
साधके सुख-दुःख दोनोंमें व्यथित न दोनेकी वात कही गयी है ! ग्यारहवे 
अध्याये चोंतीसवें श्लोकमें “मा व्यथिएाः पद तथा उन्चासवें इलोकमे 
“व्यथा? पद्‌ भयफे अर्थमे आथे हें । चोदहवं अध्यायफे दूसरे रलेकमें 
धन्‌ व्यथन्ति? . पदका प्रयोग यह चतानेफे लिये किया गया हे कि सिद्ध 
पुरुषको जन्म-मरणरूप व्यथा नहीं होती । 


1010 


न्छोक १६ ] गीतोका भक्तियोग १६५ 

सिद्ध भक्तके किये कुछ भी ग्राप्तव्य अथवा कतव्य न रहनेसे 
उसका झारीरसे  होनेवाली क्रियाओंसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । 
चाहे साधक हो या सिद्ध, कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्मोका 
खरूँपसे त्याग नहीं कर सकता । हाँ, अन्य मनुष्य तो कामना, 
ममता तथा आसत्तिपूर्वक सव कम करते हैं; अतः वे भै ही कर्मोका 
कर्ता हुँ ऐसा मान लेते हैं; परंतु भक्तकी यह विशेषता है कि 
उसके द्वारा शंरीर-निर्वाह, भक्ति-प्रचार, परहित-साधन आदि जो 
क्रियाएँ होती हैं, उनका कर्ता वह अपनेको नहीं मानता अर्थात्‌ 
वह कर्तापनके अभिमानसे सर्वथा रहित होता है । उसमें राग-द्वेप, 
कर्तत्वामिमान एवं फलासक्तिका सर्वथा अमाव होता है। अतः 
उसके द्वारा होती हुई दीखनेवाळी क्रियाएँ झुद्ध एवं खामाविक 
लोकहिताय ही होती हैं । 


भक्तके शरीर, इद्धियाँ, मन, बुद्धि तया अहंकार सवया 
भगवदर्पित रहते हैं । उसकी अपनी खतन्त्र सत्ता अथवा इच्छा नहीं 
रहती । वह एकमात्र भगवानके हायका यन्त्र होता है । जिस 
प्रकार यन्त्रका अपना कोई आग्रह नहीं होता; यन्त्री उसका चाहे 
जिस तरह संचालन करे, वह तो उसीपर सवथा निभर रहता है, 
इसी प्रकार भक्तका भी अपना कोई आग्रह नहीं होता; भगवान्‌ जो 


कुछ केरवाते हैं, वह वही करता है । 


# न हि कश्चित्षणमपि जाठु तिएत्यकर्मक्कत्‌ । (गीता ३1५) 
न हि देहभता झाक्यं त्यवतु कर्माण्यशेषतः | ( गीता १८ । ११) 


हा हर ५ ह i » इ 


१९६. गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


वैसे. .तो-. सभी मनुष्योंकी भगवान्‌ यन्त्रवत्‌ चलाते 
हँ५ पर, मनुष्य ,अपने शरीर-मन-वुद्रिइन्दरियोमे अहंकार, . आसा पर, मनुष्य . अपने शरीर-मन-घुद्धि-इन्द्रियोम अहंकार, _ आसक्ति, 
-ममता करवे; अपनेको कोका कर्ता मान लेता दै । फलस्य वद 
जन्म-मरणरूप दुःखको भोगता रहता है । भक्त अपनेको कमॉका कर्ता 
नता ही नहीं, अपितु उसे यही अ हीं, अपितु उसे यही अनुभव होता है कि मात्र क्रियाएं 
भगव्रानके द्वार। - ही हो रही हैं। अतएव उसके द्वारा झाख्विहित कम 
होते हुए ..दीखनेपर भी वास्तवमें वे ( फलजनक न होनेकै कारण) 
“अकम?, ही होते हैं । कामना, ममता और आसक्ति-रहित होनेके कारण 
भक्तके द्वारा, “विकम? ( निब्रिद्ध-कम ) होनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

»/एक.सितिमें क्रिया की जाती है, दूसरी थितिमें क्रिया होती दै 
और ::इनसे भिन्न स्थितिमें क्रियाका सवथा अमाव होता है, एक 
परमात्मतत््वकी सत्तामात्र रहती है । साधारण मनुष्यका जड़तासे 
विशेष सम्बन्ध रहनेसे उसके द्वारा क्रिया की जाती है । साधकका 
जड़ताके साथ स्वल्पमात्र सम्बन्ध रहनेसे उसके द्वारा क्रिया होती 
है,। इस सखितिमें भी यदि साधक यह मानता है कि भगवत्कपासे ही. 
साधन. तथा अन्य सब क्रियाएँ हो रही हैं, तो उसके साधनमें 
तीत्रतासे प्रगति होती है । पर जहाँ जड़तासे सवया सम्बन्ध-विच्छेद 
है, -वहाँ या तो सत्तामात्र रहती है, या भगवानमें तल्लीनता । 
2. # ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेड्जुंन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | (गीता १८ | ६१) 
'हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमे आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 


अन्तर्यामी ईश्वर अपनी मायासे ( उनके कमोके अनुसार ) भ्रमण कराता 
हुआ सब प्राणियोके दृदयमें स्थित है |? 


'स्छोक १६ ] 


गीताका भक्तियोग १६७ 


तत्त्वज्ञानीकी स्वरूपमें स्थिति होती है और सिद्ध भक्तकी भगवानमें 
तल्लीनता | जड़तासे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर सत्र क्रियाएँ 
उसी प्रकार स्वाभाविक होती. हैं, जिस प्रकार नेत्रोका झपकना, 
श्वासोंका आना-जाना आदि क्रियारँ । स्वाभाविक होनेवाली क्रियाएँ 
( कर्तापन न होनेके कारण ) वन्धनकारक नहीं होतीं ।% 


# मन; वाणी और शरोरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण स्वाभाविक कर्मोमें 
कर्तेत्वाभिमान (कर्तापनके अभिमान )फे त्यागक्की वात गीताम कई खर्लोपर 
इस प्रकार आयी है-- 


शानयोगी यह मानता है कि प्रत्येक क्रिया प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कार्यसे ही होती है | तीसरे अध्यायके अद्ठाईसबें श्लोकमें णाः गुणेपु 
वर्तन्ते? ( इन्द्रियरूप गुणकार्यीका विषयरूप )गुणकार्योमें वर्ताव हो रद्दा है-- 
इन पर्दोसे;, पाँच अध्यायके नवें इलोकर्मे 'इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेधु 
वतन्ते’ ( इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषरयोर्मि वरत रही हैं ) तथा चौदहवें इलोकमे 
“स्वभावस्तु प्रवर्तते? ( स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति ही वरतती है )---इन पदोंसे 
और तेरहवें अध्यायके उन्तीसवें इलोकमे ध्यक्ृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि 
सदाः? ( सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हैं )--इन पर्दोसे 
और अठारहवें अध्यायके चोदहवं श्छोकृमें कर्मोके होनेमें पाँच हेतु 
बतलाकर इसी वातकी ओर संकेत किया गया है । 

कर्मयोगी सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोंको संसारक्री सेवामें लगाता 
है, यहाँतक कि “अहं? ( मैं-पन ) को भी संसारकी सेवामे लगा देता है । 
कर्मयोगी पदार्थ, शरीर; इन्द्रियाँ, मन; बुद्धि आदिको भी उन्हीका 
मानता है, जिनकी वह सेवा करता है। इस प्रकार उसमें भी कर्तृत्वाभिमान 
नहीं रहता । चौथे अध्यायके उन्नीसत्रें इलोकमे धयस्य सर्वे समारम्भाः 
कामसंकल्पवर्जिताः? ( जिसके सम्पूर्ण कर्म कामना और संकल्पके विना 
होते हैं )--इन पदोसे यही वात कही गयी है । 


६, 


जल शी. 


अ. कु 


| 
। 
१ 
| 
। 


meee 
PO ळण ES 7७७ ३४४ Rd 
22 । 2 4३३ 4120 TEC i हे १ और ऑन के 


ROG, 


है 
3 
1 
i 
| 
1 


१६८ ' गीताका भक्तियोग ्व.-अ9-१२ 


सिद्ध भक्तद्वारा कमे.होनेमें-कुछ विशेष हेतु 

` बास्तवमें सिद्ध भक्त .या ज्ञानी कम नहीं करता, अपितु उससे 
क्रियाया चेष्टामात्र .होती है | चेशमात्र होनेम :तीन देतु है--पहळा 
हेतु है---प्रारूध | प्रारब्यके वेगसे उसके कहलानेवाले शरीरद्वारा 
जैबीहमात्रकी क्रियाएँ होती. रहती हैं-_-ब्यवहार चलता रहता दै । 
अहंभावको सवया भगवानमें छीन कर देनेके कारण वह किती 
क्रियाका कर्ता होता ही नहीं । 


दूसरा हेतु है--जगतमें धर्म-स्थापन अथवा अधम-निवारण 
करके जीवोंका उद्धार करनेके लिये जत्र जेसी साधन-प्रणालीकी 
आवश्यकता होती है, तव भगवान्‌ स्वयं प्रेरणा करके उससे वेसा ही 


भक्तियोगी भगवानूफे समर्पित होकर शारीर) इन्द्रियो) मन, वुद्धि 
एवं इनकी क्रियाओंको भी भगवानकी मानता दै । तीसरे अध्याये तीसवें 
इलोक्रमें “मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा? - ( मुझ परमात्मामें 
लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण क्मोक्रो मुझमें अर्पण करके ) तथा पाँच 
अध्यायफे दसवें इलोकमें '्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः 
(जो सत्र कर्मोकी परमात्मामें अर्पण करके आसक्ति-रहित होकर कर्म करता 
है ) इन पदोंद्वारा यही वात कही गयी है | 


तत्त्वज्ञानी .( सिद्ध शानी पुरुष ) की शरीर-इन्द्रिय-मन-चुद्धिरूप 
“व्यष्टि प्रकृति अहंकार ओर ममतासे रहित होनेफे कारण “समष्टि प्रकृति? 
में लीन हो जाती हे | उसके अन्तःकरणमें प्रारब्धफे जो संस्कार रहते 
उसीफे अनुसार उसके कथित शरीर-इन्द्रियों-मन-बुद्धिके द्वारा लोक-संग्रदके 
लिये स्वृतः-स्वाभाविक ( कर्तापनफे अभिमान बिना ) क्रियाएँ हुआ करती 
हैं । इसलिये उसे भी चोदहवें अध्यायफे. पञ्चीसवें इलोकमें 'सर्वारम्भपरित्यागी? 
सम्पूर्ण क्रियाओंको करते हुए भी कठृंत्व-रद्दित.) कहा गया-है । 


TTT Tse rer 


९७7 


न्छोक १६] 


कम करवा लेते हैं | वे सत्र 
जेसे, भगवान्‌ बुद्धने बढ़ती 
बढ़ती इई नास्तिकताको मिटानेका सत्रयास 


वास्तवमें भगवान्‌के 
संसारका संचालन करती है 


नैः अथ 


गीताका भक्तियोग ` 
82 ९0 02.4 लोकंहितंके » ००० ल्र्यि 
कम केवल लोकंहितके ह 


१६९, 


ही होते हैं। 


हुई हिंसाको और भगवान्‌ शह्नराचार्यने 


होती हैं। परंतु मनुष्य भूलसे मन, बुद्धि, 
प्रकृतिके कार्योको अपना मानकर इनकी क्रियाओंका कर्ता अपनेको 


मान लेता है| । अतः भगवानूकी सम 
संसारका काय चलाती है, उस 


कमा परि को पाशात मयाध्यक्षेण 
हेतुनानेन 


हे अजुन | मुझ अधिष्ठाताकी अध्यक्षतामें प्रकृति 
रचना करती हे और इसी हेतुसे जगत्‌की 
1 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे 
अहंकारविमूढात्मा 


“सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके 


कोन्तेय 


कर्ताहमिति 


जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, 


मं कर्ता हूँ--ऐसा मानता है । 


: कर्माणि स्वराः | 


श्रद्धा एवं जिज्ञाताके 
( कहनेके थिये ) 
जिज्ञासाको शान्त करनेकी 


पूण नियन्त्रणमें समष्टि प्रकृति ही समस्त 
त्‌ मात्र क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही 
इन्द्रिय एवं शरीररूप 


४ प्रकृतिरूप जो शक्ति 
मी शक्तिसे सिद्ध भक्तके अपने कहे 


ज 


: सूते सचराचरम्‌। 
जगद्विपरिवतंते || 
(गीता ९ | १० ) 
ति चराचर जगत्‌की 
की सम्पूर्ण क्रिया हो रही हैं |» 


(गीता ३। २७) 
के गुणोंद्वारा किये जाते हैं, तो भी 
ऐसा अज्ञानी पुरुष 


7 ० 


nnn 


Ei 
१ ९ TSS” ॥४00॥॥॥0॥0॥४५॥५॥0 ७५०. mss oo, 


Pe] 


१७० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


जानेवाले मन-बुद्वि-इन््रिय-रारीरके द्वारा क्रियाएं होती हैं अर्यात्‌ उसके 
काय भगवानके द्वारा ही संचालित होते हैं | इसीलिये सिद्ध भक्तको 
“सर्वोरम्भपरित्यागी' कहा गया है । | 
वास्तव्में राग-देषादि विकार न तो प्रकृति ( जड़ ) में हैं और 
न पुरुष ( चेतन ) में ही है । चेतनका जड़के साथ सम्बन्ध मान. 
लेनेसे अपने-आप विकार उत्पन्न होते हैं | प्रकृतिके साय भूलसे 
अपना सम्बन्ध माननेके कारण साधारण मनुष्यांको अपने लिये 
सांसारिक पदार्थोकी आवश्यकता प्रतीत होती है 1 उन पदार्थोकी 
प्रात्तिके लिये वे कम करना आरम्भ कर देते हैं । इस प्रकार कर्मोंके 
आरम्मका मूल हेतु प्रकृतिके साय माना हुआ सम्बन्ध ही है । परंतु 
सिद्ध भक्तका एकमात्र भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे. उसमें कर्मोंको 
आरम्भ करनेके मूल हेतुका अत्यन्त अमाव रद्दता दै । इसलिये वह 
“सवीरम्भपरित्यागी' होता है ।% 
“वह | " 
मङ्गक्तः-मेरा भक्त (प्रेमी ) । 
भगवानूर्मे खाभाविक ही इतना महान्‌ आकषण है कि भक्त 
खतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है । 
आत्मारामाश्च सुनयो निम्नेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतशुणो हरिः॥ ` .. 
( श्रीसद्भा० १। ७। १०) ` 
% चोथे अध्यायके उन्नीसवें इलोकमें "समारम्भाः? पद्‌ तथा अठारहवें 
अध्यायके अड़तालीसवं इलोकमें 'सर्वारग्भाः पद्‌ झासत्रविहित कर्मोके 
वाचत हैं । 


स्छोक १६] गीताका भक्तियोग _. “१७१ 


ज्ञानके द्वारा जिनकी चित्‌-जड-प्रन्थि कट गयी है, ऐसे 
आत्माराम मुनिगण भी-मगवानकी हेतुरहित ( निष्काम ) भक्ति किया 
करते हैं; क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोंको 
अपनी ओर खींच लेते हैं ।? 
यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि यदि भगवानूमें इतना महान्‌ 
आकषण है, तो सभी मनुष्य भगवान्‌की ओर क्यों नहीं खिंच जाते 
उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते |?) । "1 9 
वास्तविक बात यह है कि जीव भगवानका द्दी अंश है । 
-भत्‌ः उसका भगवान्‌की ओर खतः ख़ाभाविक, आकषण होता है। 
` परंतु जो भगवान्‌ वास्तवर्मे अपने हैं, उन्हें तो मनुष्यने अपना न 
नहीं और जो मन-बुद्धि-न्द्रियाँ-शरीर-कुटुम्चादि अपने नहीं हैं, उन्हें 
उसने अपना मान डछिया-। इसीलिये वह शारीरिक. निर्वाह और सुख- 
की .कामनासे सांसारिक मोगोंकी--ओर आकृष्ट>हो गया .तथा अपने 
अंशी भगवानसे दूर ( विमुख ) हो: गया । फिर भी उसकी यह 
दूरी-वास्तविक नहीं माननी, चाहिये -। कारण ;क्रि-नारशवान्‌ भोगेंकी 
ओर आक्ृष्ट .होनेसे उसकी भगवान से दूरी-दिखायी तो: देती है,-पर 
वास्तवर्मे दूरी-है.नहीं;.क्योंकि.उन भोगोमें भी.तो.सवेव्यापी भगवान्‌ 
परिप्रण हैं । परंतु इन्द्रियोंके वित्रयोमें, अर्थात भोगोंमें. ही आसक्ति 
होनेके कारण उसे उनमें छिपे भगवान्‌ दिखायी नहीं देते» 
3 _ # तिमिर्गुणमंयर्भावेरेमिः  _ सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः  परमव्येयम्‌ ॥ ` 
(गीता ७ । १३) 
धुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस ओर तामस--इन तीनों प्रकारके 


भावोसे यह सारा संसार ( ग्राणिसमुदाय ) मोहित हो रहा है, इसलिये इन 
तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता |? 


८ ७-८, ४७७१५२९ रोही 


जल बनी ४ 


1 
आ 


| 
| 
। 
1 
| 


Po (2७४४ दि ह्य र्ष 


प्‌ हो ईः RR 


.१७२ गीताका भक्तियोग , [० १२ 
जब इन नाशवान्‌ भोगोंकी ओर उसका आकषण नहीं रहता, तब वह 
खतः ही भगवानकी ओर खिच जाता है । संसारमें किश्चित्‌ भी 
आसक्ति न रहनेसे भक्तका एकमात्र भगत्रान्‌में खतः अटळ प्रेम होता 
है | ऐसे अनन्यप्रेमी भक्तको भगवान्‌ "मद्भक्त? कहते हैं । 
मे--सुझे ] 

प्रियः-प्रिय है । | 

जिस भक्तका भगवानूर्मे अनन्य प्रेम है, वह भगवानको प्रिय 


होता है ॥ १६॥ . 
. सस्नन्ध-~ 


, सिद्ध भक्तके पाँच लक्षणोंवाला . चोथा प्रकरण निम्न शलोकर्मे 
' आया है। 02 
इलोक-- 

यो न हष्यति न द्वेष्टिन शोचति न काह्लति । 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 

भावार्थ-- 

भक्तके अन्तःकरणमें किसी भी प्रिय और अप्रिय प्राणी, पदार्थ, 
घटना, परिस्थितिके संयोग-वियोगसे किश्चिन्मात्र भी राग-देंब, हर्ष- 
शोक आदि विकार नहीं होते । कामना-रहित होनेसे उसके द्वारा 
अशुभ ( पापमयी ) क्रियाएँ तो हो ही नहीं सकतीं, केवल शुभ 
-( शाखविहित, धमयुक्त, न्याययुक्त ) कियाएँ ही होती हैं । परंतु 
ममता, आसक्ति और फलेच्छासे सवथा रहित होनेके कारण उसका 
शुभ क्रियाओंसे भी कोई सम्बन्ध नहीं होता | अतः उन क्रियाओंकी 
“कमः संज्ञा ही नहीं रहंती । ऐसा विकाररहित और झुभाशुभ- 
परित्यागी भक्त भगवानको प्रिय होता हैं।' | 


स्छोक १७] 


गीताका भक्तियोग १७२३ 
अन्वय 
यः न; हष्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचति, न; काङ्घति (च), यः; 
शुभाशुभपरित्यागी, सः) भक्तिमान्‌, मे, प्रिय; ॥ १७ ॥ 
पद-व्याख्या --- 
यः न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काहृति--जो न कमी 


हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना 
करता है । 


मुख्य विकार चार हैं--( १) राग, (२) द्वेष, (३) हष, । 


और ( ४.) शोक» । सिद्ध शोक । सिद्ध भक्तमें ये चारों ही विकार नहीं होते । 
उत्तका यह अनुभव होता है करि संसारका प्रतिक्षण वियोग हो रहा 
है और भगवानूसे कभी वियोग होता ही नहीं । संसारके साथ 
कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी 


नहीं । अतः संसारकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है-इस वास्तविकता _ 


( सत्य ) को प्रत्यक्ष जान लेनेके पश्चात्‌ ( जड़ताका कोई सम्बन्ध 


ree अख 1000000000 
न रहनेपर ) भक्तका केवळ भगवान्‌के साथ अपने नित्यसिद्ध 


सम्बन्धका अनुम अटडखूपसे है । इस कारण उसका अन्तःकरण अनुभव अट । इस कारण उसका अन्तःकरण 


रसे ° है 
"रर (से राग-देषादि विकारोंसे सबथा मुक्त होता है । भगवानका साक्षात्कार 
dN ~ ९ हि 
| होनेपर ये विकार सवथा मिंट जाते हैं । 
(पर साधनावस्थामें भी साधक ज्यों-ज्यों साधनमें प्रगति करता है, 
4 इ. छ ~ त्योहही-्यो उपे राग-देषादि कम होते जाते हैं । जो घटनेवाड होता है, 
॥ तड 223 १ अः 
29 1 हा; ले लि २५ प्रचलित भाषामें किसीकी मृत्युसे मनमें होनेवाली ब्यभाके लिये 
न ररत कोक शब्दका प्रयोग किया जाता दै; परंतु यहाँ “झोक? शब्दका तालय 
wu अन्तःकरणके दुःखरूप 'विक्ारःसे है । 
शि उ" ५५९ .१९/0 खा) ` jg “2 अब बटन का किक 
छ ह FI TS शिण 
OE SO ST 0००७ ह 
IT पक्ष लात १; से, 000 २ 
अडा जत ro आळस म ४1 
0 . . 
श्र डि हे 1) त र 
पा क$ त 2० 
मा क ५ त 
$ ६ 1 ५ १ 
I नाना ध्‌ 
वि दज ॥ जे , र 
1a ७ 


os अमर 


eases न्न 


RR 


१ 


f 
ह १ 


१७४ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


वह पिटनेवाल्य भी होता है । अतः जब साधनावस्थामें ही विकार 
कम होने लगते हैं, तव सहज ही यह्‌ अनुमान लगाया जा सक्ता है 
कि तिद्रावस्थामें भकं ये विकार नहीं रहते--पूर्णतया मिट जाते हैं| 
राग-दपके परिणामखरूप ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति आदिके संयोग-त्रियोग एवं संयोग-वियोगक्ी आइङ्कासे 
हप-शोक होते हैं। अत: बिकारोके अतः विकारोंके पळू कारण राग-हेप ही हैं, 
जिनसे जीव संसारमें बेंधता है  । इस्तोडिये गीतामें साधर्कोके 
` लिये स्थान-स्थानपर राग-द्वेषके त्यागपर जोर दिया गया है; जैसे-- 
तीसरे अध्यायके चौंतीसवें इलोकर्मे 'तयोर्न वशमागच्छेत्‌? पर्दोसे 
राग-दषके वशमे न होनेके लिये और अठारह अध्यायके इक्यावनवें 
श्छोकर्मे 'रागद्वेषी व्युदस्य च? पर्दोसे राग-द्वेषका त्याग करनेके जयि 
कडा गया है । 
जैसा कि उपर कहा गया है, हर्प और शोक दोनों राग रेके 
ही परिणाम हैं । जिसके प्रति राग होता है, उक्र संयोगते और 
जिसके प्रति द्वेप होता है, उसके वियोगसे हई! होता है । इसके 
बिपरीत जिसके प्रति राग शोता है, उसके वियोग या ' वियोगकी 
आशङ्कासे और जिसके प्रति द्वेप होता है; उसके "सर म देप होता है, उसके संयोग या संयोगकी या. संयोगकी 
# इच्छाद्वेपसमुत्येन  दृन्द्रमोहेने भारत | | 
` `. ` सर्वभूतानि सम्मोहं सश यान्ति परंतप ॥ 
FR (गीता छ 1 २७ ) 
.... -दे भरतवंशी अर्जुन ! संसारमै इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख- 
दुःखादि इन्द्वरूप मोइसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अशानताओ प्राप्त हो रहे 


हैं! 


ef 


स्छोक १७ ] 


गीताका भक्तियोग १७५ 


आशङ्कासे “शोक? होता है । सिद्ध भक्तमें राग-देषका अत्यन्ताभा 


होनेसे खत: एक साम्यावस्था निरन्तर रहती है । इसलिये वह 
विकारोंसे सवथा रहित होता है । 

जेसे, रात्रिके समय अन्धकारमें दीपक जळानेकी कामना 
होती है; दीपक जलानेसे हषे होता है; दीपक बुझानेवालेके प्रति 
इरे या क्रोध होता है ओर पुनः दीपक प्रज्वलित केसे हो --ऐसी 
चिन्ता होती है । रात्रि होनेसे ये चारों त्रातें होती हैं । इसके 
बिपरीत मध्याहका सूय तपता हो तो दीपक जलानेकी कामना नहीं 
होती; दीपक जळानेसे हष नहीं होता; दीपक बुझानेवालेके प्रति 
द्वेष या क्रोध नहीं होता और ( अन्धेरा न होनेसे ) प्रकाशके 
अमावकी चिन्ता भी नहीं होती । इसी प्रकार भगवानूसे. विमुख और 
संसारके सम्मुख _होनेसे शरीर-निर्वाह और सुखके लिये अनुकूछ 
पदार्थ, परिस्थिति आदिके मिलनेकी कामना होती है; इनके मिळनेपर 
हष होता है; इनकी प्रापतिमें वावा पहुँचानेत्रालेके प्रति देष या क्रोध 
होता है और इनके न मिलनेपर “कसे पिछे ऐसी चिन्ता होती 
है । परंतु ( मध्याहके सूर्यकी भाँति ) जिसे भगत्रप्रा्ति हो गयी 
है, उसमें ये व्रिकार कमी नहीं रहते । वह प्रणकाम हो जाता है | 
अतः उसे संपारकी कोई आवश्यकता नहीं रहती # | 

# दसरे अध्यायके सत्तावनवें इलोकमें “नाभिनन्दति न द्वेष्टि पद, 
पाँचवें अध्यायके तीसरे श्छोकम "न द्वेष्टि न क्राहुतिः पद तथा अठारह 
अध्यायके दसवें इलोकमे “न द्वेष्टि, नानुषज्जते? पद्‌ कमवोगीमँ राग-द्वेपवा 
अभाव वतलानेके लिये प्रयुक्त हुए, हैं । | 

चौदहवें अध्यायके वाईसर्वे इलोकर्मे “न द्वेष्टि, न काङ्घति” पद ओर 
अठारहवें अध्यायके चौवनवें इल्लोकमें पन शोचति न काहूति? पद ज्ञानयोगीमें 
राग-देषरका अभाव दिखला नेके ल्यि प्रयुक्त हुए हैं । 


ee 
RS EN RS RN RN ७४७४ Sn aS Kt ७७:7८ ४ KES 


; } हि 
रौं?" कू er 


So ne 5 


१७६. गीताका भक्तियोग [ अ० १२. 


(च) यः्-औरजो। .. 


शुभाञुभपरित्यागी-शुस और अशुभ कर्मोका त्यागी है | 


जेस! कि इस इलोकके भावार्थमें कट्टा, गया. हे, ममता, आसक्ति 

फलेच्छारहित ry ~= न्य र 
और फलेच्छारहित होकर ही शुभ कम करनेके कारण भक्तके कर्म 
“अकम हो जाते हैं | इसलिये भक्तको शुभ कर्मोका भी त्यागी 


टि ~ © होनेके नर 
कहा गया है । राग-देषका सवथा अभाव होनेके कारण उससे अशुभ ' 


© ha कि नेमें 
कम होते ही नहीं । अशुभ कमोके होनेमें कामना, ममता, आसक्ति 
ही प्रधान कारण हैं, और भक्तमें इनका अत्यन्ताभाव होता है । 
इसलिये उसे अशुभ कमोंका भी त्यागी कहा गया है । 
९ ~ देनेवाले ~ > ७ धनेवाले होते 
. शुभ कम मुक्ति देनेवाले और अशुभ कम बाँधनेवाले होते 
हैं । भक्त शुभ कर्मोसे तो राग नहीं करता और अझुभ कमोंसे देष 
नहीं करता । उसके द्वारा स्वाभाविक शाख्रविहित शुभ कर्मोका आचरण 
और अशुभ ( निमिद्ध एवं काम्य ) कर्मोका त्याग होता है, राग-द्ेप- 
© ha हक है 
पूवक नहीं | राग-द्वेपका सवथा त्याग करनेवाला ही सच्चा त्यागी सिक ग | का सवया लाग करनेवाला ही तचा तयागी हैँ । 
# त्यक्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
 कर्मण्यभिप्रदत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः | 
(गीता ४। २०) 
समस्त कर्मोमे ओर उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
संसारफे आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामे नित्य तृप्त हे, वह 
कर्मेमें भलीभाति वरतता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता |! 
` 1 अठारह अध्यायके दसवें इलोकमें शुभ और अश्युभ कर्मको कुशल 
और अकुशल कर्मे नामसे कहा गया है--- 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपञ्जते | 
त्यागी सच्वसमाविष्टो मेधावी छि्नसंदावः || 
(गीता १८ | १०) 


Lt OTTERS Wer) 


~+ Corer] 

'” मरो] 

१ वि 

एन. 
| 
७, 
ogy) 
गदा हि 


स्टोक १७] गीताका भक्तियोग । १७७ 


(0 मनुष्यको कम नहीं वाधते, अपितु कमेमि राग-डेष ही उसे का ७.) झु 
प्युको कम नहीं बाँघते, अपितु कममिं राग-देष ही उसे 


_ बोधते हैं । भक्तके सम्पूण कम राग-दषरहित हैं। भक्तके सम्पूण कम राग-दषरहित होते हुँ, इसडिये वह 
ToT 


शुभाशुभ सम्पूण कर्मोका परित्यागी है । ` 
जसा कि पिछले इलोकमें “सवोरम्भपरित्यागी” की व्याख्यामें 
आया है, भक्तके द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ भगवदर्पित होती हैं । 
अपने कतृत्वका अभिमान न रहनेसे वह कर्मोसे सवथा निर्लिप्त रहता 
है । यहाँ भी शुभाशुभपरित्यागी” पदसे भक्तकी कमसे सवथा 
निर्लिप्तताका बोध कराया गया है । 
“शुसझुभपरित्यागी? पदका अथ झुम और अशुभ कमोकि 
फलको त्यागी भी कियां जा सकता है । परंतु इसी रलोकके पूर्वाद्धमें आये 
“न इष्यति न द्वेष्टिं न शोचतिः न काङ्कति' पदोंका सम्बन्ध भी शुभ 
( अनुकूळ ) और अशुभ ( प्रतिकूल ) कमफळके त्यागसे ही है। अतः 
यहाँ “शुभाशुभपरित्यागी” पदका अथ झुमाझुम कमफळका त्यागी 
माननेसे पुनरुक्ति-दोष आता है । इसलिये इस पदका अथ शुभ एवं 
अशुभ कमेंमें राग-द्रेषका त्यागी ही मानना चाहिये । 
सः-ण्वह । 
भक्तिमान--भक्तियुक्त पुरुष । 
भक्तकी भगवानमें अत्यधिक प्रियता रहती है । उसके द्वारा 
स्वत; स्वाभाविक भगवानका चिन्तन, स्मरण एवं भजन होता रहता है । 
ऐसे भक्तको यहाँ “भक्तिमान्‌? कहा गया है# । 


“ज्ञो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेप नहीं करता और कुशल कर्ममें 


आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सच्चगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्धिमान्‌ 
और सच्चा त्यागी है ।' 


#ः इसी ( वारहवें ) अध्यायफे उन्नीसवे इलोकर्मे भी “भक्तिमान? 
पद इसी भावमें प्रयुक्त हुआ है । 


Ns 
Lc nets “८0०0000, 


रू 


ति 
क 
» 
न ह य < 2.2 
0? 0 ४ ह. 00 et ५ 
ही ड 
So ० हो ज्‌ वी 
ee ३ र 
व < > र... मर 
a लाडका र 9 १ पा ६ 
र १ < दि - हि 5 
मु हि र » "१ , 
, 
° h 9. 


चण 0४0५00९ णा शशश te (हरणाची “1० 


७५ 


Ss Fr Ed 


१७८ गीताका भक्तियोग [ अ०,१२ 


मे--मुझे । 
प्रियाः-प्रिय है । 
भक्तका भगवानूर्मे अनन्य प्रेम होता है, इसलिये वह भगवानूको 


प्रिय होता है ॥ १७ ॥ 
सम्बन्ध---- 


अब दो इलोकोमे सिद्ध भक्तके दस लक्षणोचाला पाँचवाँ और 


अन्तिम प्रकरण दिया जाता है । 
गलोक--- 


समः श्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 

शीतोष्णसुखडुःखेपु समः सद्गविवजितः ॥ १८॥ 

तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 

अनिकेत स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 

भावाथ 

भक्तके हृदयमें केवल प्रभुक्रे प्रति अनन्य और प्रतिक्षण वद्धमान 
प्रेम रहनेसे उसके अन्तःकरणमें अनुकूल-प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, 
परिस्थिति आदिमें राग-द्वेप, हप-शोक आदि विकारोंका कोई स्थान 
नहीं रह जाता । उसका रात्नु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उप्ण, सुख- 
दुःख और निन्दा-स्तुतिमें सदा-सवदा समभाव रहता है । उसका 
भगवानूके सिवा और कहीँ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उसके द्वारा 
भगवान्‌के खरूपका खतः मनन होता रहता है । उसके सामने जो 
भी परिस्थिति आती है, उसमें महान्‌ आनन्दका अनुभव करता है । 
रहनेकै स्थानमै और शरीरमें भी उसकी ममता-आसक्ति नहीं होती । 
उसकी वुद्धि निश्चळभावसे परमात्मतत्वमें ही खिर रहती है। ऐसा 
भक्तिमान्‌ पुरुष भगवानको प्रिय होता है । 


क 


se १ 
र: शी 
ब्‌ 
YY pe 
दि 
+ 


रद प्रमाणरर। 
क करे 
ti ३.०३ ret [ i f 
1 


कै २ पशत 
छ इनर! 


क क दै 
हा te दर 


७४०३-०१ ५ 


न 
2 I EEE ) ~ 
+ अः ~ 2, छ; `. तकी 
क र अ ० 


लोक १८-१९] गीताका भक्तियोग १७९, 


_ इने स्कोकोंमें भक्तका सदा-सवदा समभावमें स्थित रहनेका 
वणन किया गया है । शत्नु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उप्ण, 
डस ऑर निन्दाऱस्तुति इन पाँचों इन्द्रम समता होनेसे ही. :ख और निन्दा-स्तुति- उन पॉ. 
साधक पूणत: समभावमें थित कहा जा सकता है । 
| अन्वय-- 

शत्री, च, मित्रे, ( समः ), तथा, मानापमानयोः, समः, शीतोप्ण- 
सुखदुःखेषु, समः, च, सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥ 

तुल्यनिन्दास्ततिः, मौनी, येन, केनचित्‌, संतुष्टः, अनिकेतः, 
स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, नरः, मे, प्रियः ॥ ॥ १९ ॥ 

| | पद-व्याख्या--- 

रात्रौ च मित्रे ( समः )--(जो) शत्रु और मित्रमें सम है । 

यहाँ भगवानूने भक्तमें व्यक्तियोंके प्रति होनेवाली समताका 
वर्णन किया है । सर्वत्र भगवदूबुद्धि होने तया राग-ेपसे रहित 
होनेके कारण सिद्ध भक्तका किसीके प्रति झङ्गु-मित्रका भाव नहीं 
रंहता# । लोग ही उसके व्यवहारमें अपने खभावके अनुसार 
अनुकूलता या प्रतिकूलताको देखकर उसमें मित्रता या इत्रुताका 
भाव कर लेते हैं । साधारण लोगोका तो कहना ही क्या है, सावधान 
रहनेवाले साधकोंका भी उस सिद्ध भक्तके प्रति मित्रता और शन्रुताका 


भाव हो जाता है । पर भक्त अपने-आपमें सदेव पर भक्त अपने-आपमें सदैव पूर्णतः सम रहता | 
है । उसके हृदयमें कभी किसीके प्रति शातनु-मित्रका भाव उत्पन्न | 
नहीं होता |. । 


अ का उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत फेहि सन करहिं विरोध ॥ 


(मानत ७ ६११२ ख ) 
ह 
अत ए हं 


$ आनन 
ककर 0 0000 णक क पो 


| 
$ 
$ 
| 
1 
र 


'क 


333 ra Nos Area 


१८० गीताका भक्तियोग : /'- | अ० १९ 


मान लीजिये, भक्तके प्रति शत्रुता और मित्रताका भाव रखने- 
"वाळे दो व्यक्तियोंमें घनके बॅटवारेसे सम्बन्धित कोई विवादं हो जाय; 
. और उसका निणय- करानेके लिये वे भक्तके पास जाय, तो भक्त 
धनका बंठवारा करते समय दावु-भाववाले व्यक्तिको कुछ अधिक 
और मित्र-मावबाले व्यक्तिको कुछ कम धन देगा । यथपि भक्तके 
' इस निर्णय ( व्यवहार ) में बिषमता दीखती है, तथापि शब्रु-भाववाले 
व्यक्तिको इस निणयमें समता दिखायी देगी कि इसने पक्षपांतरहित 
बैंटवारा किया है । अतएव भक्तके इस निणयमें विषमता ( पक्षपात ) 
दीखनेपर भी वास्तबमें यह ( समताको उत्पन्न करनेवाला होनेसे ) 
समता ही कहलायेगी । | 
उपयुक्त पदोंसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्तके साथ भी 
लोग ( अपने भावके अनुसार ) शत्रुता-मित्रताका व्यवहार करते हैं 
और उसके व्यवहारसे अपनेको उसका उत्रु-मित्र मान लेते हैं । 
इसीलिये उसे यहाँ शत्रु-मित्रसे रहित न कहकर “शत्रु-मित्रमे सम? 
कहा गया है» । 
तथा- ओर । 
मानापमानयोः समः--मान तथा अपमानमें सम हे | 
: मान-अपमान परकृत क्रिया है, जो शारीरके प्रति होती है । 
-भक्तकी अपने कहलानेवाले शरीरमें न तो अहंता होती है, न 
छ छठे अध्यायके नवें इलोकर्म मुद्दद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्य, 
द्वेष्य और वन्धुगणोंमे सिद्ध केमयोंगीके समभावका वर्णन किया गया है | 
चोदहवें अध्याये पत्चीसवें इलोकमे “तुल्यो मित्रारिपक्षयोः पदोंसे 
: शनरु-मित्रम गुणातीत .पुरुषके समभावका वर्णन किया गया है । 


13:20 22 नि 
झै 


N 


५ 3 
:-5 
की क्स 
र आ 
क$ 
न्य 
re 
क 


र. क्क के शर. 
NET TE 
Se 


` श्लोक १८-१९] -गीताका भक्तियोग ` १८२ 


ममता । इसलिये शरीरका - मान-अपमान होनेपर भी भक्तके अन्त:- 


. करणमें कोई विकार ( हष-शोक ) उत्पन्न नहीं होता | वह नित्य- 


निरन्तर समतामें स्थित रहता है# | 
शीतोष्णसुखडुःखेपु समः-- (तया ) सरदी-गरमीमें ( अनुकूल- 


. प्रतिकूल विषयोंमें ) ओर सुख-दुःखमें (सुखदायी-दुःखदायी परिस्थितिके 


आने-जानेमें ) सम है । 


इन पदोंमें दो स्थानोंपर सिद्ध भक्तकी समता बतलायी 
गयी है-- 


(१) शीतोष्णमें समता अर्थात्‌ इन्द्रियोंका अपने-अपने 


. विषयोंसे संयोग होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होः । 


( २ ) सुख-दुःखमें समता अर्थात्‌ धनादि पदार्थोकी प्रापि या__ 
अप्राप्ति होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होना । 


“शीतोष्ण? शब्दका अथ 'सरदी-गरमी? होता है । सरदी-गरमी 
त्वगिद्भियके विषय हैं | भक्त केवळ त्वगिन्द्रियके विषर्योमे ही सम 
रहता हो, ऐसी बात नहीं है । वह तो समस्त इन्द्रियोंके विपर्योमि 


सम रहता है । अतः यहाँ 'शीतोष्ण? शब्द समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका 


'# छठे अध्यायके सातवें इलोकमें “मानापमानयोः प्रशान्तस्य? 
पद्‌ सिद्ध कर्मयोगीकी तथा चोदहवें अध्यायफे पच्चीसवे श्लोकम 
व्मानापमानयोः तुल्यः? पद्‌ गुणातीत धुरुषकी मानापमानमें समताफे 
बोधक हैं । 

_ नु गीतामै “शीतोष्ण, पद जहाँ भी आया है, 'सुखटुःतः पदफे 


.साथ ही आया है; -:जेसे--श्ीतोप्णसुखदुःसदाः? (२1१४) और 


शीतोष्णसुखदुःखेषु (६। ७, १२। १८) । ; 


+ 
wy 
५30: 
` 
|! ~ १ 
तै 
fi 3 १ 
1 2 
र त्य 
|] 
4 Ba 
5 
; १० हे 
“क 
1, क 
+ क 
ni कै ८ 
हि जल हा 
ह हि 
[1 CT छः 
~ > 


कहि 


ee >> आडण गा क ह ss hr कप 7 2 nr ७-4: ice mene enero ४0 ४000 शण णी 


१८२ गीताका भक्तियोग .. [ अ० १२ 


वाचक है । प्रत्येक इन्द्रियका अपने-अपने विषयके साथ संयोग 
होनेपर भक्तको उन ( अनुकूछ या ग्रतिकूल ) विषयोंका ज्ञान तो 

> उसके fo पर ला, अ हप-शोकादि विकार नहीं होते। | ॥ विकार fe होते %०,५ 
होता है, पर उसके अन्तःकरणमें हप-३ एर नहीं होते। | 
वह सदा सम रहता है । | 

साधारण मनुष्य घनादि अनुकूल .पदार्थोकी प्राप्रिमं सुख तथा 


प्रतिकूल पदार्थोकी ग्राप्तिमें दुःखका अनुभव करते हैं । परंतु «उन्हीं 
पदार्थोके प्राप्त होने अथवा, न होनेपर सिद्ध भक्तके अन्त:करणमें 
कभी किश्चित्‌ भी राग-द्वेप, हर्प-शोकादि विकार नहीं होते | वह 
प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है । हर 

: सुख-ढुःखमे ` सम? रहने तथा. 'सुख-डुःखसे रहित’ होने--- 
दोनोंका . गीतामें एक . ही .अथमें - प्रयोग -हुआ है । सुख-दुःखकी 
परिस्थिति अवश्यम्भावी है; अतः उससे-रहित होना सम्भवं नहीं है । 
इसलिये भक्त. सुखदायी तथा दुःखदायी परिस्थितियोमै सम रहता 
, है | हाँ, सुखदायी तथा दुःखदायी परिस्थितिको लेकर अन्तःकरणमें 
जो हृष-शोक . होते. हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता है-। इस 
इशप्टिसे गीतामें जहाँ “ुख-दुःखमें .सम? होनेकी बात आयी. है, वह 
. सुख-दुःखकी परिस्थितिमँ सम. समझना चाहिये, ओर जहाँ 'सुख- 
दुःखसे रहित? होनेकी बात आयी है, वहाँ ( सुखदायी. तथा 
दुःखदायी परिस्थितिकी प्राप्तिसे होनेवाले ) हष-शोकसे रहित 
समझना चाहिये ।# 


अ दूसरे अध्यायके पंद्रह इलोकमें 'समदुःखसुखम्‌? पदसे तथा ` 
' अड़तीसवं इलोकमें 'सुखदुःखे समे? पदोंसे साधक्रको सुख-दुःखकी परिस्थितिमें 
सम रहनेके लिये कहा गया है । 


क्र 


nr wore ot कक एप * 


ल्य 2० 25 


क क 

Feo 

eres [rs > 
op ON, 


क 
७. १. ,. 4५ भि 
Care 
: } 
+" / 


१ 
पद” «१, 
वदे १0 ने 


A [oe 


स्होक- १८-१९ ] 


च--और । | 

सङ्कविवर्जित--आसक्तिसे रहित है । 

“सङ्गः शब्दका अथ सम्बन्ध ( संयोग ) तथा आसक्ति दोनों 
डी होते हैं। मनुप्यके लिये यह सम्भव नहीं है कि वह खरूपसे 
सब पदार्थोका सङ्घ अर्थात्‌ सम्बन्ध छोड़ सके; क्योंकि जवतक 

चुप्य जीवित रहता है, तवतक शरीर-मन-वुद्वि-इन्दरियाँ उसके साथ 


गीताका भक्तियोग. १८३ 


रहती ही हैं । हाँ, शरीरसे भिन्न कुछ पदार्थोका त्याग खरूपसे 


अवश्य किया जा सकता है | मान लीजिये, किसी व्यक्तिने खरूपे 
ग्राणी-पदार्योका सङ्घ छोड़ दिया, पर उसके अन्तःकरणमें यदि 
उनके प्रति क्रिश्चित्‌ भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन प्राणी- 
पदार्थॉसे दूर होते हुए भी वास्तवमें उसका उनसे सम्बन्ध वना 
हुआ ही है । दूसरी ओर, यदि अन्तःकरणमें प्राणी-पदार्थोकी 
किञ्चित्‌ भी आसक्ति नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तवमें उनसे 
सम्बन्ध नहीं है । यदि पदार्थोका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही 
मुक्ति होती, तो मरनेवाला प्रत्येक व्यक्ति मुक्त हो जाता; क्योंकि 

पद्रहवें अध्यायके पाचवे इलोकमे 'द्न्द्वेबिमुक्ताः सुखदुःखसंरे? 
पदोसे सिद्ध पुरुषको सुख-दुःखसे रहित कहा गया है। 

दूसरे अंध्यायफे छप्पनवें इलोकमें 'दुःखेप्वनुद्दिग्नमनाः सुखेपु 
विगतस्पृहः? एव छठे अध्यायफे सातवें इलोकमें 'जीतोप्पासुखदुःसेपुः 
पदोंके द्वारा सिद्ध कर्मयोगीकीः छठे अध्यायके वत्तीसवं इलोकमें 'समं पश्यति, 
सुखं वा यदि वा दुःखम्‌? पदोसे सिद्ध पुरुपकी तथा चोदहवें अध्यायके 
चोबीसवें इलोकमें 'समदुःखसुखः' पदसे गुणातीत पुरुपकी सुखदुःखमे 
समता वतलायी गयी हे । 


Fo RRS NOP MIE | | 
| | & 
(1 Fn at 
we णी 
= EEG Np बु के कण 0 न ११० ST 
~ नहता र 
झन 4 ४ 


शस. 


१२१४ शन जयकार 00 “0०00 eee - ००" 
॥। 


~ 


१८४ गीताका भक्तियोगे -' ` [अ० १२ 
उसने तो अपने शरीरका भी त्याग कर दिया | परंतु ऐसी वात 
है नहीं । अन्तःकरणमें आसक्तिके- रहते हृए-शरीर-त्याय करनेपर 
भी संसारका बन्धन बना रहता है । अतः मनुष्यको सांसारिक 
आसक्ति ही बाँधनेवाली होती है, न कि सांसारिक प्राणी-पदार्थोका 
स्वरूपसे सम्बन्ध । 
आसक्तिको मिटानेके ल्यि पदार्थोका खरूपसे त्याग करना 
भी एक साधन हो सकता है; . किंतु मूल आवश्यकता आसक्तिका 
सवंथा त्याग करनेकी ही है । संसारके प्रति यदि किश्चिन्मात्र भी 
आसक्ति है, तो उसका चिन्तन अवश्य होगा | इस कारण वह 
आसक्ति साधकको क्रमशः कामना, क्रोध, मूढता आदिको प्राप्त कराती 
हुईं उसे पतनके गतमें गिरानेका हेतु बन सकती है # । 
भगवानने दूसरे अध्यायके उनसठंवे इठोकमें “परं दृष्टा 
निवर्तते? पदोंसे भगवद्माप्तिके. बाद आसक्तिकी सवथा निवृत्ति 
पट विपयान्पुंसः सङ्गस्तेपूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामाक्रोधो5मिजायते || 
२,“ बति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः | 
स्मृतिभ्रंशादवुद्धिनाशो घुद्धिनाशास्रणश्यति ॥ 
( गीता २ । ६२-६३) 
“विपयांका चिन्तन करनेवाले पुरुपकी उन विपर्योमै आसक्ति हो 
जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामना 
(में विघ्न पड़ने ) से क्रोष उत्पन्न होता है । कोधसे अत्यन्त मूढ़भाव 
उत्पन्न होता है, मूढ्भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता हे, स्मृतिमें भ्रम हो 
नानेसे बुद्धि अर्थात्‌ शानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो 


जानेसे यह पुरुष अपनी खितिसे गिर जाता है | ' 


त क Aw a 
। सद एन रि ष्र 


गीताका भक्तियोग 7१८५ 


विठु छ कोक १८-१९] 


Pe ह | हि सग शह अतलायी है | भगवत्प्राप्तिसे परव भी आसक्तिकी निवृत्ति हो सक्ती 
; , „ दोहि है, पर भगवश्मात्रिके वाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती 
` ` "शमि है। भगवंत्राप्त -महापुरुषमें आसक्तिका. सरथा अभाव होता ही है, 
हि परंतु भगवत्प्रातिसे पूव साधनावस्थामें आसक्तिका सवेथा अभाव 
बरम खाईल रोता ही नहीं--ऐसा नियम नहीं. है । साधनावश्यामें भी 
४ ८४० झा आसक्तिका सवथा अभाव होकर साधकको तत्काळ भगवद्माप्ति हो 
"7 5 पद हिहिनत्र भ सकती है | 


ने जड़ ( प्रकृति ) में ही । वह जड़ और चेतनके सम्त्रन्धरूप 
'मैंग्पनकी मान्यतामें रहती है । वही आसक्ति बुद्धि, मन, इन्द्रियों 


अ वाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। , 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमदनुतें ॥ 
(गीता ५ । २१) 
“ब्राहरफे विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें 
याय स्थित जो ( घ्यानजनित सात्त्विक ) आनन्द दै, उसे प्राप्त होता है । 
तदनन्तर वह परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगर्मे अभिन्नमावसे खित 
पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है |! 


११११ 


उ विर आदि एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिर्नरः । 
ea ता हिट > 
४7 उणा हट अल ) आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
१०, म मदत महमा ( गीता १६। २२) 


ददे अर्जुन ! इन तीनों ( काम, क्रोध ओर लोभरूप ) नरके द्वारोसे 


| जाहा बी मुक्त पुरुप अपने. कल्याणका आचरण करता हैः इससे वह परमगति 
i (परमात्मा ) को प्राप्त हो जाता है |? 


बन १ 
रु 


हन 
3 ; | | 
i \, ॥॥ _ कण पाट किकिकैकिकश 0 100. दकः 
nt - Ir Se चह कर 
कल = ७0७ च 
Oi कहि “क ० 
iF Ca र्‌ /क्‍ 
त्यै त ® ने ) त 
t हु जु ही १ ३ है. हा 
SE : he ति 
SR २ की पि १ त 
१ Es * १ है र. 
की र ks 
> i : ६ ह 
{` 


शणह आसक्ति तो परमात्माके अंश झुद्र चेतनमें रहती है और 


DS nes 3 inn eo ISSIR 
६८ लटपट erp re 


STS ककर्श sae 00 sme Comper ५० 


र 


| 


१८६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 
और तरित्रयों (पदार्थों ) में प्रतीत होती है आं अतएव यदि साधकक्र 
कै”-पनकी मान्यतामें रहनेवाळी आसक्ति मिंट जाय, तो अन्यत्र प्रतीत 
होनेत्राळी आसक्ति स्वतः मिट जायगी । आसक्तिका कारण अविक है । 
अपने विवेकको पूण महत्त्व न देनेसे साधकर्मे आसक्ति रहती है । भक्तमें 
अविवेक नहीं रहता । इसडिये वह आसक्तिसे सत्रश्रा रहित होता 
अपने अंशी भगवानूसे विमुख होकर भूलसे संसारको अपना 
मान लेनेसे संसारमै राग हो जाता है और राग होनैसे संसारमें 
निपल बच्न ण जती हो जाती हैं। संसारसे माना हुआ अपनापन सवथा मिट 
जानेसे बुद्धि सम हो जाती है । बुद्धिके सम होनेपर स्त्रं आसक्तिः 


|रहित हो जाता हँ 


# दूसरे अध्यायके उनसठवें इलोकर्मे ( मंपन ) में रहनेवाली इस 
आसक्तिको 'अस्य रसः? पदोंसे कद्दा गया हे । तीसरे अध्यायफे चालासव 
इलोक्रमें इन्द्रियो, मन और बुद्धिको कामका वासखान बतलाया गया 
है | कामके ये स्थान आसक्तिके स्थान भी है क्योंकि काम आसक्तिका दी 
कार्य है, और जहाँ कार्य रहता है, वहाँ उसका कारण भी रहता ही दै। इसी 
प्रकार तीसरे अध्यायके चोतीसवें इलोकमें 'इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथ रागद्वपा 
व्यवस्थितो? पदोसे विपयोंमें आसक्ति रहती दे-ऐसा बतलाया गया । 

1 गीतामें भगवानने खान-खानपर साधकके लिये आसक्तिका त्याग 
करनेपर जोर दिया दै । जैसे, तीसरे अध्यायके सातवें तथा उन्नीसवें शलोऊमें 
“असवतः पदसे, ग्यारहवें अध्यायफे पचपनवें इलोकर्मे 'सङ्गवजितः पदसे 

था पंद्रह अध्यायके तीसरे उलोकम 'अक्षङ्गस्त्रेणश पदसे आसक्तिके 
त्यागकी बात आवी है । 

तीसरे अध्यायके नवे इलोकमें “मुक्तसङ्गः? पदसे, पाँचवें अध्यायके 
इक्क्रीसवें इलोकर्मे 'असक्तात्माः पदसे, आठवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकर्मे 
“वीतरागाः? पदसे, तेरहवें अध्यायके नवें इलोकर्मे 'असक्तिः? पदसे और 


१५ 2 नाडा, 
क 


; 
ध्य { PY 
Ff क Be 
fe pr 
अ; न 

1 

ति 

os 1 हे १. 

[: है ब्र” 

i 2 क्व 

४ कै 
»/ 7 


पदक मार्मिक घात 
वास्तवमे जीवमात्रकी भगवान्‌के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति 

तू प्रेम ) है । जवतक संसारके साथ भूछसे माना हुआ अपनेपनका 

(न सम्बन्ध है, तवतक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, अपितु संतारमें 

“लि , आसक्तिके रूपमें प्रतीत होती है । संसारकी आसक्ति रहते इए भी 

सिक वस्तुतः भगवानूकी अनुरक्ति मिटती नहीं, अनुरक्तिके प्रकट होते ही 

. ६" गिङेरे आसक्ति ( सूयंका उदय होनेपर अन्धकारकी भाँति ) सवथा निवृत्त 
१ [एहि हो जाती है । ज्यों-ज्यों संसारसे विशक्ति होती है, तों-दी-यों 
` म निम डर भगवानूसे अनुरक्ति अभिव्यक्त होती है | यह नियम है कि 
` अठारह अध्यायके छठे तथा नवें इलोक् “सङ्ग तयक्त्वा’ पदोसे, छन्तीसरवे 
उमा ` स्लोकमें भमुक्तसङ्ग: पदसे तथा उनचासवें इलोकमें "असक्तबुद्धिः? पदसे 


७८५८१५७ messes 


11 २०५१-५० 


या 
5 ३.२५ नस ह ये | 
-| 2 यरं साधके लिये आसक्ति-रहित होनेका महत्व वतलाया गया है । अठारहवें [' 
प अध्यायके ही तेईसवें इलोकर्मे सङ्गरहितम्‌? पद अहंकार-रहित होनेफे ; 
| अर्थमे प्रयुक्त हुआ है । | 
आसक्ति 7 । वि | 
सिद्ध पुरुष -रहित होता है--इस बातको स्पष्ट करनेके लि | 


TTT - 
हु शि  न्छोक १८-१९] गीताका भक्तियोग ` १८७ | 
। 
॥ 


दूसरे अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें वीतरागभयक्रोधः? पद्‌ (जिसमें रागके 
साथ-साथ भय और क्रोधका भी सर्वथा अभाव बतलाया गया हे) तथा 
सत्ताबनवें इलोकमें “अनभिस्नेहः? पद, तीसरे अध्यायके पच्चीसवें शलोकम 
“असक्त? पद, चोथे अध्यायके दसवें इल्रोकमें पुनः “वीतरागभयक्रोधाः? पद्‌ 
और तेईसबें इलोकमें “गतसङ्गस्य पद और पंद्रहवें अध्यायके पाँचवें | 
`} इल्लेकम 'जितसङ्गदोषाःः पद प्रयुक्त हुए हैं । | 
id परमात्माको आसक्तिरहित बतलानेफे लिये नवें अध्यायफे नवे | 
2०0. ऐस रा इलोकमें तथा तेरहवें अध्यायफे चौंदइवें वलोकमें "असक्तम्‌? पदका प्रयोग | 
rn a हुआ है । 


न 0000 
eT तत 
Cd £ 
१ 


= न Li 
ELSIE AL 


७ 
०... > 
f १ रट न 
क. क, टाटा bE ४५ 


BoE 


~ आयाळ.” ge 


a re सट 


१८८ गीताझा भक्तियाग [ अ” १२ 


आसक्तिको समाक कार विति रावे भी उसी धका शाम हा 


जु 


जाती चित कं अह, नत > oe क 
जाती है, निस प्रकार छादीकों बार अग्नि | इस पवा 
{ + 


आकि और पिरति न र्दन रा सनक अवृता 
oe नका जय हट f TN ड उ र 
( भगवस्धेन ) का सोत प्रवापित होने उभया है | उसके डिप 


मजि ही रहा ह ग न क प्रहर “क. er न 
कितिन्मात्न भी फाई श्र नहीं करना पड़ता | दिर भल मेव प्रस 


भगवान के पूण हित हो. यात! पद पे हैं दल: 
भगवानका पूण झमापत हाँ जाता ह | उठते सारून ४५५ 


भगवानकी प्रियताके दि दी होती हैं) उसने अगस्त हे 
मगयान्‌ उस भक्तकों अपना प्रिम प्रदान बाली हे | मठ उसे प्रमदे 
भी भगयानू ही प्रा लगा उतना है | र्मग नमम नह तम 
होते हैं तया पुनः उसे प्रेम प्रदान झरने है । भख पुन: उसे नान, 
के अति लगा देता है।इस प्रहार भक कोण भगवती, औंध 
र 
प्तिक्षण बर्षमान परग आदानअदगकी पद मदा दली 


रहती है । 
तुल्यनिस्दास्युतिः--( गो) सिन्दा Ht ET a 
सगझमेवाट है । 


नद हम्‌ पा? [तः न = pe अरे 
निन्दा-की मुस्यतः नागी होती है | वय भी काका हे! 


दळ £] = 
न 12, ०७ मं मु रट पशु नमी मी क ड्र कको 
सग अपने सागायक सअमुार मी निन्दा रा र्‌ fe 
क. ~+ 
कर ~ कई श्र छः क क ०, र, वि 
करे ४ | भक्तम॑ आले यद्वने नाग जग शारीर तेना 
भी हट ४ साई गरु ग्‌ न्यू परक हा कड तोड र ह रर क जात 
र ४ [नहि होला | 2804 PESTER पणात 


लेशमात्र भी प्रनाव न 


सा रन? टि o> ग i = 
प्रदाता पारनवालक प्रान राग हणाद हो न निर वानी 

“पी Sn + ERS RT र हा हती wR 

ट्प + ba) हू हा RS म क; जॅ 
प्रति दप हो होता है । उसको दोगागे हीय वती! 


हि 225: 


‘+ 
"५ एनः रे हमार 
ब 
11५ ५५ दने क 
शर 


~ 


= 

~ 

4 

+ 
my] 
ल्न 

2012 .२; 

११] 

> आओ 


ह 


0 $ 
कन ९ 
1 ड ३ जि 
६ टोळ द 
1 आड़ ५ द 
ह 2 a : 
त बक उ हे 
१ अ कि १ 


=r + 


की डौ 
& 
हि a 
js क Ea 
क्क 
ता , 
पा पाकला णा जी 
र x, 
a: 
Dede 
द प ७ क 
rns SO २० --. CF 


म्होके १८-१९ ] गीताका भक्तियोग १८९ 
साधारण मलुष्योके अन्तःकरणमें अपनी प्रशंसाकी कामना रहा 


करती हैं, इसंछिये वें अपनी निन्दा सुनकर दुःख एवं स्तुति सुनकर 


सुखका अनुभव कंरते हैं । इसके विपरीत ( अपनी प्रशंसा ने चाहने- 


वाले ) साधक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति 
सुनकर ढजित होते हैं । परन्तु नाममें किद्िनमात्र भी अपनापन न 
होनेके कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावोंसे रहित होता है अर्थात्‌ 
निन्दा-स्तुतिमे सम होता हैं | हाँ, वह भी कभी-कभी छोकसंग्रहके 
लिये साधककी तरह ( निन्दामे सावधान तथा स्तुतिमें लज़ित 
होनेका ) व्यवहार कर सकता है । 

भक्तकी संवत्र भगवदबुद्धि होनेके कारण भी उसका निन्दा- 
स्तुति करनेवालोमें भेदभाव नहीं होता । ऐसा भेदभाव न रहनेसे 
ही यह प्रतीत होता है कि वह निन्‍्दा-स्तुतिमं सम है । 

भक्तके द्वारा निन्दित कम तो हो हो नहीं सकते और झुभ- 
कमेकि होनेमें वह केवळ भगवानको हेतु मानता है । फिर भी 
उसकी कोई निन्दा या स्तुति करे, तो उसके चित्तमें कोई विकार 

उत्पन्न नहीं होता । # 

मोनी--मननशील है । 

ॐ चोदहवें अध्यायके चोबीसव इलोकमें 'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः' पद्से 
गुणातीत पुरुषके लिये भी कहा गया हे कि वह निन्दा-स्तुतिम तम होता 


हे । गुणातीत पुरुष अपने स्वरूप अर्थात्‌ चिन्मवताम खित होता है । 
इसलिये जड़ शरीर ओर नामको खनि जड़ झार और नामकी .निन्दा-स्वृतिका उसपर किसी सी प्रश्र 


OSTA HE फा: 
प्रभाव पडनेकी कोई सम्भावना नहीं रहती; क्योंकि आन्मसर्पन एक | 


चेतनफे सिवा जड़तांका अत्यन्ताभाव होता हे । 
oR पताका 


त एः शा ॥ 


“कलक कट क <+%: 


पक “स जु नौ ~ न चह 


£ 
१ 
१. 


Sess दो 
है Ste Smeets ns £ 
“eo, - 
ope ळ 


न .। 


२९० गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


सिद्ध भक्तके द्वारा खतः-खामाविक भगवत्खरूपका मनन होता 
रहता है, इसलिये उसे “मोनी? अर्थात्‌ मननशील कहा गया है। 
( गीता ७ | ९ ) “सत्र कुछ भगवान्‌ ही हैः-यही दीखता है । 
फलतः उसके द्वारा निरन्तर ही भगवानका मनन होता है. । 
यहाँ मौनी? पदका अथ वाणीका मौन रखनेवाला? नहीं माना 
जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेसे वाणीके द्वारा भक्तिका प्रचार 
करनेवाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलायंगे | इसके अतिरिक्त यदि 
चाणीका मौन करनेमात्रसे भक्त होना सम्भव होता, तो भक्त होना. 
चहुत ही सहज हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते; किंतु 
संसारमें भक्तांकी संख्या अधिक देखनेमें नहीं आती । इसके सिवा 
आसुर-माववाला दम्भी व्यक्ति भी हठपूवक वाणीका मौन कर सकता 
हे । पर यहाँ मगवद्माप्त सिद्ध भक्तके लक्षण वतलाये जा रहे 
। इसलिये यहाँ 'मोनी? पदका अथ “भगवत्खरूपका मनन करने- 
चाला? ही माना जाना युक्तिसंगत है । # 


येन केनचित्‌ संतुष्ट---जिस-किसी प्रकारसे भी ( शरीरका 
निर्वाह होनेमें ) संतु है । 

अ पाँचवे अध्यायके छठे तथा अद्टाईसतें स्लोकमें 'मुनिः पदसे 
साधकको भगवत्खलुपका मनन करनेवाला वतलाया गया है | 

दूसरे अध्यायके छप्पनवें इलोकमें मुनिः? पदसे सिद्ध कर्मयोगीकी 
मननशील्ताका लक्ष्म कराया गया है । 

दसवें अध्यायफे अइतीसवें इलोकमें “मौनम्‌? पद्‌ वाणीके मोनका 
द्योतक दै । सत्रहवें अध्यायके सोलहवें दलोकम प्मौनम्‌ पद ( मानसिक तपके 
अन्तर्गत प्रयुक्त होनेसे ) परमात्मस्वरूपका भनन करनेके अर्थमे आया है । 


या 
क 


प्या 


Be म 
या 


221523 दु 

ब क्र २) ९६ २९६4 
क 

१ ~ 

MIC RI 

। ~ 

rene wee 
AOE en १०७ 
३ 

३ हैं 


कड 

fo Be] 

हर नल लट चर Ci छि 
24 मोड 


& 
0७, द्र 
8 Cea ८११ 
rE CEOS 
« शा क 


Lo] 

हा 

Pd Ci 
4, क & 


fw >>? 
pope ooh | 
? डा 11280 ( 
र छ 


गीताका भक्तियोग १९१ 


नोक १८-१९ ] 


दूसरे लोगोंको भक्त येन केनचित्‌ संतुष्टः? अर्थात्‌ प्रारन्धा- 
बुसार शरीर-निर्वाहके छिये जो कुछ मिळ जाय, उसीमें संतुष्ट दीखता 


है; परंतु वास्तवमें भक्तकी संतुटिका हेतु कोई सांसारिक पदाथ, 


परिस्थिति आदि नहीं होता | एकमात्र भगवानमें ही प्रेम होनेके 
कारण वह नित्य-निरन्तर भगवानमें ही संतुट रहता है । इस 
संतुश्कि कारण वह संसारकी प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूल परिखितिमें 
सम रहता है; क्योंकि उसके अनुभवर्मे प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थिति भगवान्‌के मंगलमय विधानसे ही आती है । इस प्रकार 
प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर संतुष्ट रहनेके कारण उसे येन 
केनचित्‌ संतुष्टः? कहा गया है ।# 

अनिकेतः-रहनेके स्थान और शरीरमें भी ममता-आसक्तिसे 
रहित है । 

जिनका कोई निकेत अर्थात्‌ वासस्थान नहीं है, ने ही 'अनिकेत? 
हों--ऐसी बात नहीं है । चाहे गृहस्थ हों या साधु-संन्यासी, जिनकी 

अपने रहनेके स्थानमै ममता-आसक्ति नहीं है, वे सभी “अनिकेत? हँ 

भक्तका रहनेके स्थानमें एवं शरीर ( स्थूल, सक्म और कारण-दारीर ) 
में लेशमात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती । इसळ्वि उसे 
“अनिकेतः? कहा गया हैं | 

% दूसरे अध्यायके पचपनवें इ्लोकमें 'आत्मन्येवात्मना तुष्टः? पद, 
तीसरे अध्यायफे सत्रहवे इलोकमें आत्मतृप्तः? एवं "आत्मन्येव च संतुएःः 
पद, चोथे अध्यायके बीस इलोकमें 'नित्यवृत्तः” पद, छठे अध्यायके 
बीसवें इलोकमे "आत्मनि तुप्यतिः पद्‌ और इसी ( वारहवें ) अध्यायके 
चोदहवें रलोकमें “सततं संतुष्टः? पद्‌ इसी प्रकारकी संतुट्रिका बोध करानेके 
लिये प्रयुक्त हुए हैं । 


= नय" बल्क कभक क्क क“ ना माला 7 


arm Se ऱ्ह शि... 


४0११५५0002... 
= 
~ 


RR बळकटी 


0५९०५५० ४००00०७ ५ ensue Pd 7० नप 4० 
ees unt क क तल त कल rs 


oem 0५१०१११०५0 ct rod टपली oe “. 
° ले शशश 
५ हक 
है 


ची 


१७२ गीताका भक्तियोग .. . [:अ०“१२ 


स्थिरमतिः--( और ) स्थिर बुद्विवाला है । 7 

` भक्तकी बुद्धिमें भगवत्तत्तकी सत्ता और खरूपके सम्बन्धमें 

ई संशय अथवा विपयय ( विपरीत ज्ञान ) - नहीं होता-। अतः 
उसकी घुद्वि भगत्रत्तत्तके ज्ञानसे कमी किसी अत्रथार्मे विचठित नहीं 
होती | इसडिये उपे 'स्थिर्मति/ कहा गया है । भगवत्ततत्वको 
जाननेके छिये उसे कभी किसी प्रमाण या शात्र-विचार, खाध्याय 
आदिकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योकि वह खामाविक रूपसे 
भगवत्तत््वमें निमान रहता है । 


थिरवुद्रि होनेमें कामनाएँ ही बाधक होती हैं # अतः 
कामनाओंके त्यागसे ही थिखुद्वि होना सम्मव है । अन्तःकरणे 
सांसारिक ( संयोगजन्य ) सुखकी कामना रहनेसे संसारमै आसक्ति 
हो जाती है । यह आसक्ति संसारको असत्य या मिथ्या जान लेनेपर 


# भोगेश्वयप्रसक्तानां | तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ 
i (गीता २ | ४४) 


“सांसारिक सुखका वणन करनेवाली वाणीके. द्वारा जिनका चित्त हर 
लिया गया दै, जो भोग और ऐश्बर्वर्म अत्यन्त आसक्त हे; उन पुरुषोंकी 
परमात्मामे निश्चयास्मिका बुद्धि नहीं होती |? 

ने प्रजहाति यदा कामान्तर्वान्यार्थं मनोगतान्‌ । 
` आत्मन्येवात्मना तुषः खितप्रश्स्तदोच्यते | 
(गीता २। ५५) 
वे अञ्जन ! जिस काळम यह पुरुप मनमे स्थित सम्पूण कामना ओको 
भलीभाँति त्याग देता है ओर आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता हे, उस 
कालमें वद स्थितप्रज्ञ कहा जाता है 1? छ 


लुम 


डा पब 
क्र 


दा से २ 
5 भ अऑके 5५७ कक भक्तियो ~. पि 
2 शि र्छोक १८-१९] गीताका ग १०३ 
"५५ 
त पा भी मिटती नहीं, वैसे ही जेसे सिनेमामें दीखनेवाळे दृश्य ( प्रागी- मीक 


| 

पदाथों ) को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, | 

अथवा जसे भूतकाळकी बातांको स्मरण करते समय मानसिक इशिकि | 

2 ha ~ नर £ : २ हिट हरी न है 1 

सामने आनेवाले दश्यक्रो मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो । 

क, जाती हे | अतः जवतक अन्तःकरणमें सांसारिक सुखकी कामना है, | 
का तबतक संसारको मिथ्या माननेपर भी संसारको आसक्ति नहीं मिटती । | 

। 

। 

| 

| 

j 

£ 


जे लक मन आसक्तिसे संसारकी खतन्त्र सत्ता दृढ होती हैं | सांसारिक सुखकी । 
कामना मिटनेपर आसक्ति खतः मिट जाती है । आसक्ति मिटनेपर 
है रव हे [४ संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है और एक भगतत्तत्में |. 
": इ ममा री ल बुद्धि खिर हो जाती है । | | 
! घम मने ` भक्तिमान्‌ नरः मे परियः--( वह ) भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे री 
4८ ग प हशि प्रिय है । । 
. wr | “भक्तिमान्‌ भक्तिमान्‌? पदमे “भक्ति? शब्दके साथ नित्ययोगके साथ नित्ययोगके अश्रमें 
दाट म दय *सतुप प्रत्यय हे | इसका तात्पय यह ह कि मनुप्यमं खामाविकरूपसे य यह है कि मनुष्यमें खाभाविकरूपसे ' 
(रद॥॥ भक्ति? ( भगवदरेम ) रहती है । मनुप्यसे भूल यही होती है कि वह 
"प. भगवानको छोड़कर संसारकी भक्ति करने लगता है । इसडिये उसे 
तर गात; भाविक रहनेवाली भगवदूभक्तिका रस नहीं मिल पाता और उसते | 
हँ सदी हॅ जीवनमें नीरसता रहती है । सिद्ध भक्त नित्य-निरन्तर भक्ति-रतमै । ! 1 न 
ति निमग्न रहता है । अतः उसे 'भक्तिमान कहा गया है । ऐसा | है | 02 
4200 [द [५] भक्तिमान्‌ पुरुष भगवानको प्रिय होता है | | | र हः है 
_ ली “नरः? पद देनेका तात्य यही है करि भगवानको प्राप्त करके ! । | ९ भटक त 
छा जिसने अपना मनुष्पजीवन सफल ( साथक्र ) कर छिया है, वदी । 
गी० भ० १३-१४-- र्फ हु 


६ «हक 
A ए. 


20 ना मल 0१ 
नि ००७ लव्ह ॥ ४ 
क fie 4 Ci) जक 


१९४ गीताका भक्तियोग ___[ अ० १२ 


वास्तवमे नर ( मनुप्य ) है | जो मनुप्प-शरीरको पाकर सांसारिक 
भोग ओर संग्रहमें ही छगा हुआ है, वह नर ( मनुष्य ) कहलाने- 
योग्य नहीं हैं । | | 
प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात 
भगवानूने पहले प्रकरणके अन्तगत तेरहवें-चोदहवें स्लोकोंमें 
सिद्ध भक्तोके लक्षणोंका वणन करके अन्तमें "यो मदूभक्तः स मे प्रिय! 
- कहा, दूसरे प्रकरणके अन्तगत पंद्रह इछोकके अन्तमें यः स च मे 
प्रिय” कहा, तीसरे प्रकरणके अन्तगत सोलहवें इलोकके- अन्तमें 
“यो मद्भक्तः ख मे मिय” कहा, चोथे प्रकरणके अन्तर्गत सत्रहवे 
इलोकके अन्तमें “भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय? कहा और अन्तिम 
पाँच प्रकरणके अन्तगत अठारहवें-उन्नीसवें इलोकोंके अन्तमें 
“भक्तिमान्‌ मे रियो नर? कहा । इस प्रकार भगवानूने पाँच वार 
पृथक्‌-प्थक “मे प्रिय” पद देकर सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंके एक ही 
प्रकरणको पाँच भागोमें विभक्त किया है । इसलिये सात शलोकोंमे 
वतलाये गये सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंको एक ही प्रकरणके अन्तगत नहीं 
समझना चाहिये | इतका प्रधान कारण यह है कि यदि यह एक ही 
प्रकरण होता, तो एक लक्षणको वार-बार न कहकर एक ही वार 
कहा जाता, और "में प्रिय” पद भी एक ही वार कहे जाते.| . 
पाचों प्रकरणोंके अन्तगत सिद्ध भक्तोंके लक्षणेंमें राग-देप और 
हप-शोकका अभाव वतछाया 'गया है जेसे, पहले प्रकरणमें 
“निर्ममः? पदसे रागका, “अद्देश” पदसे द्वेपका और "समदुः्खखुखः” 
पदसे हृप-शोकका अभाव वतळाया गया है । दूसरे प्रकरणमें 


रैः 


नकला ल 


ज्छोक १८-१९ ] गीताका भक्तियोग १९५ 


“हर्पीमपेभयोद्वेगेः पदसे राग-द्ेप और हप-शोकके अभावका 
उल्लेख किया गया है । तीसरे प्रकरणमें “अनपेक्ष:' पदसे रागका, 
“उदासीन? पदसे द्वेमका ओर “गत्य वः? पदे ह्य-शोकके अभावका 
निरूपण किया गया है | चोथे प्रकरणमें 'न काङ्कति’ पर्दोसे रागका, 
“न द्वि? पर्दोसे ढेपका और 'न हष्यति? तथा “न शोचतिः पदोसे 
हृष-शोकका अभाव बतलाया गया है । अन्तिम पाँचवें प्रकरणमें 
*सडविवजितः” पदसे रागका, "संतुष्ट? पदसे एकमात्र भगवानूमें 
ही संतुट रहनेके फलस्वरूप हवेमा और 'शोतोष्णसुखडुःखेपु समः? 
पदोंसे हष-शोकका अभाव निरूपित क्रिया गया है । 


यदि सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका निरूपण करनेवाला (सात इोकांका) 
एक ही प्रकरण होता, तो सिद्ध भक्तमें राग-द्ेप, हप-शोकादि विकारोंके 
अभावको वात कहीं शब्दोंसे और कहीं भावसे बार-बार कहनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार चौदहर्व और उच्नीसवें 
स्छोकोंमें *संतुषः* पदका तथा तेरहवें श्ोकमे *समदुःखसुखः! और 
अठारहवें इलोकमें 'शीतोप्णसुखडुःखेपु समः? पदोंका भी सिद्ध 
अक्तोके लक्षणोंमें दो बार प्रयोग हुआ है, जिससे ( सिद्व भक्तांके 
लक्षणोंका एक ही प्रकरण माननेसे ) पुनरुक्तिका दोप आता है । 
भगवान्‌के दिव्य वचनोंमें पुनरुक्तिका दोप आना सम्भव ही नहीं | 
अतः सातो इत्रो्कोके विपयको एक प्रकरण न मानकर अलग-अलग 
पाँच प्रकरण मानना ही युक्तिसंगत है | 

इस प्रकार पाँचों प्रकरण खतन्त्र ( भिन्न-भिन्न ) होनेसे किसी 
'एक प्रकरणके भी सब लक्षण जिसमें पूण हों, वही भगवानका प्रिय 


४७७७0 ७ए७ट७ 401७ ४४७४४७ ७४% ७ आ ५ ययन ३. भा 


है ~ 


& er य. 
क क! हर पा... 
पत तह ”.” 
0 र 2 ॥ 
है 
gr कयाला कल्की क ० 
ह रका छू ञ्च | स 
विकको 1 प्र क क पाए जन हि 
» १ प ळक 
: चा 3, 


१९९ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


भक्त है । प्रत्येक प्रकरणमें सिद्ध मक्तोंक भिन्न-भिन्न लक्षण बतळानेका 
कारण यह हे कि प्रक्रत ( खभाव ), सावन-पद्भति, प्रारव, वग, 
आश्रम, देश, काळ, परिस्थिति आदिके भेदसे सब भक्तीके लक्षणाम 


। भी परस्पर थोड़ा-वदत भेद रहा करता हैं| हों, राग-द्रप, हत- 


| न 
$ 
है; 


| 


शोकादि विकारोंका अत्यन्ताभाव एवं समतामें थिति और समस्त 


॥ प्रागियाके हितमें रति सबकी समान ही होती .है । 


साधकको अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, खभाव आदिके अनुसार 
जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखायी दे, उसीको आदश मानकर तद- 
नुप्तार अपना जीवन बनानेमें ळग जाना चाहिये। करिसी. एक प्रकरण- 
के भी यदि पूरे लक्षण अपनेमें न आयें, तव मी साधकको निराश 
नहां होना चाहिये | फिर सफलता अवश्यम्भावी, हैं ॥ १९-२० ॥ 
सम्बन्धन” 
पूववर्ती सात स्लोकमें भगवानूने सिद्ध भक्तोंके कुल उन्तालीस 
लक्षण वतलाये | पहले इलोकमें अजुनने जिन साधकोंके विपथमें 
प्रश्न किया था, उसीके उत्तरमें भगवानूने अपनी प्राप्तिके साधन एवं 
सिद्ध भक्तोक्रे लक्षण कहे | अव प्रेम-पिपातु साधक भक्तोंकी अपना 
अत्यन्त प्रिय वतलाकर उस ग्रसङ्गका उंपसंहार करते हैं । 
दलोक-- 
ये तु धर्म्यास्ततमिदं यथोक्त पर्थुपासते। 
श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते$तीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 
भावार्थ-- 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि मुझमें अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाळे और मेरे 
परायण हुए जो साधक भक्त सिद्ध भक्तोंक्रे छक्षण-समुदायरूप धमयुक्त 


४ Coy [क 13 
20528 न्छोक २० ] गीताका भक्तियोग १९७ 
700601 


० मटर पव अमृतमय उपदेशको ( जो भगवानने तेरहवेंसे उन्नीसवें इलोकतक जा | ॒ 
ES कहा है ) अपने जीवनमें उतारनेकी चेटा करते हैं, वे मुझे अत्यन्त । ८ 

- 3७ हन प्रिय हैं; क्योंकि मेरा साक्षात्‌ अनुभव हुए विना भी वे मुझपर प्रत्यक्षकी 
| न भाँति पूण श्रद्वा-विश्वास करके मेरे परायण होकर मेरी प्रापिके डिये 
(१2:1, 19 साधन करते हैं। यथपि साधक होनेके कारण उनकी इटिमें सांसारिक 
घन, मान, त्रड़ाई आदिका कुछ महत्त्व रह सकता हैं, तथापि वे 
संसारको महत्त्व न देकर मेरी साङ्घोपाङ्ग उपासनाको ही महत्त्व 
० देते हैं। 


र 92 अन्वयः 
न्वय 
3 + . 
नु 2010 >> 
SS यप तीर 


तु, ये, श्रद्दधानाः, मत्परमाः, यथा, उक्तम्‌, इदम्‌, धम्या्रतम्‌, 
ES डिलर] डं पर्युपासते, ते, भक्ताः, मे, अतीव, प्रियाः ॥ २० ॥ 

| पद-व्याख्या-- 

Fre शातः तु--ओर | 
मम “तु? पदका प्रयोग प्रकरणको अलग करनेके लिये किया जाता 
क प्र है । यहाँ सिद्ध भक्तोके प्रकरणसे साधक भक्तोंके प्रकरणको अलग 
त्त्य करनेके लिये “तु” पदका प्रयोग हुआ हे । इस पदसे ऐसा प्रतीत 
2. होता है कि सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा साधक भक्त भगवानको विजेः 
प्रिय २ ह 
कती. ऱ्य गना स निर्देश जिया ह 
delet इस पदसे भगवानूने उन साधक भक्तांका निदेश किया ह, 
जिनके विषयमै अजुनने पहले इलोकमें प्रश्‍न करते हए “ये! पदका 
र प्रयोग किया था । उसी प्रश्‍नके उत्तरमें भगवानने दूसरे इ्लोकमें 


> 


रहर सगुणकी उपासना करनेवाले साधकोंको अपने मतमें ( “ये! और 'ते! 


१९८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


पदोंसे ) ध्युक्ततमाःः वतलाया था। फिर उसी संगुण-उपासनाके 

साघन वतळाये । तत्पश्वात्‌ सिद्ध भक्तांके लक्षण वतलाकर अब उसी 
प्रसड़का उपसंहार करते हैं। 

यहाँ “ये? पद उन परम श्रद्धा भगवत्परायण साधकोंकें ` लिये 
आया है, जो सिद्व भक्तोंके लक्षणोंको आदर मानकर साधन 
करते हैं । | 

_ श्रद्दधानाः--श्रद्वायुक्त । | 

भगवत्पराप्रि हो जानेके कारण सिद्ध भक्तोंके लक्षणोमे श्रद्धांकी 
चात नहीं आवी; क्योकि जवतक नित्यप्राप्त भगवानूका अनुभव नहीं . 
होता, तभीतक श्रद्धाकी आवश्यकता है | अतः इस पदको श्रद्धालु 
साधक भक्तोंका ही वाचक मानना चाहिये । ऐसे श्रद्धालु भक्त 
भगवानके पूर्वेवर्णित धर्ममय अमृतरूप उपदेशको ' भगवत्मातिके 
उद्देश्यसे अपनेमें उतारनेकी चेटा किया करते हैं । 

यद्यपि भक्तिके साधनमें श्रद्धा और प्रेमका तथा ज्ञानके साधनमें 
विवेकका महत्त्व होता है, तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
भक्तिके साधनमें विविकका ओर ज्ञानके साधनर्मे श्रद्धाका महत्त्व ही 
नहीं है । वस्तुत: श्रद्धा एवं विवेक्की सभी साधनोंमें बहुत आवश्यकत साथनोंमें बहुत आवश्यकता 
है | विवेक होनेसे भक्ति-साधनमें तीव्रता आती है । इसी प्रकार शाखोंमे 
तया परमात्मतच्में श्रद्धा होनेसे ही ज्ञान-साधनका पालन हो सकता 
हे । अतएव भक्ति ओर ज्ञान दोनों ही साधनोंमें श्रद्धा और विवेक 
सहायकं हैं। | 

मत्परमाः-( ओर ) मेरे परायण हुए ( साधक भक्त ) । 


ऱ्य 


NS 10 


$ 
2. wens 
OTTER 
क 
क ree मन 
जन टुका Tye 
+ ५. 000 SH] 
eee See प्र 
207 ४४ Wt 7. 
घर २ 
नद 
(क्या 
१. >. "४४४ ८८ (A 
pe Li 


ज 


नोक २० ] गीताका भक्तियोग १९९, 
साधक भक्तोका सिद्ध भक्तोमि अत्यन्त पूज्यमाव होता है । 
उनकी सिद्ध भक्तोंके य॒णोंमें श्रेष्ठ बुद्धि होती है। अतः वे उन गुणोंको 
आदरो मानकर आदरपूवक उनका अनुकरण करनेके ज्ये भगवानूके 
परायण होते हैं । इस प्रकार भगवानका चिन्तन होने और भगवानपर 
ही निभर रहनेसे वे सत्र गुण उनमें खतः आ जाते हैं । 
भगवानूने ग्यारह अध्यायके पचपनर्व इटोकमे 'मत्परमः' पदसे 
और इसी ( वारहवें ) अध्यायके छठे इलोकर्में भत्पराः? पदसे अपने 
परायण होनेकी वात विशेषरूपसे कहकर अन्तमे पुनः उसी बातकी 
इस स्छोकमें भत्परमाः? पदसे कहा है । इससे सिद्र होता हैं क्रि 
भक्तियोगमें भगवत्परायणता मुख्य है । भगवत्परायण होनेपर भगवःक्ृपासे 
अपने-आप साधन होता है और असाधन ( साधनके विष्नों ) का 
नाश होता है । 
यथा उक्तम्‌ इदम्‌ धम्योसृतम्‌--पहले कहे हुए इस वममय 
अमृतका । 
सिद्व भक्तोंके उन्तालीस ळक्षगोंके पाँचों प्रकरण घममय अर्थात्‌ 


घमसे. ओतप्रोत हैं। उनमें किश्चित्‌ भी अधमका अंश नहीं 


जिस साधनमें साधन-विरोधी अंश सवथा नहीं होता, वः सा न-विरोधी अंश समया नहीं होता. बह सा प्री अंश सवथा नहीं होता, वह साधन 


अमृततुल्य होता है । पहले कहे हुए लक्षण-समुदायके धममय होने 


तथा उसमें साधन-विरोधी कोई वात न होनेसे ही उसे धर्म्यागृत' 
संज्ञा दी- गयी है । | 
साधनमें साधन-विरोधी कोई वात न होते हुए भी जैसा पडले 


कहा गया है, ठीक वैसा-का-वैसा धममय भमूतका सेवन तभी 
- सम्भव है, जब साधकका उद्देश्य आंशिकरूपसे भी धन, मान, वडाई, 


३ १ डि wh OL He 


भै. जु. & हि क्ट ०. 


1 
1 
१ 
१ 
र 


अ १५७ उम्कन ह 


२०० ` गीताका भक्तियोग . [ अ० १२ 


आदर, सत्कार, संग्रह, सुखभोग आदि न होकर एकमात्र भगवतापि 
ही हो । 

प्रत्येक प्रेकरणके सब्र लक्षण धर्म्यामृत हैं । पाँचों प्रकरणोंके 
लक्षण-सबुदायका सेवन करना भी उत्तम है; परंतु साधक जिस 


प्रकरणके लक्षणोंको आदश मानकर साधन करता है, उसके लिये 
वही धर्म्यामृत है । 

धर्म्यांमृतके जो अद्वेष्टा संवभूतानां मैत्रः `-`-१आदि लक्षण 
वतळाये गये हैं, वे आंशिकरूपसे सांधकमात्रमें रहते हैं और इनके 
साथ-साथ कुछ दुरुण-दुराचार भी रहते हैं । प्रत्येक प्राणीमें गुण- 
और अंबगुण दोनों ही रहते हैं, फिर भी अंबंगुंणोंकां तो संपा 
त्याग हो सकता है, पर गुणोंका सवथा त्याग नहीं हो सकता । 
“कारण कि साधन और खभावके अनुसार सिद्ध पुरुषमें गुणकी 
तारतम्यता तो रहती है; परंतु उनमें शुणोंकी कमीरूपं अवगुण 
` किद्धितं भी नहीं रहता । गुणोंमें न्यूनाधिकता रहनेसे उनके पाँच 
विभाग किये गये हैं; परंतु अवगुण संवया त्याज्य हैं, अतः उनका 
विभाग हो ही नहीं सकता । 

साधक सत्सङ्ग तो करता है, पर सांथ-ही-साथ कुंसड मी 
होता रंहता है | बहुं संयम तो करता है, पर साथ-ही-साथ असंयम 
भी होता रता है । वह साधन तो करता हे, पर साथ-ही-साथ 


oN 


अथवा गुणोंके साथ अवगुण रहते हैं, तवतक सावककी साधेना पूण नहीं 


“हु ती ; क्योंकि असावनके सांथ साधन अथवा अवर क्योंकि असाथनके सांथ साधन अथवा अवगुणोंके साथ गुण उनमें 


1 


न र ऊर * 
SC tru 


रोक २० ] गीताका भक्तियोग २०१ | 


भी पाये जाते हैं, जो साधक नहीं हैं | इसके अतिरिक्त जवतक 
साधनक साथ असाधन अथवा गुणोक साथ अवगुण रहते हं, 
तवतक साथकर्मे अपने साधन अथवा गुर्णोका अभिमान रहता है, 
जो आहुरी-सम्पत्तिका आधार है । इसीडिये धर्म्यामृतका यथोक्त 
( यथा उत्तम ) सेवन करनेके लिये कहा गया है । तात्य यह 
है कि इसका ठीक वेसा ही पालन होना चाहिये, जैसा वर्णन क्रिया 
गया है, यदि धर्म्यामृतके सेवनमें दोप ( असाधन ) भी साथ रहेंगे; 
तो तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होगी | अतः इस विषयमे साधकको विशेष 
सावधान रहना चाहिये । यदि साधनें किसी कारणवश आंशिक- 
रूपसे कोई दोपमंय वृत्ति उत्पन्न हो जाय, तो उसकी अवहेडना न 
करके तत्परतासे उसे हटानेक्की चेष्टा करनी चाहिये । चेष्टा करनेपर 
भी न हरे, तो न्याकुलतापूवक प्रसुसे प्राथना करनी चाहिये । 
जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि हैं, वे सव-के-सव “सतः. 
( परमात्मा )के सम्बन्धसे ही होते हैं । इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, 
दुर्भाव आदि सव “असत्‌'के सम्बन्धसे ही होते हैं । दुराचारी-से 
दुराचारी पुरुषमें भी सहुण-सदाचारका सवथा अमात्र नहीं होता; 
क्योकि “सत्‌? .( परमात्मा )का अंश होनेक्रे कारण जीवमात्रका 


है eT 
“त्‌ 'से नित्यसिद्ठ सम्जन्ध है । परमात्मासे सम्बन्ध रइनेक कारण 


किसी-न-किसी अंशमें उसमें सद्वुण-सदाचार रहेंगे ही .। परमात्माकी 
प्रापि होनेपर असतसे -संवधा--सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है ओर 
दुगुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सत्रश नए हो जाहे हैं । 
सट्ृण-सदोचार-सदूभाव भगवानूकी सम्पत्ति है । इसल्यि 
साधक जितना ही भगवान्‌कै सम्मुख अर्थवा भगतत्पशयः सम्मुख अथंवा भगवत्पतयग होता 


gp 


१. ८.2५ 0०७७० een 


२०२ ` गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 
जायगा, उतने ही अंशमें उसमें खतः सहुण-सदाचार-सद्वाव प्रकट 
होते जायेंगे एवं दुगुण-दुराचार-दुर्माच नष्ट होते जायेगे एवं दुगुण-दुराचार-दुरभाव नष्ट होते जायेगे । 


राग हष-शोक, हष-शोक, काम-क्रो आदि अन्तःकरणके विकार 
हँ, घम नहीं# । धर्मीके साथ धमका नित्य-सम्बन्व रहता है । जेसे 
सूयरूप धर्मीके साथ उप्णतारूप धमका नित्य-सम्वन्ध रहता है, 
कभी मिंट नहीं सकता । अतः धर्मीके विना धम तथा घमके बिना धमंके बिना 

घर्मी नहीं रह सकता । काम-म्रोधादि विकार साधारण मनुष्यमें भी 
हर समय नहीं रहते, साधन करनेवालेमें कम होते रहते हैं, ओर 
तिद पुरुपमे तो सवथा ही नहीं रहते । यदि ये विकार अन्तःकरणके , 
धर्म होते, तो हर समय एकरूपसे रहते और अन्तःकरण ( धर्मी ) 
के रहते इए कभी नष्ट नहीं होते । अतः ये अन्तःकरणके धम 
नहीं, अपित्‌ आगन्तुक ( थाने-जानेवाले ) विकार हैं । साधक जेसे 
जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌की ओर बढ्ता है, वेसे-ी-वेसे 
राग-द्ेपादि विकार मिटते जाते हैं एवं अपने लक्ष्य भगवानुको प्राप्त 
होनेपर उन विकारोका अत्यम्तामाव हो जाता है । _ 

गीतामें स्थान-स्थानपर भगवानूने “तयोने चशमागच्छेत? 

(३। ३४ ) :रागद्दवेपवियुक्तेर ( २। ६४ ), “रागद्वेषो 
व्युदस्य' ( १८। ५१.) आदि परदोसे साधकोंको ईन राग-द्रेषादि 


# तेरहवं अध्यायफे छठे इलोकम “इच्छा द्वेष? पदोसि र।ग- द्वेषादि. 
को क्षेत्रका विकार दी वतलाया गया है--- 


इच्छा दषः सुख दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्केत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 
(गीता १३।६) 


~ 


स्छोक २० ] ` - गीताका भक्तियोग २०२ 


विकारोंका सया त्याग करनेके लिये आदेश -दिया है | यदि ये 
( राग-द्वेषादि ) अन्तःकरणके धर्म होते, तो अन्तःकरणके रहते 
हुए इनका त्याग असम्भव होता, और असम्भवको सम्भव वनानेके 
लिये भगवान्‌ आदेश भी केसे दे सकते ये । 


गीतामे सिद्ध महापुरुपोंको राग-द्वेपादि विकारोंसे सबंधा मुक्त 
बतलाया गया है । जेसे, इसी अच्यायक तरव इश्क उन्नीसबै 
शलोकतक जगह-जगह भगवानने सिद्ध भक्तोको राग-द्वेपादि विकारोसे 
सवथा मुक्त बतलाया है | इसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, 


भन्तःकरणके धर्म नहीं । असतसे सथा विमुख होनेसे उन सिद्ध 


म वी ये विकार लेशमात्र भी नहीं रहते | यदि अन्तःकरणमें 

* “ये विकार बने रहते, तो फिर वे मुक्त किससे हीते ! 
जिसमें ये विकार लेशमात्र भी नहीं हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषके 
अन्तःकरणके लक्षर्णोको भादश मानकर मगवस्ाप्तिके लिये उनका 
अनुकरण करनेके लिये भगवान्‌ने उन छक्षणोंको यहाँ “वर्म्यामृतम! - 
के नामसे सम्बोधित किया है» । 


# दूसरे अध्यायके इकतीसवें इलोकमें धर्म्यात्‌? पद और तैंतीसवें 
इलोक्रमें “धर्म्यम्‌? पद धर्ममय युद्धके ल्यि प्रयुक्त हुए हैं । नवें अध्यायफे 
दूसरे इलोकमें “धम्यम्‌श्से विज्ञानसदित ज्ञानको धर्ममय बतलाया गया है। 
अठारहवें अध्याये सत्तरतें इलोकर्मे “धम्यम्‌? पदसे भगवान्‌ आर भर्जुन- 
के संवादरूप गीताझाखको धर्ममय कहा गया है | 

नवें अध्यायके उन्नीसर्वे इलोकमें "अमृतम्‌? पद्से भगवानने अमृतको 
अपनी विभूति बताया हे | दसवें अध्यायके अठारइवे इलोकमे "असतम? 
पदसे अर्जुनने भगवानके वचनोंको अमृतवुल्य बतलाया है । तेरे 
अध्यायके वारहवें इलोकर्मे और चोदइवें अध्यायफे बौसवें सोके 
“अमृतम्‌? पद्‌ अमरताका वाचक है । चौददवें अध्यायफे दी सचाईसवे 
इलोकमें “अमृतस्य? पद्‌ भगवस्स्वरूपका वाचक है। 


RO 


CAN ana ०%५७०१५ 09 


CRE 0. RH २ अ पी 112 3.६ :५0७४ ति ति 


ल शः "शी हिन छ ७५ 
RO 


८ ` 


५ ३ er < 3, हट 
कक ल rarer ड 


Pe re wer क Fe च 
0७० हा are ३ 
क हक त ४ 


कती 


+ I = ३ द ~ 


२०४ ` नीताका भक्तियोग ` [अ० १२ 


पर्युपासते--भलीमाँति सेवन करते हैं । 

साधक भक्तोंकी दृष्टिमं भगवानूके प्रिय सिद्ध भक्त अत्यन्त 
श्रद्धास्पद होते हैं | भगवानके प्रति खामाविक आकषण ( प्रियता ) 
होनेके कारण उनमें देवी-सम्पत्ति अर्थात्‌ सद्ृण ( भगवानके होनेसे ) 
स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी. साधकोंका उन सिद्ध 
महापुरुषोंके गुणोंके प्रति खाभाविक आदरभाव होतां है; और वे उन 
गुर्णोको अपनेमें उतारनेकी चेष्टा करते हैं | यही साधक भक्तोंद्वारा 
उनं गुंणोंका भडीभाँति सेवन करना, उन्हें अपनाना है |. 

इसी अध्यायके तेरहवेसे उन्नीसव इछोकतक, सात इोकोंमें . 
धर्म्यामृतःका जिस रूपमें वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूपमें 
श्रद्वापूवक भली-माँति सेवन करनेके अथर्में यहाँ “पयुपासते? पद 
प्रयुक्त हुआ है । 'मली-भाँति सेवनःका तात्पय यही है कि साधेकमेँ 
किद्धिन्मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिये । जैसे, साधकमें सम्पूण 
ग्राणियोंके प्रति कहणाका भाव पूणख्यसे भले ही न हो, फिर भी 
उसमें किसी प्राणीके प्रति अकरुणा ( निदयता ) का भाव बिल्कुल 
भी नहीं रहना चाहिये । साधकोंमें ये लक्षण साड़ोपाड़ नहीं होते, 
इसीछिये उनसे इनका सेवन करनेके ळिये-कहा गया है | साङ्गोपाङ्ग 
लक्षण होनेपर वे तिद्धकी कोरिमै आ जायगे । 


साधकर्मे भगवत्मापिकी तीव्र उत्कण्ठा ओर. व्याकुळता होनेपर 
उसके अवगण अपने-आप नए हो जाते हैं, क्योंकि उत्कण्ठा और 
व्याकुठंता अवगुर्णाको खा जाती है, तथा. . उसके द्वारा साधन भी 
अपने-आप होने लगा हे | इस कारण उन्हे भगव्यात सत्तो 


सुगमतासे हो जातीहै। 7" - - पाल 


Fe 
+ 


टप्पा पाळा 


9 


“err” 


स्छोक २० ] गीताको भक्तियोग २० 

तेजे । 

भक्ताः-भक्त | 

भक्तिमागपर चलनेवाले प्रेम-पिपासु एवं भगवदात्रित साधकोके 
लिये यहाँ “क्ताः? पद प्रयुक्तं हुआ है | 

भगवानूने ग्यारहवें अव्यायके तिरपनवें इज्ोकमें वेदाध्ययन, 
इलोकमें अनन्यभक्तिसे अपने दशनकी सुछभताका वगन किया । क्रि 
प्रचपनवे इलोकमें अपने मक्तक छक्षणोंके रूपमें अनन्य भक्ति 
खरूपका वर्णन किया | इसपर अजुनने इसी ( बारदवें ) अध्यायक्रे 
पहले इलोकमें यह प्रश्‍न क्रिया क्रि संगुण-साकारके उपासको और 
निगुण-निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ट कौन हैं ? भगवानूने दूसरे कमें 
उक्त प्रश्‍नके उत्तरमें ( सगुण-साकारकी उपासना करनेवाले ) उन 
साधकोंको श्रेष्ट बतलाया, जो भगवान्‌में मन ळगाकर अत्यन्त श्रद्धा- 
पूवेक उनकी उपासना करते हैं । यहाँ उपसंहारमें “भक्ताः? पदसे उन्हीं 


- साधकोंका निर्देश किया गया है । 


मे अतीच प्रियाः--मुझे अत्यन्त प्रिय हैं 
प्रववणित साधकोंको यहाँ भावान्‌ अपना अत्यन्त प्रिय 
चतळाये हैं । 
सिद्व भक्तोंको “प्रिय ओर साधकोको “अत्यन्त प्रियः वतटानेके 
कारण इस प्रकार हैं--- हि 
(१) सिद्ध भक्तोंको तो तत्वका अनुभव अर्थात्‌ गावि 
हो चुकी है; किन्तु साधक भक्त भगवि न होनेपर भी श्रद्रापरवक 


क ष टरी 
र ee add न-पा re 


। छ 


ne 1) 


t 
roe १0७0000 rN Sarna Opn YAN ८५७0१०५००० ७० SNA hp pe pe 
न 


श्री 


२०६ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


भगवान्‌के परायण होते हैं। इसलिये वे भक्तजनप्रिय भगवानको 
अत्यन्त प्रिय होते हैं । 

( २ ) सिद्ध भक्त भगवानके बड़े पुत्रके समान हैं--- 

परन्तु साधक भक्त भगवानके छोटे, अवोध वालकके 
समानहें- 

“वालक सुत सम, सुत सम दास अमानी _॥" 
( मानस ३। ४३ | ४) 

छोटा बालक खतः ही सबको प्रिय लगता है । इसलिये 

भक्तवत्सल भगवानको भी साधक भक्त अतिशय प्रिय हैं। 


( ३) सिद्व भक्तको तो भगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष ददान देकर 
अपनेको ऋणमुक्त मान लेते हैं, पर साधक भक्त तो ( प्रत्यक्ष दशन 
न होनेपर भी ) सरळ विश्वासप्रवंक एकमात्र भगवानूके आश्रित होकर 
उनकी भक्ति करते हैं | अतः उन्हें अभीतक अपने प्रत्यक्ष दशन न 
देनेके कारण भक्तमक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनेको उनका ऋणी मानते: 
हैं, और इसीलिये उन्हें अपना अत्यन्त प्रिय कहते हे. ॥ २० ॥ 

४» तत्सदिति श्रीमञ्धगवद्वीतासूपनिषसु बह्यविद्यायां 


योगशास्त्रे श्रीकृप्णाजुंनसंवादे भक्तियोगो 
नाम दादशो$ध्यायः ॥१२॥ 


इस प्रकार ३० तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक् 
ब्रझविद्या और योगशास्रमय श्रीमद्धगवद्गीतोपनिपद्रुम श्रीकृष्णार्डुनसंवादमें 
“भक्तियोगः नामक वारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १२॥ | 


“+ 


कक को 5 


गीताका भक्तियोग २०७ 


ड, तत्‌, सत्‌--ये तीनों मगवानके पवित्र नाम हैं# | स्वयं 
श्रीभगवानूके द्वारा गायी जानेके कारण इसका नाम श्रीमद्भगवद्गीता? 
है । यद्यपि संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार इसका नाम “गोतम! 
होना चाहिये था, तथापि उपनिपद्‌ होनेसे ख्रीळिङ्ग शब्द गीता? का 
प्रयोग किया गया है | इसमें सम्पूण. उपनिपदोका सार-तत्त्व संग्रहीत 
है † और यह स्वयं भी भगवद्वाणी होनेसे उपनिपद है, इसीडिये इसे 
“उपनिषद्‌? कहा गया है | निगुण-निराकार परमात्माके परमतत्त्वका 
साक्षात्कार करानेवाली होनेके कारण इसका नाम श्जविया? हैं, और 
जिसे “योग? नामसे कहा गया है, उतत कमयोग अर्थात्‌ निष्काम- 
भावपूर्ण कर्मके तत्वका इसमें उपदेश होनेके कारण यह “योगदा? 
है । यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अजुनका 
संवाद है । इस ( वारहवें ) अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनोंसहित 
भगवद्धक्तिका वणन करके भक्तोंके लक्षण वतळाये गये हैं, और इस 


अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवद्धक्तिमें ही हुआ है | 


श 32 तत्सदिति निर्देशों” ब्रह्मणलत्रिविधः स्मृतः | 
( गीता १७ | २३ का पूर्वाद्धं ) 


“३, तत्‌, स॒त्‌--ऐेसे यह तीन प्रकारका सचिदानन्द्घन व्रदाका नाम _ 


† सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल्नन्दनः । 


पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
( वेण्णवीयतन्त्रसार ) 
“सम्पूण उपनिषदे गाये हैं, गोपाल्नन्दन श्रीकृष्ण उन्हें दुहनेवाठे 
हैं, अजुन बछडा हैं, गीतारूप अमृत ही दूध है, ओर श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुरुप 
ही उसका पान करनेवाले हैं |? 


borer wb ~ 
७४ ~ कई 7 


७ 
ह ५०. 


२०८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


केवळ तीसरे, चौथे और पाँचवे--तीन इळोकोंमे ज्ञानके साधनका 
वन है, पर वह भी भक्ति और ज्ञानकी परस्पर तुलना करके 
भक्तिको श्रेष्ठ वतळानेके थिये ही है। इसीडिये इस अध्यायको 
“भक्तियोग? नाम दिया गया हैं । | 
वारहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच 

( १) इस अध्ययमें इलोकोंके २४४ पद, पुष्पिकाके १३ पद 
और उवाचके ४ पद हैं । इस प्रकार पदोंका पूणयोग २६१ है । 

(२) इस अध्यायक्रे इलोकोमें ६४० अक्षर, पुष्पिकामें 
२५ अक्षर; उवाचमें १३ अक्षर एवं 'अथ ददशो ऽध्यायः? में ७ 
अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूण अक्षरोंका योग ७०५ है । इस अध्यायके 
सभी इलोक ३२ अक्षरोंके हँ । 

( ३ ) इस अध्यायमें दो उवाच हें--(.क ) “अजुन उवाच, 
धरोर ( ख ) “श्रीभगवानुवाच' | *. 

वारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द -- 

वारहवें अव्यायक्रे वीस इलोकोमेंसे--नवें स्छोकके तृतीय 
चरणमें 'भगणः होनेसे “भ-विपुला ओर उन्नीसवें इछोकके तृतीय 
चरणमें “नगण? होनेसे “न-ब्रिपुला है । अंतं:- ये दो ध्व्यक्तिपक्ष- 
विपुला? संज्ञावाळे श्लोक हैं। व्रीसवं इलोकके प्रथम चरणमें गण? 
आर तृतीय चरणमें “भगग' प्रयुक्त इआ है | इसडिये यह एक चोक 
संकीण-विपुला? संज्ञक छन्दका हैं । शेप सत्रह इलोक ठीक 
“पृथ्यावक्त्र? अनुण्डुप छन्दक लक्षणोंसे : युक्त 


ति 
नि 


he 32 श्रीपरमात्मने नमः 
हिली | अथ पश्चदशाऽध्यायः 
| यया सम्बन्ध--- 
श्षीमङ्गगवद्गीताके वारहवें अध्यायके पहले शलोकमें अजुनके 
रपत प्रश्‍न --सगुण और निर्गुण-उपासकॉसें कोन श्रेष्ठ हे £---के उत्तरयें 
भू; श्रीमयवानूने सगुण-उपासकोंक्रो अति उत्तम योगी बतलाया | पुनः 
छठे और सातवें इलोकोंगें “अनन्य अफ्तियोगत्ते मेरी ( चगुणकी ). 
असल उपासना करनेवालोंका में शीघ ही संतार-पमुद्रते उद्धार करता 
१३ ९२७ RN w अन्य 2 योगियोंसे ~ भक्तियो 
Rr ँ”-ऐसा कहकर भगवानूने अन्य सभी योगियोसे भक्तियोगीकी 
१५ ९१ ८६५१ त न le w *९ उ्लोकसें पि 
PCF श्रेष्ठताको सिद्ध किया । पाँचवें श्लोकमें सगुण और निर्गुण-उपासनाकी 
५। ४2२६ EEE र ~ मिमाति >: ल्यि 
तुलना करते हुए भगवानूने कहा कि देहामिमानियोँके लिये अव्यक्त. 
, ४ अर्थात्‌ निर्गुण-क्तकी उपासना कठिन हे | यह. देहामिमान-रूपी 
६5 परत 


` वाधा दूर केसे हो--इस विषयका तथा निगुण-तत्त्वका विवेचन 


भगवानूने तेरहवें ओर चोदहवं अध्यायोंगें किया । 


प्रपोंके लक्षणों और आचरणोंके साथ-ही-साथ गुणातीत होनेका 
उपाय पूछा | इसके उत्तरमें भगवानूने वाईसवेसे पच्चीस रलोक 
तक गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंका वणन करके छतीव 
_ इलोकमें सगुण-उपासकोंके लिये “अव्यभिचारी भक्तियोग' को गुणातीत 
7 ' होनेका उपाय बतलाया [ सत्ताईसव इत्लोकमें तगुण-साकारकूप 


हक ही भगवान्‌ श्रीङृष्णने अपनेको अविनाशी परबह, अमृत, 1नत्ववच 
i ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय बतलाया; जितका आद्य 
तरह 
हि Pe हर, है 
0.2 क पक. ५० 
"न, बि क कः ग अद ८ 


ट 


RN ~ ~ २७ (= ~ 
चोदहवं अध्यायके इक्कीतव श्लोकम अजुनने गुणातीत 


eo अकळ 


५७०५०१०७०० im 
OSI SE 0 nuttin 
क 
ne SSN 


tgs 


Aaron es ame WN epee eee 


। 
] 1 क ६ नक 
। 


अशक तो 


रह" 
$- ` 


२१० गीताका भक्तियोग [ अ १५ 


ऐसा प्रतीत होता है कि सगुण और निगुण-तमें एकता 
'होनेपर भी सगुण-तत्वको अपनो .कुछ अधिक विशेषता है 11 
जिस अनन्य भक्तिको भगवान्‌ अवतक श्रेष्ठ वतलाते आये 
हैं, उती अनन्य भक्तिक्को ( भक्तके लिये ) गुणातीत होनेका 
सुगम उपाय वतलाया | तात्पर्य यह है कि भगवानका अनन्य 
भक्त ( भगवानूपर ही आश्रित ओर भगवानको ही अपना माननेके 
कारण ) चुगमतापूर्वक गुणातीत भी हो जाता है ॥ 0000000 000000॥0 
इस ( छव्वीतरवे ) सलोकमें भगवानूने “अव्यभिचारेण भक्तियोगेन” 
'पदोसे व्यभिचारदोप ( संसारके आश्रय ) से रहित भक्तियोगका, 
“यु पदसे जीवका और “माम्‌? पदसे अपना ( परमात्माका ) . 
. सूक्ष्मरूपे वर्णन किया | इसलिये इन्ही तीनों विषयोंका अर्थात्‌ 
संसार, जीव और परमात्माका विस्तृत विवेचन भगवान्‌ इस. 
( पंद्रहवें ) अध्यायमें करते हैं । 


जीव स्वरूपतः ( परमात्माका अंग होनेसे ) गुणातीत होने- 
'पर भी. अनादि अज्ञानकें कारण गुणोंके ग्रभावसे प्रभावित होकर - 
गुणोंके कार्यभूत शरीर (संसार )में तादात्म्य, ममता, और कामना 
"करके आवद्ध हुआ है 1 रर जवतक वह गुणोंसे अतीत 
*( विलक्षण ) तत्त्व परमात्माके प्रभावको नहीं जानता, तवतक वह 
प्रकतिजन्य गुणोंके ग्रभावते सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता । इतल्यि | 
अयवान्‌ ( अपनी आपिके प्रिय साधन “अव्यभिचारिणी भक्ति! को 
आस कराने हेतु ) अपना . अत्यन्त गोपनीय और . विशेष अभाव 
चतलानेके लिये इस ( पंद्रहवें ) अध्यायका आरम्भ करते हैं । 


~ 


A 


५ ' १५१३६ ३६,१११ 
+ ईं +" ग 


उ 


स्छोक १] गीताका भक्तियोग २११ 


सम्पूर्ण गीतामें केवल इस ( पंद्रहवें ) अध्यायको ही “गुद्यतम 


-शाख की_ उपाधि मिली हे ( गीता ९५ । २० ) इसमें मनुप्य- 
रूपसे अवतरित भगवान्‌के द्वारा अपने आपको पुरुपोचमरूपसे 
प्रकट करनेके कारण इसे 'गुह्यतम” तथा अन्य ग्यास्चाँकी भाँति 
तार, जीवात्मा और परमात्सा--इन ठीनोंका वर्णन होनेके _ 
कारण इसे “शा” कहा गया है। 


इस अध्यायमें वीस शलोक हे । इसमें पॉच-पॉच इलोकोंके 
चार अकरण ( विभाय ) हैं । प्रथम पाँच इलोकॉमें संचार” क 
वर्णन है, उसमें भी पहले ढाई रलोकोंमें संसार-वृक्षका वर्णन है और 
आगे ढाई श्लोकॉर्मे उसका छेदन करके भगवानूके शरण होनेका 
वर्णन हे । सातवेंसे ग्यारहूवे रलोकतक “जीवात्मा? का वर्णन है | 
छठे ₹लोकमें तथा वारहवेंसे पंद्रहवें रलोकॉमें “परमात्मा के अभावका 
वर्णन है | पुनः सोलहूवेसे वीसवें श्लोकतक क्षर, अक्षर एवं 
पुरुपोत्तम-रूपसे क्रमशः संसार, जीव एवं परमात्माका वर्णन करके 
प्रसंगका उपसंहार क्रिया गया है | 


जीव परमात्माका अंश है ( गीता ?५॥ ७ )1 अतः 


इसका एकमात्र सम्बन्ध अपने अंशी परमात्माते ही है; किन्तु भूलसे 


-वह अपना सम्बन्ध प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि- 


से मान लेता है, जिनसे उत्तका सम्बन्ध वात्तव्मे कभी था नहीं, 
है नहो, होगा नहीं और हो सकता ही नही । परमालाते अपने 
वास्तविक सम्बन्धको भुलाकर शरीरादि विजातीय पदार्थोकों “में! 
मानना तथा उन्हें अपना व अपने लिये मानना ही न्यभिचार-दोप 


oem roms “eee 


eet 5 


२१२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
हैं । यह व्यभिचार-दोप हो अनन्य सक्तियोगमें प्रधान वाधा है | 
इस प्रधान वाधाको दूर करनेके लिये इस ( पंद्रहव ) अध्याये 
पहले पाँच इलोकोके ग्रकरणमे भगवान्‌ संसार-वृक्षका वणन करके 
उसका छेदन करनेकी आज्ञा देते हैं । 

तेरहवं अध्यायके प्रारस्मिक दो इलोकॉकी भाँति ही यहाँ इस 
पंद्रहवें अध्यायके पहले रलोकमें भी भगवानूने अध्यायके सम्पूर्ण 
विपयोका दिव्दर्शन कराया है और 'उब्वंमूळम्‌? पदसे परमात्मा, 
“अधेःशाखमूर पदसे जीव एवं “अङ्वत्थम्‌? पदसे संसारकी ओर 
-संकेत करके ( तंसाररूप अशथत्वुक्षके मूल ) सर्वश्ञक्तिमान्‌ परमात्माको 
-यथार्थरूससे जांननेवालेको “वेदवित्‌ कहा हे. । 


इलोक--- 
श्रीभगवानुवाच . 
ऊ्ध्वसूलमधःशाखमश्वत्ये . प्राहुरव्ययम्‌! 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद ख वेदवित्‌ ॥ १॥# 
भावार्थ . 


जो सभी दृटियोंसे सर्वोपरि हैं, वे परमात्मा संसाररूप .बृक्षके 
“ऊध्यमूल? हैँ | उन परमात्मासे ही प्रकट होनेवाळे ब्रह्मा संसार-बृक्षकी 
"मुख्य, शाखा ( तना ) हैं । ब्रह्मासे प्रकट ` होनेवाले देवता, मनुप्य 
आदि अनेंक स्थावरजंगम योनियाँ संसार-इक्षंकी अवान्तर छोटी- 


# कष्वमूलोञ्वाक्शाख एपोऽश्चत्थः - सनातनः ` 
तदेव , झुक्रं - तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तंस्मिस्लोकाः श्रिताः सर्व तदु नात्येति कश्चन । एतद्वेतत्‌ || 
`` '` ` - ` ( कटोपनिषदू २] ३। १ `) 


ग दरप न 
TREES veep 


me 


डू 


were 


[पै 


८2९२०५ 
| rH 


नट री 
बाद 


, Ce 2 
GSD SH त “| 


RT 


ज्छोक १] 
छोटी शाखाएँ हैं | ये सम्पूण शाखाएँ नीचेकीऋ ओर फेडी हुई हैं । 
कल दिनतक भी स्थिर न रहनेके कारण अर्थात्‌ क्षणमंगुर होनेसे 
संसार-इक्षको “अश्वत्थ? कहते हे । उस वृक्षके आदि-अन्तका पता 
न होनेसे तथा प्रवाहरूपसे नित्य रहनेके कारण उसे “अब्ययः 
कहते तो हैं, परन्तु वास्तवमै वह अव्यय (नित्य ) हैं नहीं; क्योंकि 
उसका निरन्तर परिवितन प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । वेदोंमें आये हुए 
सकाम अचुष्टानोंका वर्णन उस संसारबइक्षके पत्ते कहे गये हैं । ऐसे 
उस अश्वत्य-क्ष-रूप संसारको यथायरूपसे जो कोई जानता है 
चही वास्तवमें वेदके यथाथ तत्को जाननेवाला है | | 
12 AR 


गीताका भक्तियोग २१३ 


य 


अन्वय-- 
ऊर्ध्वमूलम्‌, अघःशाखम्‌, अश्वत्थम्‌, अच्ययम्‌, प्राहुः, छन्दांसि, 
यस्य, पर्णानि, तम्‌, यः, वेद, सः, वेदवित्‌ ॥ ३ ॥ 
पद-व्याख्या--- 
ऊर्ध्यन्ूलम-- ऊपरकी ओर मूल ( जड़ ) वाला ( अर्थात्‌ 
सबसे श्रेष्ठ ) । इक्षमें मूल ही प्रधान होता है | ऐसे ही संसार- 


४ संसाररूपी वक्ष य्हाँ संसारमै पेदा हुए इक्षोसे सर्वथा भिन्न 
है । यहाँ इक्षोंक्री जड़ें जमीनके नीचले भागमें, उसके .ऊपर तना एवं 
उसके ऊपरी: भागमें टहनियाँ, पत्त, फूल, फल आदि होते हैं, किन्तु 
संसाररूप बृक्षमें सबसे ऊपरी भागमें परमात्माू्पी जड़, उनसे नीचे 
ब्रह्मारूपी मोटा तना एवं उससे ओरं नीचे देवता, मनुष्य आदि अनेक 
स्थावर-जंगम योनियाँरूप . छोटी-छोटी टहनियाँ हैं | अतएव संसारल्प 
चृक्षको तत्तसे जांननेके लिवे जो सबसे ऊपर जड़रूपसे परमात्मा रै, 
उन्हे जानना है। | 


अशमि ° Sr re Fe ८७७४ 0 “7१ 
है न a काळ, द 


Mammen 4 A tended 


क 


OTN Ae ener does emer memset ce mn 


TS Names oy oo त त se ३ 


pine» 


२१४ - गीताका भक्तियोग [ अ० १५.` 


क्षमे परमात्मा ही प्रधान हैं । उनसे ब्रह्माजी प्रकट होते हैं, 
जिनका वणन “अधःशाखम? पदसे हुआ है. । 

सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं । देश, 
काळ, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या आदि समी दृष्टियोंसे 
परमात्मा ही सबसे श्रेष्ट हैं । उनसे ऊपर अथवा श्रेष्टकी तो बात ही 
क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है» । संसारवृक्षके 
मूल सर्वोपरि परमात्मा हैं । जेसे “मू? वृक्षका आधार होता है, 
वैसे ही “परमात्मा? सम्पूण जगतूके आधार हैं । इसीलिये उस 
वृक्षकों 'ऊध्वमूल्म? कहा गया है । 

“मूल? शब्द कारणका वाचक है । इस संसार-इक्षकी उत्पत्ति 
और इनका विस्तार परमात्मासे ही हुआ है, वे परमात्मा नित्य, अनन्त 
और सबके आधार हैं एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें 
निवास करते हैं, इसलिये वे 'ऊध्वः नामसे कहे जाते हैं । यह 
संसारइक्ष उन्हीं मायापति सवशक्तिमान्‌ परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, 
इसडिये इसको ऊपरकी ओर मूलवाला ( ऊध्वमूछ ) कहते हैं । 

बृक्षके मूलसे ही तने, शाखाएँ, कॉपले निकलती हैं । इसी 
प्रकार परमात्मासे ही सम्पूण जगत्‌ उत्पन्न होता है, उन्हींसे विस्तृत 

# “न त्वत्समो$स्त्यम्यघिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये$प्यप्रतिमप्रभाव || | 
( गीता ११ | ४३ ). 
है अनुपम प्रभावाले प्रभो | तीनों लोकोंमे आपके समान भी 
दूसरा कोई नहीं दै, फिर अधिक तो केसे हो सकता दे 9 : - 
` “न तत्समश्राम्यधिकश्व स्यतेः. ( श्वेताश्वतरोपनिधद्‌ ६1 ८ )' 


उस ( परमात्मा ) से बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं 
दीखता | ता 


इलोक १] गीताका भक्तियोग २१५ 


गोता है और डन्हीमें स्थित रहता है । उन्हींसे शक्ति पाकर सम्पूर्ण 
जगत्‌ चेष्टा करता है ।% ऐसे सर्वोपरि परमात्माकी शरण ग्रहण 
'करनेसे मनुष्य सदाके डिये कृताथ हो जाता है । ( शरण ग्रहण 
करनेकी वात ( इसी अध्यायके ) चोथे झठोकमें 'तमेव चाद्यं 
'पुरुपं पद्ये पदोंमें कही गयी है ) | 


अधःशाखम--नीचेकी ओर शाखावाला | 

साधारणतया बृक्षोंका 'मूल' नीचे और 'शाखाएँ” उपर्य 
ओर होती हैं; परंतु यह संसारवृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका 
“भूल? ऊपर तथा 'शाखाएँ? नीचेकी ओर हैं । 


जहाँ जानेपर मनुष्य लोटकर संसारमें वापस नहीं आता, ऐसा 
भगवान्‌का परमधाम ही सम्पूर्ण भौतिक संसारसे ऊपर ( सर्वोपरि ) 
-है, भगवानूका परमधाम भगवत्खरूप है; भौतिक नहीं है । भौतिक 
'संसारसे विलक्षण चेतन है, इसलिये इस संसारसे सर्वोपरि होनेके कारण 
ऊध्वमूल है और ब्रह्माजी. तथा अन्य जीव उन्हीसे उत्पन्न 
'होनेके कारण नीचेकी ओर शाखावाले हैं। (गीता १५। ६ )। 
-संसारबृक्षकी . प्रधान शाखा ( तना) ब्रह्माजी हैं । क्योंकि 
-संसारवृक्षकी उत्पत्तिके समय सत्रसे पहले ब्रह्माजीका 


` अ जेसे गीतामें कहा हे--'अइं झत्खल्य जगतः प्रभवः 
'अल्यस्तथाः (७। ६) 'प्रभवः प्रलयः खाने निषानं बीलमन्ययम! 
( ९। १८); “अहँ सर्वस्य प्रभवों मचः सत्र प्रवतते ( १० | ८ ); प्यतः 
अदृत्तिः प्रसृता पुराणी ( १५। ४) भर यतः प्रदृत्तिभूतानाम? 
( १८ | ४६) 


३0५५. 


+ 


० ताट ane Nr १४0७४000०2: 
श ७७ “प: कलर. 
र नु ' त ns, "न. 
` 
, ड १०20 922. ८ कि कै ~ RE ४ 


PR TR फक का 
5 


STON ++२४०श्०७७क+>कननककप-+ inte ree + pee २६५५० ५० 


२१६ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


व होता हैं | इस कारण ब्रह्माजी ही इसकी प्रधान शाखा है | 
त्रझलोक भगवद्वामकी अपेक्षा नीचे है । ( यहाँ 'अघःशाखम्‌? पदमें 
ब्रह्माजीसे लेकर कीट-पयन्त आदि सभी जीवोंका समावेश है ।) 
स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी इश्योंसे परमधामकी अपेक्षा 
निम्न श्रेणीमें होनेके कारण ही उन्हें "अधः? ( नीचेकी ओर ) 
कहा गया है | 


सृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्माजी प्रकृतिको खीकार करते हैं । 
परंतु वास्तवमें वे ( प्रकृतिसे सम्वन्ध-रहित होनेके कारण ) मुक्त 
हैं । ब्रह्माजीक अतिरिक्त अन्य सम्पूण जीव प्रकृति एवं उसके काय 
शरीरादिके साथ अहंता-ममतापूचक' जितना-जितना अपना सम्बन्ध 
मानते हैं, उतने-उतने ..ही वे चन्धनमें पड़े इए. हैं और उनका वार- 
बार पतन ( जन्म-मरणः) होता रहता है अर्थात्‌ उतनी ही शाखाएँ . 
नीचेकी ओर फैलती रहती' हैं । सात्त्विक, राजस और तामस-- 

ये तीनों गतियाँ अधःशाखम्‌? के ही. अन्तगत हैं. 1३ | 
अच्वत्यम्‌-कळल. दिनतक भी.न रहनेवाले अथवा संसारखेप ` 
पीपळकेश्वक्षको।] ; , :, ६... | 
` # ऊध्ये गच्छन्ति सस्या मध्ये तिठन्ति राजसाः | हि ` । 

` जवन्वगुणतृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसाः | :- 

| (गीता १४। १८ ) 
. सत्वगुगमे स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोक्रॉको नाते हैं; रज़ोगुणमें 
स्थिठ राजस पुरुप मध्यमे अर्थात्‌ मनुष्यलोकम ही रहते हैं. और तमोगुणके 
कार्यरूप निद्रा, प्रमाद ओर भाल्य्यादिमें स्थित तामस. पुरुष अधोगतिको. 
अर्थात्‌ कीट, पशु आदि नीच योनियोंकों तथा नरकोंओ प्राप्त होते हैं | 


verre 


£ 


Ee 


र, गा पटना लाह re कद 


५५० 


` ज्छींके १] 


_गीताका भक्तियोग २१७ 
“अश्वत्थम्‌? शब्दके दो अथ हँ--( १) जो कळू दिनतक भी 
न रह सकक्र और ( २ ) पीपलका वृक्ष | 
पहले अथके अनुसार--.अश्वत्यः पदका तात्पय यह है कि 
संसार एक क्षण] भी खिर रहनेवाला नहीं है । केवळ परिवतनोके 
समूहका नाम ही संसार है । परिवतनका जो नया रूप सामने आता है, 
उसे उत्पत्ति कहते हैं; थोड़ा और पछितन होनेपर जो स्थिनिरूप- 
से मान लेते हैं और जब उस थितिका खरूप भी पतित हो 
जाता है, तत्र उसे समाप्ति ( प्रलय ) कह देते हैं । वास्तत्रमे इसकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं । इसलिये इसमें प्रतिक्षण 
'परिवतन होनेके कारण यह ( संसार ) एक क्षण भी खिर 
नहीं है । दृश््यमात्र प्रतिक्षण अदशनमें जा रहा है । जिस दिन हमने 
जन्म लिया, उसी दिनसे हम प्रतिक्षण मर रहे हैं | इसी भावसे श्स 
संसारको 'अश्वत्थम? कहा गया है । 
दूसरे अर्थके अनुसार--/अश्वत्व पदका तालय संसार पीरच्का 
वृक्ष है । भगवद्भावले अथवा 'सबको सुख केसे मिले'---इस भावसे 


नप 


संसारकी सेवा करनेसे मनुप्प बहुत शीघ्र ही इस संसारख्य इनक 


# “वः पयन्तं न तिष्ठतीति अशत्य?--श्वस्‌ अव्यय अनिदाछे 
कळ्का वाचक है । जो कलतक खिर रहे, उसे श्वत्ध, तथा जो इतक 
स्थिर न रहे, उसे 'अश्वत्थः कहते हैं । 


| क्षण का विवेचन दाशनिक्ोने इस प्रहार किया द 
पत्तेपर सुई भारी जाय तो सुईके दूसरी तरफ निकलनेम तीन 
हैं-पहले क्षणमै स्पर्श, दूसरे क्षणमें छेदन ओर तीसरे घषणमे पार 


रु 
~ 
oe 
t 


द २५ 
“त 


> 1७ 5 स्ाभरक मे 


_ त्कभळ* ad अक ०4. कक “ee है. oer 


Come pT eer eens 0७० eh er & 
१ RY oe क क 
टर मजा - ७५०५७०3००० ७०००० ७०० ०००५२. 


बळ म्ह 


SD सित सिसि 


२१८ गीताका भक्तियोग [ अ० १७ 


` मूलप. परमात्माको प्राप्त कर .लेता है । झाखोंमें अश्वत्य अर्यात्‌ 
पीपलके बृक्षकी वहुत महिमा है । खयं भगवान्‌ भी सब बृक्षोंमें 
'अश्वत्यश को अपनी विभूति कहकर उसे श्रेष्ट एवं पूज्य वतळाते 
हं-_"अझ्वत्यः सर्वब्रक्षाणाम्‌? ( गीता १० । ३६) | पीपल, आँवला 
ओर हुलसी--इनकी भगवद्वावपूवक पूजा करनेसे भगवानकी पूजा 
हो जाती है । 


परमात्मासे संसार उत्पन्न होता है। वे ही संसारके 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं। अतः संसाररूपी पीपलका वृक्ष भी तत्त्वत 
परमात्मखरूप होनेसे पूजने योग्य है । इस संसारखूप पीपल ब्रक्षकी 
| पूजा यही है कि--इससे सुख लेनेकी इच्छाको त्याग कर केवळ इसकी 
सेवा करना# । सुखकी इच्छा न रखनेवालेके लिये यह संसार साक्षात्‌ 
भगवत्खरूप है---“वासुदेवः सर्वेम? (गीता ७। १९) परंतु 
संसारसे सुखकी इच्छा रखनेवालोंके लिये भगवान्‌ कहते हें क्रि यह संसार 
उनके छ्य दुःखोंका घर ही है 'डुःखालयम? ( गीता ८। १५) 
क्योंकि खयं अविनाशी है और यह संसारदृक्ष प्रतिक्षण परिवतनशील 
होनेके कारण नाशवान्‌, अनित्य और क्षणभंगुर है, अतएव खयंकी 
कभी भी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुखकी इच्छा 
के वार-वार जन्मता-मरता रहता है । अतएव संसारसे यत्किश्रित्‌ 
भी खाथका सम्बन्ध न रखकर केवळ उसकी सेवा करनेका 
भाव ही रखना चाहिये। | 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पञ्चन्ठु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ || . 


"24% 3030: 00 


` `न, लोक १] ` गीताका भक्तियोग २१९ 

br BE 

Ee मानव-जीचनका वास्तबिक उद्देश्य भोग है ही नहीं। “एहि ५ रॉ 
$१०.५. ` “रह... तल कर फल वित्रय न माई” ( रामचरितमानस ७। ४३। १) | | 
`. "लऽ अपितु संसारकी सेवा करनेके लिये ही भगवान्‌ने मानव-शरीर दिया , है 


"स्पेन है । अतएव मानवको परमात्मस्वरूप संसारकी सेवा ही करना है; 

क्योंकि ०. © ~ ५७४ 
क्योंकि उसके पास धनादि पदाथ विद्या, योग्यता, शरीर, इन्द्रिया, 
ही मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है, वह सब-का-सत्र संसारसे ही मिला 


८. ० 


हिल 2 (को हुआ है । उन्हें वह अपने साथर्मे लाया नहीं, अपने पास इच्छानुसार 
2202 रख सकता नहीं, उनमें इच्छानुसार परिवतन कर सकता नहीं और ` 
~ „८, „छे अपने साथमें तो ळे जा सकताही नहीं अर्थात्‌ संसारकी वस्तुरँ होनेके 
शक्टं कारण उनपर उसका अपना अविकार नहीं चलता; किंतु जव वह | | 
` गिह संसारकी वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देता है, तत्र उसका जन्म- | 
४ ९८ म्ह) छ मरणरूपी बन्धन छुगमतापू्वक छूट जाता है और वह सदाके डिये | 8, 
न्याह मुक्त हो जाता है । . । ग 
FR अव्ययम्‌ प्राहुः--अव्यय ( अविनाशी ) कहते हैँ । | है 
कई है मा का संसार-इक्षको अव्यय कहा जाता है ( प्राहः > पर वास्तवमें | 
“पाए ल आसय है नहीं ( यह परमात्माकी तरह नित्य और अव्यय नहीं । 
व लाल क है) क्षणमंगुर अनित्य# संसारका आदि और अन्त ba सकनेके शा अ. जो. 
amen रा) प्रवाहकी निरन्तरता ( नित्यता ) के कारण तथा इसका मूल | 1. जु: 
| सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य अविनाशी होनेके कारण ही इसे अव्यय | i 
DI कहते हैं । जिस प्रकार समुद्रका जळ सूयके तापसे भाप वनकर हत 
rr # गीता भगवानने संसारको अनित्य षहा दै ४० 
र्‌ हहद अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ (गीता ९ । ३३ ¦ : 


योन ' आहुक "०5 कुक कळी ईट 0 तिल 2 


FB RODE ~ कक. 
स्कल Teer >. 
21 


२२ . गीताका भक्तियोग [ अ० १५. 


बादल वनता है, फिर आकाशमें ठण्डक पाकर वही जल वादळ्से 
पुनः जळ्ख्ससे प्रथ्वीपर आ जाता हैं; वही जल नदी-नालाका रूप 
धारण करक समुद्रम चळा जाता हैं, पुनः समुद्रका जल बादल 
नह आता, इसी प्रकार इस संसार-चक्रका भी कभी अन्त नहीं 
आता | यह संसार-चक्र इतनी तेजीसे घूमता ( बदलता ) है कि 
चळचित्र ( सिनेमा ) की भाँति अधिर ( प्रतिक्षण पखितनशील ) 
होते हुए भी खिरकी भाँति प्रतीत होता है | 


वास्तवर्मे यह संसार-बृक्ष अविनाशी नहीं है । यदि यह अब्यय 
( अविनाशी ) होता तो न तो इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें यह कहा 
जाता कि इस ( संसार )का जेसा स्वरूप कहा जाता है, वैसा उपलब्ध 
नहीं होता; और न इस ( संसार-बृश्च ) को वेराग्यरूप दृढ़ शखरकेः 
हारा छेदन करनेके डिये ही भगवान्‌ प्रेरणा देते हैं । 


छन्दासि यस्य पर्णानि--त्रेद जिस ( संसार-वृक्ष ) केः 


७, % 5 € ~ , 20 जिसमें म 
यहाँ वेदोसे तात्पय वेदोंके उस अंशसे है, जिसमें सकाम-- 
~ ° ~ | 2, २० वं श्रम ~ 
कमो नुष्टानोका वणन है» | भाव यह हैं कि जिस वृक्षम केवळ 
# गीताम इस अंशको “पुष्पिता वाचम्‌? (२।४२ ) और म्त्रेगुण्यविपया , 
बेदाः* (२ 1४५ ) पर्दोमे एवं इसमें र्चे-पचे मनुष्योंको 'वेदवादरताः? ' 
कहा गया हे । वेदोंमे सकाम मन्त्रोंकी संख्या तो अस्सी. हजार दै, परः 
मुक्त करमेबाले मन्त्रांकी संख्या- वीस हजार ही दै, जिसमें चार हजार 
मन्त्र ज्ञानकाण्डके एवं सोलह हजार मन्त्र उपासनाकाण्डके हैं । 


है 
~ 
214 


छगर “> ४ 


$ 

टर र | 8.) 
ी 

5) । 
ल व्र 

जश 


< 
७ 
लक] 
~ 
न्न 
Re} 
~~ 


७ फा” 


ज 7 ब्रवा 
19 द्वार 


धर 111 20 


७ १ नत! त ॥1 
पद एपी बा 


ख्छोक १ ] 


गीताका भक्तियोग २१ 


सुन्दर फूल-पत्ते तो हों; किंतु फल नहीं हों तो वह दृक्ष अनुपयोगी 
हैं; क्योंकि वास्तवमें तृप्ति तो फलसे ही होती है, ४ल-पत्तोंकी 
सजावटसे नहीं | इसी प्रकार इससे सुख-भोग चाहनेवाले ( सकामी ) 
पुरुपको भोग-ऐश्यरूप फूल-पत्तोसे सम्पन्न यह संसार-दृक्ष केवळ 
वाहरसे तो सुन्दर प्रतीत होता हैं, पर इससे सुख चाहनेके कारण 
उसे अक्षय सुखरूप तृप्ति अर्थात्‌ महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती । 


वेदविहित पुण्यकर्मोका अनुष्ठान स्वर्गादि छोकोंकी कामनासे 
किया जाय, तो बह निषिद्ध कर्मोको करनेकी अपेक्षा श्रेष्ट तो है 
किंतु उन कर्मोसे मुक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि फलभोगके वाद 
पुण्य कम नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसारमै आना पड़ता है । 
इसलिये भगवान्‌ने कहा है---““ते तं भुषत्वा खर्गलोक विशालं 
उस सकाम 
होनेपर 
लभन्ते 


क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।' (गीता ९ | २१) 
~ ९ द 
उपासनाके फलस्वरूप स्वगलोकको भोगकर पुण्य नष्ट 
मृत्युचोकमें आना पड़ता है ।? "गतागतं कामकामा 
( ९ । २१ ) भोगोंकी कामनावाले पुरुप वारंवार आवागमनको 

~ [र ९ ७ दोनों ~ 
प्राप्त होते हैं ।? इस प्रकार सकाम कम एवं उसका फळ --दोनों ही 


उत्पन्न और नष्ट होनेत्राले हैँ । अतः साधकको इन ( दोनों ) से 


हैः ~ 

सवथा असङ्ग होकर एकमात्र परमात्मतच्वको ही प्राप्त करना चाट्विये । 
भगवानूने कहा मी है कि परमात्मतत्त्वका 'जिज्ञासु' भी वेदोक्त सकाम 
कर्मोके फलको उल्लङ्घन कर जाता है | # 


१६ जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दव्रद्मातिवतते । (गीता ६। ४४) 


emer ~ cnet केक ण 0 प 


ह: भन 2. 00८४२५ माला 


न ४०-२० ऑफ rT 


२२२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
` पत्ते वृक्षकी शाखासे उत्पन्न एवं इक्षकी रक्षा और बृद्धि 
करनेवाले होते हैं । पत्तोसे वृक्ष सुन्दर दीखता है तथा दृढ होता है 
९ पत्तोक्रे हिलनेसे वृक्षका मूल तना एवं शाखारँ व्ह होती हैं ) । 
वेद भी इस संसाररूप इक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मजीसे प्रकट हुए 
हैं और वेदविहित कर्मोसे ही संसारकी वृद्धि और रक्षा होती है । 
इसलिये वेदोंको पत्तोंका स्थान दिया गया है । संसारमै सकाम ( काम्य ) 
कमेसि खर्गादिक देवयोनियाँ प्राप्त होती हें-- यह संसारहश्षका 
बढ़ना है । खर्गीदिकमें नन्दनवन; सुन्दर विमान, (-रमगीय अप्सराएँ ) 
आदि हैं--यह संसारवृक्षके सौन्दयकी प्रतीति है । सकाम कर्मोको . 
करते रहनेसे वारंवार आवागमन अर्थात्‌ जन्म-मरण होता रहता है--- 
यह संसार-बक्षका दृढ होना है । 
इन पदोंसे भगवान्‌ मानो यह कहना चाहते हैं क्रि साधकको 
सकाम भाव वेदिक सकाम-कर्मानुष्टानरूप पत्तोमें न फॅसकर संसार- 
बृश्षके मूल--परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये । परमात्माका 
आश्रय लेनेसे वेदोंका वास्तविक तत्त भी जाननेमें आ जाता 
है । वेदोंका वास्तविक तत्त्व संसार या खग नहीं अपितु परमात्मा 
# 'वेदेश्व सरमे वेद्यः |? (गीता १५।-१५) 
“सम्पूर्ण वेदेकि द्वारा में ही जाननेयोम्य हूँ |? 
“सर्वे वेदा यत्‌ पद्मामनन्तिः ( कठोपनिपद्‌ १ । २ | १५) 
“सम्पूर्ण ` वेद जिम परमपद परमात्माक़ा वासंत्रार प्रतिपादन 
करते हैं 1: हि 


म 


रोक १ ] . गीताका भक्तियोग २२३ 
तम्‌ यः वेद सः वेद्वित- 
( मनुष्य ) जानता हैं, वह सम्पूण 
जाननेत्राला है । 
संसारको क्षणमङ्कर ( अनित्य ) जानकर इससे कभी 
किञ्चिन्मात्र भी सुखकी आशा न रखना---यही संसारको यथायरूपसे 
$ जानना हे । वास्तवमें संसारको क्षणमङ्कुर जान लेनेपर सुखभोग हो 
ही नहीं सकता । छुखमोगके समय संसार क्षणमङ्कर नहीं दीखता । 
जवतक संसारके प्राणी-पदाथोंको स्थायी मानते रहते हैं, तभीतक 
सुखभोग, सुखकी आशा ओर कामना तथा संसारका आश्रय, 
विश्वास वना रहता है | जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि 
संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेनेकी इच्छा 
+ मिट जाती है और साधक उसके यथाथ खरूपको जानकर ( संसारसे 
विमुख और परमात्माके सम्मुख होकर ) परमात्मासे अपनी अभिन्नता- 
का अनुभव कर लेता है । परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव होनेमें 
ही वेदोंका वास्तबिक तात्पय है । जो मनुण्य संसारसे विमुख होऋर 
` परमात्मतत्से _ अपनी अभिन्नता | (जो वास्तवे ह) का जो वास्तवर्म है) का 
अनुभव कर लेता है, वही वास्तवमें 'वेदवित्‌? है । वेदोंके अध्ययन- 
मात्रसे मनुष्य वेदोंका विद्वान्‌ तो हो सकता है, पर यथाथ वेदवेत्ता 
नहीं | वेदोंका अध्ययन न होनेपर भी जिसे ( संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होकर ) परमात्मतत्तकी अनुभूति हो गयी है, वही सचा 
वेदवेत्ता ( अर्थात्‌ वेदोंके तात्पयको अनुभवमें लानेवाला ) है । 
भगवानूने इसी अध्यायके पंद्वहव सलोकमें अपनेको 'वेदवितः 


कहा दै । यहाँ वे संसारके यथाथको जाननेवाले पुरुषको 'वेदवित? 


~> 


उस ( संसारदक्ष ) को जो 
= = © ~ 
वेदों ( के यथाथ तात्पर्य ) को 


€; 
शौ 
~ 
[च 


क 
र्व 


५० 1 
1 


RS 


ae me 


काकर जिक, ए क र 


२२४ , . गीताका भक्तियोग __[ अ० ९५ 
चडकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। भाव यह है कि 
मनुप्य-शरीरमै मिले विवेककी इतनी महिमा है कि उससे जीव 
संसारके यथार्थ तत्त्वको जानकर भगवानके [सद्श वेदवेत्ता वन 
सकता है 1 यह अवसर ( मनुप्प-शरीर ) वार-वार नहीं मिळता । 
अतः वुद्धिमान्‌ मनुप्यको चाहिये कि ऐसे दुलम तथा अमूल्य 
अवसरको खाली हाथ न जाने दे, अन्यथा पश्चात्तापके सिवा कुछ 
हाथ नहीं लगेगा । सोलहवें अध्यायक्रे त्रीसर्वे इलोकमें आये “माम्‌ 
अप्राप्य” पदोंमें भी भगवान्‌ मानो मनुष्यकी अधोगति देखकर तरस 
' खाते हैं कि मैंने अपनी प्राप्तिके लिये उसे ऐसा दुलम अबसर दिया 
था; किंतु उसे उसने व्यय गंवा दिया और उल्टे नरकोमें चला 
गया । इसळ्यि प्रत्यक सावेकको निरन्तर सावधान रहनेकी बहुत 
आवश्यकता है । 


किसी वग, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, जाति आदिका कोई भी 
मनुष्य ( खी या पुरुप, मूख या विद्वान्‌, रोगी या नीरोग, धनवान्‌ 
या निधन ) क्यों न हो, वह परमात्मतत्तको प्राप्त कर सकता हैं | 
पापी हो अथवा धर्मात्मा, "यदि उसका एकमात्र उद्देश्य ( जिसके 
४ मम साधर्म्यमागताः ( गीता १४ 1 २ ) में भी यही वात कही 
गयी दै | त जे . 
न अपि, चेत्नुदुरावारो भजते मामनन्वभाक । 
साधुरेव स मन्तब्यः सम्बग्व्यत्रसितो हि सः | 
"मिप अवति धर्मात्मा शश्चन्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीदधि न मे भक्त; प्रणद्यति ॥ 
(गीता ९ | ३०-३१ ) 


श्र 
१ ३ 
१ 
कै 
क्‌ पु क्यात ह्री 
ee FR 
१ १ ee 2३७५४ 
क र २ ५5.५ 4 
२ चि 
५ ०५ 
> 4 ap 
* > toe १०० तट ५०) 
ie बे 2७ ९११ 12 
«1, 
का का सती 
0१09 (१९६ 
११७ 
१) >. > 
bore Es 
नै १ २) ११ १ 


५ नि 
ER 
२ थरि परै १1 ( !: 


+ 
~, ह 
TES EY टॅ 
त्त आ” ' 5“ 7 त 
७ 2०७५ A ee > त 
र क करे ५ , 
wn की - जन "१ हा 


ञ्छोक १ ] गीताका भक्तियोग २२५ 


लिये मनुप्प-शरीर मिला है) परमास्म-प्राप्तिका हो गया है, तो 
परमात्मप्राप्तिमं बिलम्त्र नहीं हो सकता । एकमात्र परमात्मप्रापिका 
उद्देश्य हो जानेपर उसकी सम्पूर्ण व्यावहारिक और पारमार्थिक 
क्रियाएँ परमात्मप्रात्तिरू्प उद्देव्यकी ओर ले जानेवाठी हो जाती है । 
साधन करनेपर भी परमात्मप्राप्तिमे विलम्त्र होनेंका मुख्य कारण अपने 
उद्देश्यकी कमी ही है। वस्तुतः उद्देश्य पहलेसे वना हुआ है 
और शरीर वादमें मिला है । परंतु मनुष्य सांसारिक भोग एवं संग्रह 
लगकर अपने वास्तविक उद्देश्यको भूल जाता है । अतः साधकको 
अपने वास्तविक उद्देश्यको पहचानकर ययादीघ्र परमात्माको प्राप्त 
कर लेना चाहिये | 


१, 


Coorong 
2001 मक वि क पी 


च 


परमात्माका ही अंश होनेक्रे कारण जीवका एकमात्र वास्तविक 


सम्बन्ध परमात्मासे है । संसारसे तो इसने भूळ्से अपना सम्बन्ध ५, 
माना है वास्तवमें है नहीं । विवेकके द्वारा इस भूटको मिटाकर } 


अंशी परमात्मासे स्वतःसिद्व अपनी अभिन्नताका अनुभव करनेवाला 
ही संसारदृक्षके यथाथ तत्त्वको जाननेवाला है; और उसीको भगवान्‌ 
यहाँ 'वेदवित? कहते हैं ॥ १॥ | ह 


Seon on रीशीण त me yep espe ०. ४8 


BRS 


~» 
जो. 


noes Nea Ln 


गी० भ० १०-१६-- 


सस्त्रन्ध-—- $ | & i 
२. २००७ ~ क क । ७ ५ “ 
प्रथम शलोंकमे भगवानूने जितत त्तंसतार-वृक्षका दिग्दशन जी 
कराया, उत्ती संसारवृक्षका अब अगले श्होकमें अवयवोसहित ! । 
विस्तारसे वर्णन करते हे-- | | म र 
| 2: 


पिन ला अ 


॥ १ र शं म क, ह 4 
pS 


उब यी न < deperaer कीक ही , 
._ ` ~य । 


गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


अपरे: 
RF 


अत्रश्चाष्य प्रसतास्तस्य शाखा 


गुणपत्नद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्य उुसंततानि 
कर्मानुवन्थीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
भावाथ--- 


उस संसार-ब्रक्षकी गुणों ( सत्त्व, रज और तम) के द्वारा 
हुई शाखाएं नीचे (नरक एवं तियक योनियों ), मध्य 
मनुष्यलोक ) और ऊपर ( ब्रह्मलोक )--सतरत्र फैली हुई हैं । तात्पय 
यह हैं कि तीनों गुर्गोसे सम्बन्ध रखनेके कारण ही इस संसारवृक्षका 
विस्तार हुआ है । 
अन्तःकरण ( मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ) तथा वाह्यकरण 
( पाच ज्ञानेद्धियाँ ओर पाँच कर्मेन्द्रियाँ ) के द्वारा ग्राह्म वित्रय ही 
उस संसार-बक्षकी शाखाओंकी कोंपछे हैं | उन विवयोका चिन्तन 
करना ही नयी-नयी कॉपलांका निकलना है | 
तादात्म्य, ममता आर कामनारूप झाखाओंके अत्रान्तर मूळ 
थपि मनुष्ययोनिक अतिरिक्त अन्य योनियांमें भी पाये जाते हैं, तथापि 
उन्हें वे वरौचनेत्राले नहीं होते। कारण यह है कि सुख-दु :खख्प परिस्थिति- 
के रपमें पुराने कर्मोका नाश तो सभी योनियामे होता है पर नये 
(म मनुस्ययोनिमें ही होते हैं | इसदिपे बस्घन और मुक्तिका प्रश्‍न 
मनुस्यवोनिर्म ही है, अन्व योनियेमिं नहीं । अतः साबनयोनि होने 


RRB nar >> 


~ क तला 


रण मलुध्पप्रोनिभ हो वन्वनसे ळटनेका अवसर है । ये मूळ 
मनऱ्यांचा ही सामकिक कण बबनेबले होते दे; क्याकि विधि 


म्भे गो) द 


न्छोक २] गीताका भक्तियोग २२७ 


निपेधपूवक नये कम करनेका अधिकार केबल मनुप्ययोनिम ही है । 
अन्य योनियाँ तो कवळ ( मनुष्ययोनिमें किये हुए ) पाप-पण्यों के 
फलोंको भोगनेमात्रके छिये हैं | 
अन्वय-- 
चस्य) शुणप्रवृद्धा,, शाखा: विपयप्रवालाः, भधः, च; ऊध्वंम्‌, 
असुताः मचुप्यलोके, कर्मानुबन्धीनि, मूलानि ( अपि), अधः, च, 
( ऊर्ध्वम्‌ ), अनुसंततानि ॥ २॥ 


पद्‌-व्याख्या-- 
तस्थ--( जिस संसार-इश्षका पहले इलोकमें वजन हुआ है ) 
उस संसारवृक्षकी । 


सुणमब्रद्धाः शाखार-गुणोके द्वारा वढी हुई शानाएँ | 
संसारवृक्षकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है । त्रह्मासे सऱ्यूग देव, मनुप्य,तियक 
आदि योनियोंकी उत्पत्ति और बिस्तार हुआ है । बस्ने त्रमळोकसे 
पाताळतक जितने भी लोक तथा उनमें रहतेत्राळे देव. मनुष्य, कीट 
आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार-बृक्षकी शाला हैं | जिस प्रकार 


जल सींचनेस बृक्षकी शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार युणरूय जमे 


2 ९० 


सङ्गसे इस संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती हे । उसोलिये भगवानने 
जीवात्माक ऊंच, मध्य और नीच योनियोम जन्म छेनेके कारण 


nt = < ° »- >. ५ ०० 2. 
गुणाका सङ्ग हां चतलाया ह+: । समन्तण साटम एसो काश ददा, 


# पुरुषः प्रकृतिखो टि भुझ्ते प्रश्‍तिज्ञान गणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्प सदसघोनिञन्मनु ॥ 
(गीता 2३1२१1 ) 


४4५५४ ४00 ४५ ose tunes ya ceased पल ०४० Nv 


हैः ७३३ PO 
ET ण ्ष ला 5. i 


२२८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


वस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे रहित हो# । 
अतः गुणांके सम्वन्धसे ही संसारकी स्थिति है । गुर्णोकी अनुभूति 
गुणोंसे उत्पन्न इत्तियों तथा पदार्थोके द्वारा होती हैं | अतः वृत्तिया तथा 
पढार्थोसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करानेके लिये ही “गुणप्रवृद्धा? 
पद देकर भगवानने यहाँ मानो यह वतलाया है कि जबतक गुणोंसे 
यत्कित्रित्‌ भी सम्बन्ध है, तवतक संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती ही 
रहेंगी । अतः संसारवृक्षका छेदन करनेके लिये गुर्णाका सङ्ग 
किञ्चिन्मात्र भी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि गुणोका सङ्घ रहते इए 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । 


शुणोंकी वृत्तियोंके सम्बन्धमें विशेष वात 
एक तो बृत्तियोंका 'होना? होता है और एक दृत्तियांको 'करना? 
(अर्थात्‌ उन्हें खीकार करना--उनसे राग-द्वेष करना ) । “होने? 
ओर “करने? में बहुत वड़ा अन्तर है । “होना? समष्टिगत होता है और 
करना? व्यक्तिगत” । संसारमें जो होता? है, उसकी जिम्मेवारी हमपर 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिएन्ति राजसाः | 
जव्रन्यगुणत्रृत्ति्या अधो गच्छन्ति तामसाः || 

( गीता १४।१८ ) 

गीताप्रेससे प्रकाशित 'गीताका ज्ञानयोग” पुस्तकमें चोदहवें अध्यायके 

१४) १५ एबं १८ वें ब्लोकोंकी व्वाख्याके अन्तगत गुणोंका विस्तृत विवेचन 

देखा जा सकता है | 

# न तदस्ति प्रृथिव्यां वा दिविं देवेषु वा पुनः | 
सत्वं प्रक़्तिनेमुंक्तं यदेभिः स्तात्त्रिभिगुणेः ॥ 

(गीता १८ | ४० ) 


र्न 
a] 


५०३ 
द बलि अर 
"गणरा एल ८ १1१६ 
र 


हद स्ट ण्या T दिला कि 


-- ८7 पुद | 


«ह 


कळे ३ RN 
रे च MNES ककि खा छ याक शरू 
पै त RR चह हे 
बि न तर ह के च Sa “६ कते: 177 
ए न क क Ea 
ers 0, Soon Nr जा 1 0१०० 
न ८ ही हा न, र 
| EF 2. HIBS तु “न ६ 575 ॥ 
१ Re «क बु + हि न, 
१ > शवे या 
हि उक ८ ० ग र 
अ द , प्‌ ८ ति 
फू ५] ee 
3 पर 
a उटी ५ 
१177 * > हु 
र 


न्छोक२] 


गीताका भक्तियोग २२९ 


नहीं होती । जो हम “करते! हैं, उसीकी जिम्मेवारी हमार 
दोती है | 

जिस समटि शक्तिसे संसारमात्रका संचालन होता है, उसी 
राक्तिसे हमारे शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि ( जो संसारके ही अंश हैं ) 
का भी संचालन होता है । जब संसारमें होनेवाठी क्रिया 
गुण-दोप हमें नहीं लगते, तत्र शररीरादिमें होनेवाली क्रियाओके गण- 
दोप हमें छग ही कंसे सकते हं ! परंतु जब खत: होनेवाली क्रियाओंमें 
कुछ क्रियाआसं हम राग-दवेपपूवक अपना सम्बन्ध जोड लेते ह 


` अर्थात्‌ उनके कर्ता वन जाते हें,# तव उनका फल हमें 


ही भोगना पड़ता है | अतएव अन्तःकरणमें सत्त्व, रज और तम--- 
अतएव अन्तःकरणम सत्त्व, रज ऑर तम 


इन तीनों गुणोंसे होनेवाली अच्छी-बुरी बत्तियोंसे साधकको राग-देप 


नहीं करना चाहिये अर्थात उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोइना 


चाहिये | 


वृत्तियाँ एक समान किसीकी भी नहीं रहतीं । तीनों गुर्गाकी 
चृत्तियाँ तो गुणातीत महापुरुपके अन्तःकरणमें भी होती हैं, परंतु 
तत्त्वज्ञ होनेके कारण उनका उनसे राग-देप नहीं होता । भगवानने 
गुणातीतके लक्षणोंमें बतलाया है--- 


क्ष प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवदा: | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
(गीता ३। २७ ) 
“सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणाद्वारा किये जाने हैं, तो भी 
जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अशानी--हं कर्ता 
हुँ--ऐसा मानता है |! 


२३० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
प्रकाश च प्रवृत्ति च सोहमेव च पाण्डच। 
न द्वेष्टि सम्मव्रत्तानि न निंवृत्तानि काङ्क्षति ॥ 
| (गीता १४ | २२) 
“हे अजुन ! गुणातीत महापुरुष सत्तगुणके कायरूप प्रकाशको 
और रजोगुणके कायरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कायरूप मोहको 
भी न तो प्रत्रत्त होनेपर उनसे द्वेप करता हैं और न निवृत्त होनेपर 
उनकी इच्छा करता है ।! 


बृत्तियाँ अपने-आप आती और चली जाती हैं । गुणातीत | 
महापुरुपकी टि उधर जाती ही नहीं; क्योंकि उसकी हृष्टि एव दृष्टि उधर ज़ | व 0 
परमात्मतत्वके सिवा अन्य कुछ तत्त्व ही नहीं! 

देखना ऑर दीखना--दोनोंमें चहुत अन्तर हे | “देखना? 
करनेके अन्तगत होता है और 'दीखना? होनेके । दोष “देखनेःमें 
होता है, दीखने'में नहीं। अतः साधकको यदि अन्तःकरणमें 
वुरी-से-घुरी वृत्ति दीख जाय, तो भी उसे घवराना या निराश नहीं 
होना चाहिये | अपने-आप दीखनेबाढी ब्रृत्तियोंसे राग-द्वेष करना 
अर्थात्‌ उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उन्हें देखना है | 
साधकसे मळ यही होती हँ कि वह दीखनेवाटी वस्तुको देखने ळग 
जाता हैं; फल्तः फस जाता हे । भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं 


Pou तात माया कृत गुन अरु दोप अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अविवेक ॥ 


( मानस ७ ४१) 


साथकको गम्भीरताएउळ विचार करना चाहिये कि बृत्तियाँ तो 


उत्पन्न ओर नए होती रहती हं, पर स्वयं ( अपना स्वरूप ) उत्पन्न 
STS STE Tost Nd लक कल 


पावक SS 


स्छोक२ ] गीताका भक्तियोग २३१ 


म्प्र | क्र 


और नट नहीं होता । इससे स्पट है क्रि हम ( स्वरतः ) जलिय 


Ee 10 नरे ति" 
हट पणय क पपप नज ~ क्र च ८5 "१७० >“ की 
र से अळा हैं । वृत्तिपमि होवेवाळे पृ्िवको देःवनवाठा सिर 


0000] SIE [| पखिउन-बिति हे; वाक परविननको पातन नहां दल र पक्वा | 


८-.--* पना निड त PT 


टा. परवितन रहित हा मनको देख सकता है। व्रि द्य 


OS (जड) हैं आर “गे! उनका दडा ( चेतन ) है । द्ररा द्यमने, 
क या अलग होता है---यह नियम है । पसितनशीड गुणोंक साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेनेसे ही गुणमिं द्वानेतराळी वृत्तियो हमें अपनेमें प्रतीत 
होती हैं | भगवान्‌ कहते हें--- 


१ डर बहरे . उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते । 


)- ण मक छर ह: __ जप ~ 
peers गुणा चतेन्त इत्येव योऽवलिष्टति नेङ्गते ॥ 
TS लक ( गीता १४ । २३ ) 


Fee धुणातीत महापुरुष साक्षीके सदरा स्थित हुआ गुणांक द्वारा 
i र विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें वतते हैं--ऐसा 
समझता हुआ अनने स्त्रख्यमे थित रहता है एवं उस खितिसे 
कमी विचलित नहीं होता |? 

अतएव सावकको आने-जानेत्राली बृत्तियोकळ साथ मिलकर 
अपने वास्तत्रिक स्वछूपसे विचनित नहीं होना चाहिय । चाहे नसो 
चृत्तियाँ आयें, सावक्रको उनसे प्रभावित अर्थात्‌ राजी-न राज नहीं 


er तरक 
होना चाहिये; उनसे अपनी एकता नहीं माननी चाडे | सदा 


भभभा 


एकरस रहनेवाले, गुगांसे सत्रथा निर्डित, निर्विकार एवं अतिना 


८“अर्थितिस्व--लप 


विकारी एवं विनाशी वृत्तियांको देखना साधकके जयि अनुचित नी 


> 


है और हानिकारक भी | 


OT MTT ७ “0 mae ७९) RRR CY. 


01:10 10 नक यवत 
प. PR 
मको अ Sagimairen ri, ॥ पि > _ रू 
सालाली है 
डा 0 ७ द 
नि हि... मी > 
भु ८ 2. 
५ 
क 
भ 
हि 
१ 


ह त त त त SIRS ENS SCHR ESBS ER RE 


sre भप ८2०००+न+अ>नक msn 


२३२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


विपयपवालाः--( अन्तःकरण तथा बाह्मकरणके द्वारा ग्राह्य ) 
विपय ( ही जिस ससारवृक्षकी शाखाओंकी ) कॉपंले हैं । 

जिस प्रकार शाखासे निकळनेवाळी नयी कोमळ पत्तीके डंठलसे 
लेकर पत्तीके अग्रभागतकको प्रवाळ ( कोंपल ) कहा जाता है, उसी 
प्रकार गुणोंकी वृत्तियोंसे लेकर दृश्य पदाथमात्रको यहाँ “विषयप्रवालाः? 
` कहा गया है | 

वृक्षके मूलसे तना ( मुख्य शाखा ), तनेसे शाखाएँ और 
शाखाओंसे कोंपळे फूटती हैं और कोंपछोंसे शाखाएँ आगे बढ़ती हैं । 
इस संसारवृक्षमें विप्रय-चिन्तन ही कोंपछें हैं । विषय-चिन्तन तीनों 
गुर्णोसे होता है। जिस प्रकार गुणरूप जलसे संसार बरक्षकी शाखाएँ ' 


बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुणरूप जलसे बिपयूप कोंपळे भी बढ़ती 
हैं। जैसे कोंपल दीखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दीखता, वेसे ही 
झाब्दादि विषय तो दीखते हैं, पर उनमें गुण नहीं दीखते । अतः 
विषयोसे ही गुण जाने जाते हैं । 

“विषयप्रवालाः पदका भाव यह प्रतीत होता है कि विषय- 
चिन्तन करते इए मनुष्यका संसारसे सम्तरन्ध-विच्छेद नहीं होः 
सकता% । अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते हुए 
शरीरका त्याग करता है, उस-उस भावको ही प्राप्त होता है|-- यही 
विषयरूय कोंपलोंका फूटना है । म शि 


४ सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित बूतन मार ॥ 
( मानस ६ । ९२ ) 
न यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
क तमेवे च 
तं ति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ( गीता ८। ६ ) 


re 


न्छोक २] गीताका भक्तियोग २३ 


५ 


कोंपलोंकी तरह विप्रय भी बढ़त छुन्दर प्रतीत होते हैं, जितते 
मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है | साधक अपने बित्रेकसे 
परिणामपर विचार करते हए क्षणभन्नर, नाशवान्‌ और दरःखरूप 


जानकर इन विययोका खुनमतापूवक त्याग कर सकता. है । बिउयोंमे 
सोन्दय ओर आकपण अपने रागक कारण ही दीखता हैं, बास्तवमें 


न सुन्दर एवं आकपक हैं नहीं । इसलिये विपरयामे रागका त्याग ही 


वास्तविक त्याग हे । जैसे कोमळ कोपलोको नए करनेमें कोई 
परिश्रम नहीं करना पड़ता, वेसे ही इन विययोंके त्यागमं भी साधकको 
कठिनता नहीं माननी चाहिये | मनसे आदर देनेपर ही ये विययख्य 
रोपळे सुन्दर और आकर्षक दीखती हैं, वास्तवमें तो ये विययुक्त 
छड्डूक समान ही हँ। । इसलिये इस संसारवृक्षका छेदन फि = ० ८०.७९१ हसः सलक दिन नत 


* ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते | 


> एसै दा गह £ 
को ०१०१ १०; (९।१% हि 
Fo आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते घुधः ॥ 
त ( गीता ५ | २२ ) 
गा टर ही है हि “जो ये इन्द्रिय तथा विपयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सव भोग है 
> व्यक की चे ( यद्यपि विषयी पुरुपोको सुखरूप भासते हैं तो भी ) निःसन्देद दःवफे 
09 न ही हेतु हे और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं । इसलिये हे अईन [ 
कर बुद्धिमान्‌ विवेक्री पुरुष उनमें नहीं रमता ।: 
म्ह ग दोपेण तीब्रो विप्रयः कृष्णसर्पविपादपि | 
1 विप॑ निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षपाप्ययम्‌ ॥| 
2 विवेकचूडामणि ७९ 
नयत वलन ह! “दोपमें विषय काले सर्पफे बिपसे भी अधिक तोत्र है; क्योंकि विष 
त 
(मट) तो खानेवालेको ही मारता है, परंतु विषय तो भासते देखनेवालेको भी 
उले | नहीं छोड़ते ।! 
बलि [4 
i 
१३ क्र TRIES 
आणा णाचा, एकक, कक 
ई, द_न. म न ख, `` 
डा र हु र ी त iC 
| > ई : ५ पा i 
आ कू Fi र ज्र 
Ee ee ; 
उ, ६१ रू 
१ हु ~ हक म पि 


iv 


7४४५१५४१५० 0914-07-9५ 


ST 0 ovement mt Avorn age 
ade 
ड + 


त RY PC OPT TE 


A 
भै 


२३४ ` गीताका भक्तिथोग [ अ० १५ 


लिये, भोगबुद्वि-पूचक घिषयचिन्तन एव विप्रयसेवनका सवथा त्याग 
करना आवश्यक है |# 


धः च -ऊध्वेम्‌ प्रखता।--नीचे, मध्य और ऊपर सवत्र फैली 


यहाँ “च? पदको मध्यलोक अर्थात्‌ मनुष्यलोक ( इसी इलोकके, 
“मनुण्यलोके कर्मानुवन्धीनिः पद ) का वाचक समझना चाहिये । 
“अध्वम्‌ पदका तात्पय ब्रह्मलोक आदिसे है, जिसमें जानेके दो 
९ -, ~ ०३ ९ कक कन 
मार्ग हैं---देवयान और पितृयान ( जिसका वणःन आठवें अध्यायके 
चौवीसवे-पच्चीसवं सलोकोमें शुक्ल और कृष्ण-मागके नामसे हुआ 


पापा बटर 


* मोक्ष काङक्षा यदि व तवास्ति 
| त्यजातिदराद्विपयान्‌ विषं यथा | 
( विवेक० ८४ ) 
ध्यदि तुझे मोक्षकी इच्छा है तो विप्रयोंक्रो विषके समान दूरदीसे 
त्याग दे |! | 
ध्यायतो विप्रयान्पुंसस सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामा्कोधोऽभिजायते || 
क्रोधद्धवति सम्मोहः सम्मोद्दात्स्मृतिविश्रमः | 
स्मृतिभ्रंशादवुद्धिनाशो घुद्विनाशात्मणद्यति॥ 
(गीता २ । ६२-६३ ) 
'बिपयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुपको उन विषयॉर्मे आसक्ति हो 
जाती दै, आसक्तिसे उन विपयोंकी कामना उत्पन्न होती हे और कामनामें 
विघ्न पड्नेसे क्रोध उत्पन्न होता दै । क्रोधसे अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न 
होता दे, मूढभावसे स्मृतिमे भ्रम हो जाता है; स्मृतिमे भ्रम हो जानेसे 
बुद्धि अर्थात्‌ शानश्चक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है |: 


» रू म 
कल मही रन 
SOTA 


` सचुष्य-शरीरमें ऐसा विवेक हैं, जिसका अवलम्त्रन कर के जीव 


_ झाखाओंके ) मूल भी । 


नोक २] गीताका भक्तियाय २२७ 


है ) | “अधः पदका तास नरकोंसे है, जिसके भी दो भेद 
ह--योनिब्रिदोप नरक और स्थानविशेष नरक । 


इन पदोंसे यह कहा गया है कि ऊध्वमूळ परमात्मासे नीच, 
संतारवृक्षकी शाखाएँ नीचे, मध्य और ऊपर सवत्र फेटी हुई हैं 


Sens 


इसमें मनुष्ययोनिरूप शाखा ही मूळ शाखा है; क्योंकि मनुप्ययॉनिमें 
. नवीन कर्माको करनेका अधिकार है । अन्य शाखाएँ भोगयोनिया 
हैं जिनमें केवल पूवकृत कर्मोका फल भोगनेका ही अधिकार है । 
इस मनुष्ययोनिरूप मूल शाखासे मनुप्य नीचे ( अधोळोक ) तथा 
ऊपर ( ऊब्बलोक )--दोनों ओर जा सकता है; और संसारइल्षका 
छेदन करके सबसे ऊध्व ( परमात्मा ) तक भी जा सकता है । 


परमघामतक पहुँच सकता है और अविवेकपूवक बिगयांका सेवन 
करके नरकामें भी जा सकता है । इसीडिये गोखामी तुलसीदासजी- 
ने कहा है-- 
नरक स्वर्ग -अपवर्ग निसेनी । 
ग्यान बिराग अगति सुभ देनी ॥ 
(मानस ७ । १६० | ५) 
मलुष्यलोके कमोचुप्रन्धीनि मूलानि ( अपि )--मनुप्यटोकमें 
कर्मोके अनुसार बाँधनेत्राले ( तादात्म्य, ममता और कामनाख्प 


मनुष्यके अतिरिक्त अन्य सभी भोगयोनियाँ हैं । मनुप्ययोनिमे 
किये हुए पाप-पुण्यांका फल भोगनेके डिये ही मतुप्पको 


२३६ गीताका भक्तियोग [ अ० १० 


योनियोंमें जाना.पड़ता है | नये पाप-पुण्य करने अथवा पाप-पुण्यसे 
रहित होकर मुक्त होनेका अधिकार और अवसर मनुष्य-शरीरमें 
ही ह 
यहाँ 'मूलानि? पदका तात्पय तादात्म्य, ममता और कामनारूप 
शाखाओंके मूलसे है, वास्तविक ऊध्वमूळ परमात्मासे नहीं | “मैं शरीर 
हूँ”-एऐसा मानना 'तादाल्म्य? हैं । शरीरादि पदार्थोको अपना 
मानना ममता? है। पुत्रेपणा, वित्तेपणा और लोकीषणा--ये तीन 
_ प्रकारकी मुख्य कामनाहं हैं । पुत्र-पारवारको कामना “पुत्नेपणा? 
और घन-सम्पत्तिकी कामना “वित्तेषणा? है | संसारमै मेरा मान- 
आदर हो जाय, भिं वना रट, शरीर नीरोग रहे”, भै शाखरोंका 
पण्डित वन जाउँ', आदि अनेक कामनाएँ “लोकीषणा” के अन्तर्गत | 
हैं । इतना ही नहीं, कीतिंकी कामना मरनेके वाद भी इस रूपमें 
रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें; मेरा स्मारक वन जाय 
मेरी स्मृतिर्मे पुस्तक वन जाये; \छोग मुझे याद करें आदि | 
यद्यापे कामनाए प्रायः सभी योनियोंमें न्यूनाधिकरूपसे रहती 
तथापि वे मनुष्ययोनिमे ही वॉधनेवाली होती हेर । जब कामनाओंसे 
२ ये तीन इच्छाएँ ( बाँधनेवाली न होनेके कारण ) “कामना? नहीं 
ती--( १ ) भगवद्ददन या भगबल्लेमत्री कामना, ( २ ) स्वरूप- 
बोधकी कामना और ( ३ ) सेवा करनेकी कामना-त्वरूप-योध या परमात्मा 
( भगवद्दशन या भगवत्पेम ) की इच्छा “कामना? नहीं है; क्योंकि स्वरूप 
और परमात्मा दोनों ही 'नित्यप्रात, तथा (अपने? हैं । जैसे अपनी जेवसे 


पसे निकालना चोरी नहीं कहलाता, वैसे ही स्वरूप या परमात्मा ( जो - 
अपने तथा अपनेमें हँ) की इच्छा करेना “कामना” कहलाती | 


og 
Bren 
‘५५ 
२०१९ mes ५ 
es १3७०. 
erg SF नमर. 
+ 

v 

fo we 
४! ही 2270 he 
& | जाए शाप 
SrA 

e+ ६ ५. ६ 

१" णा टे 
“ शै 1१४ के 
TEED 
+ SO 
Fas em 22 2911 
NETIC तिरो 


~ 
>“ ज््डा 

i १००१ 2419 र 

की 82 तकी 

५ = rE 

ee TSE "२३ 

४०0 २ ।92१::१ ६६१६ 

{ ११५२१६ 

र 

७4 याट 


क ललकी 
वि ee 
TEI { JE 
Seo 
SCR क 107: 
FTE 
री २5 
पाम” UTR ॥ 
| A 
८701 | 77 Pri 
५ 
प्रगति 
RR 
SX EI 


डी Forel ~ 
पाटी मैन १61६7 । 


स्छोक २] 


गीताका भक्तियोग २३७ 


प्रेरित होकर मनुप्य कम करता है, तब उन करमोके संस्कार उसके 
अन्त:करणमें संचित होकर भावी जन्म-मरणक कारण वन जाते 
हैं । मजुष्ययोनिमे क्रिये हुए कर्मोका फल इस जन्ममे तथा मरनेके 
बाद भी अवश्यमेव मोगना पड़ता है# | अतः तादात्म्य, ममता और 
कामनाके रहते हुए कमोंसे सम्बन्ध नहीं छट सकता । 

यूह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहींसे छुटकारा 
होता है ( जेसे, रस्सीकी गाँठ जहाँ लगी है, वहींसे वह खुलती 
है ) । मबुप्पयोनिमै ही जीव शुभाशुभ कर्मोसे बघता है; अतः 
-मल्प्ययोनिमें ही वह मुक्त दो सञ्ता-हA। 
संसारको वस्तुको संसारको ही सेवार्म लगा देनेकी इच्छा भी कामना? न 


२ 


` अपितु त्याग हेः क्योकि “कामनाः लेनेकी होती द; देनेकी नहीं । संक्षेपमे 


जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी दै उसकी इच्छा करना 'आवद्यकता 
( माँग या भूख ) है, ओर जो वस्तु दूसरेकी तथा नाशवान्‌ & उसे 
दूसरेको देनेकी इच्छा करना 'त्याग? ह । जैसे शरीरकी भूख मिटानेफे 
लिये भोजनकी इच्छा करना एक प्रकारसे “कामना? नहीं होती, घमे ही 
“स्वय? की भूख मिटानेके लिये परमात्मतत्वकी इच्छा करना "वामना? 
नहीं होती । 
२ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधे वर्मणः पलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां फचित्‌ ॥ 
॥ (गीता १८। १२) 
कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुप्योफे करमाळा तो अच्छा-दुरा 
और मिला हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फल सस्नेफे पश्चात्‌ अवश्य होता 
हे; किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योेक्ि ,कर्मोझा फट हिस 
कालमे भी नहीं होता ॥ 


कु | 

द्र," ० 

pt 

। ४. 

| | 
ति 

| 

१ | 

| १ 

| 

| 

|. १.८ 

| .¦ 

। | 

| ¥ 

! ६ 
j ७ : 
| । ॥ 
| | जा 


२३८ गीताका भक्तियोग  [अ० १५ 


प्रथम इरेकमें आये "ऊर्ध्वमूलम्‌? पदका तात्यय है--परमात्मा, 
जो संसारके रचयिता तया उसके मल आधार हैं; और यहाँ भूलानि? 


पदका तात्पर्य है--तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाखाओंके 


मूळ, जो संसारमें मनुष्यको वाँधते हैं । साधकको इन ( तादात्म्य, 
ममता और कामनारूप शाखाओंके ) म्रू्लोका तो छेदन करना है 
और उध्वम्गल परमात्माका आश्रय लेना है; जिसका उल्लेख “तमेव 
चाद्य पुरुषं प्रपद्ये’ पदसे इसी अध्यायके चौथे इलोकमे हुआ है । 
धः च ( ऊव्वेम्‌ ) अडुसंततानि--नीचे और ऊपर ( सभी” 

लोकोंमें ) व्याप्त हो रहे हैं । | 

मनुष्पलोकमें कर्मानुसार वाँधनेवाले तादात्म्य, ममता और 
कामनारूप शाखाओंके मूल नीचे ओर ऊपर सभी लोकों, योनियोंमें 
व्याप्त हो रहे हैं । पशु-पक्षियोंका भी अपने शरीरसे तादात्म्य? रहता 
है, अपनी सन्तानमें “ममता? होती है और भूख लगनेपर खानेके' 
लिये अच्छे पदार्थोंकी 'कामना? होती है । ऐसे ही देवताओंमें भी अपने 
दिव्य शरीरसे 'तादात्म्य! ग्राप्त पदार्थोर्मे ममता! और अप्राप्त भोगोंकी 
“कामना? रहती है | इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामनारूप 
दोष किसी-न-किसी रूपमै ऊँच-नीच सभी योनियोंमें रहते हैं । 
परन्तु ( मनुष्ययोनिके अतिरिक्त ) अन्य योनियोंमें ये बाँवनेवाले नहीं 
होते । यद्यपि मनुष्ययोनिके सिवा देवादि अन्य योनियोंमें भी विवेक 
रहता है, पर भोगोंकी अधिकता होने तथा भोग भोगनेके लिये ही 
उन योनियोमें जानेक्रे कारण उनमें विवेकका उपयोग नहीं हो . 
पाता | अतएव उन योनियोंमें उपयुक्त दोषोंसे 'खयं'को ( वित्रेकके 


| 


| 


नन 
क 
< 


~ 5 ह RA 3१4 ट 
द 00 कदर नकल FR 
४.८ ९४-५६ | Ye 

+ क्ट i 


र 
1 


श्छोक ३ ] रीताका भक्तियोग २३% 


दारा ) अलग देखना सम्भव नहीं है । मनुष्ययोनि ही ऐसी है 
जिसमें ( विवेकके कारण ) मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि 
५ ( खख्पतः ) तादात्म्य, ममता और कामनारूप दोपोंसे सया 


रहित 


मोगोंके परिणामपर दृष्टि रखनेकी योग्यता भी मनुप्प-शरीरमै 
ही है । परिणामपर दृष्टि रखकर भोग भोगनेवाले मनुष्यको पट्ट 
कहना भी मानो पश्ुयोनिकी निन्दा ही करना हैं; क्योंकि पथ तो 
अपने कमफल भोगकर मचुप्ययोनिकी तरफ आ रहा है, पर वह 
मनुष्य तो ( निमिद्ध भोग भोगकर ) पशुयोनिकी तरफ 'ही 
जा रहा है ॥ २॥ 
सम्वन्ध--- | 
प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसारके साथ भूलसे माने हुए 
सम्वन्धके कारण ही साधकको संसारवृक्षका छेदन करना अत्यन्त 
कठिन अतीत होता है । अतः भगवान्‌ अव यह वतलाते हैं क्रि 
संसारसे सम्वन्ध बनाये रखनेपर ( संसार ) जेता प्रतीत होता है 
उससे सम्बन्धका त्याग कर देनेपर वह वेसा प्रतीत नहीं होता | ₹त्त 
प्रकार संसारकी वास्तविकता वतलाकर भगवान्‌ प्रतिक्षण अपने-आप 
नए होनेवाले संसारवृक्षका सवथा छेदेन ( अपना सम्बन्ध विल्कुल 
न मानना ) करनेके लिये कहते हँ | 
इलोक-- 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च सम्पतिष्टा । 
अश्वत्थमेनं खझुविरूढमूलमस्गास्त्रेण ढेन छित्त्वा॥२] 


ee 21 2:20 २१९०. a 


व 
है. २५” 
१६६ धू छ 
f 
| 
} 
१ 
f 
| 
13 ५ 
4 


~ 


सि सि भया टण ore ति त के 
a 


SFr wrens vrs es er ro Lak 4 es Yn 


he es > 


२४० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


भावार्थ-- 
संसारका जैसा सत्य एवं सुन्दर रूप लोगोके सुनने तथा 
देखनेमें आता है, बिवेकपूवक इससे अलग अर्थात्‌ असङ्ग होनेपर इसका | 
वेसा रूप मिलता नहीं ! क्योंकि इस संसारका आदि, अन्त तथा 
स्थिति ही नहीं है । संसारके भोगोंको भोगते या न भोगते हुए भी. 
यह प्रतिक्षण विनाश ( महाप्रलय ) की ओर ही जा रहा है । 
पहले, दूसरे तथा इस श्लोकके पूर्वाद्धके ( कुछ ढाई ) | 
इलोकोर्मे संसारवृक्षका वणन करनेके वाद अब भगवान्‌ इस इलोकके : 
उत्तराद्वमे कहते हैं कि इस संसारवृक्षके तादात्म्य, ममता और 
कामनारूप शाखाओंके मूळ बड़े दृढ़ हैं, जिन्हें तीब्र वेराग्य या 
उपरतिरूप शब्रके द्वारा ही काटा जा सकता है । 
| निःखाथभावसे यानी हमें कुछ भी मिल जाय ऐसा. भाव न 
। रखते हुए संसारकी सेवा करना ही वास्तविक 'असङ्घशस्न' है । 
dk खाथभावसे सेवा करनेपर संसारसे तादात्म्य, ममता और कामना-_ 
पूवक माना हुआ सम्बन्ध सुगमताएचक मिट जाता है । यही 


Cire ४ टा. 


संसारइक्षका छेदन है । 
अन्वय--- 
अस्य, रूपस्‌, तथा, इह, न, उपलभ्यते, ( यतः ) न, आदिः, 


च; न, अन्तः च, न, सम्प्रतिष्ठा, ( अतः ) सुविरूढमूलम्‌) पनम्‌; 
अदवत्थम्‌, इढेन, असङ्गशस्त्रेण, छित्वा ॥ ३ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 


अस्य रूपम्‌ तथा इद्द न उपलभ्यते--इस ( संसारवृक्ष ) 
का ( जेसा ) रूप ( देखा गया है ) वेसा यहाँ ( गहराईसे विचार 
करनेपर ) नहीं पाया जाता । 


eo nei erie, Loner oe ore हल म डि मिड 


+ 
4४१५१ 
Cg 


‘=f 


५3 
(इन मत 
f+ A 


wee 
५१२ 


i 


Corrs ic?! ४), ४ 
eo 
a 


पावा 
FS हः nit 
j 13 
| 


2 
न्नव 

~ 
| 
, 
७. टे | 
हिब है 


स्छोक ३ ] गीताका भक्तियोग २2१ 


इसी अध्यायके पहले इलोकमें संतारइश्षके विपयमें कडा गया 
है कि लोग इसे अत्यय ( शत्रिताशी ) कहते हैं; और शाख्रेमि भी 
वर्णन आता है कि सकाम-अनुष्टान करनेसे लोक-परलोकमें बिशाल 
भोग प्राप्त होते हैं । ऐसी बातें सुनकर मनुष्यलोक तथा खगलोकमें 
सुख, रमणीयता और सथायित्वकी प्रतीति होती है | इसी कारण 
अज्ञानी मनुष्य काम और भोगके परायण होते हैं और “ससे बढ़कर 
कोई सुख नहीं है? ऐसा उनका निश्चय हो जाता हैं |# 
जवतक संसारसे तादात्म्य, ममता और कामनाका सम्बन्ध है, 
तवतक ऐसा ही प्रतीत होता है। परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि विवेकवती 


द्विसे संसारसे अछग होकर ( अर्थात्‌ संसारसे आन्तरिक सम्बन्ध-_. 


विच्छेद करके ) देखनेसे उसका जेसा रूप हमने अभी मान रखा है 
वेसा उपलब्ध नहीं होता अर्थात्‌ यह नाशवान्‌ और क्षणमङ्गर असत्‌ 
प्रतीत होता है । Memes 2 

(यतः) नआदिः च न अन्तः च न सम्प्रतिष्टा-- 
क्योंकि न तो इस ( संसारवृक्ष ) का आदि है और न अन्त है तथा 
न स्थिति ही है । | 

मनुष्य किसी विस्तृत प्रदशनीमें भोति-भोतिकी वस्तुको 
देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे, तो उस प्रदशनीका आदि-अन्त नहीं 
जान सकता । उस प्रदशनीसे बाहर निकलनेपर ही वह उसके 

# कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ (गीता १६ | १६ ) 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वदवादरताह पाप नन्दलाल वादन हार |. ४5.) 


x 


§ 
| ७ 
। 
| 
$ 
| 


छ ४ हर 
का. जड़ ५ टक, ४ द 
जं EF RR 
Rr ४ १० 
रात हा 7 ¢ रे 
2९७०. + 
- 5 ल : 
Seems TG Adee ese eer, ad SPS : 
$= ap ४४% 9505 १ । 5 
शा , ४ जो 
त ह ढ़ न ॥ ५ 
ह. 3, a i ~ 
i 
= र ह. वका टा SO यं $*- श॑. ४4 
> न 
क RI ति 


/ ४ 
२४२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
आदि-अन्तको जान सकता है । इसी प्रकार संसारसे सम्बन्ध मानकर 


भोगोंकी ओर बृत्ति रखते हुए इस संसारका आदि-अन्त कमी 
जाननेमें नहीं आ सकता । 

मनुष्यके पास संसारके आदि-अन्तका, पता लगानेके लिये जो 
साधन ( इन्द्रियाँ, मन और बुद्रि ) हैं, वे सब संसारके ही अंश 
हैं | यह नियम है कि काय अपने कारणमें विलीन तो हो सकता 
है, पर उसे जान नहीं सकता । जेसे मिट्रीका घडा पृथ्वीको अपने 
भीतर नहीं छा सकता, वेसे ही व्यष्टि इन्द्रिया-मन-बुद्धि समि- 
संसार और उसके कार्यको अपनी जानकारीमें नहीं छा सकते । 
"अतः संसारसे ( मन, बुद्धि, इन्द्रियांसे भी ) अलग होनेपर ही 
संसारका स्वरूप ( 'स्वयं'के द्वारा) ठीक-ठीक जाना जा 
सकता है । 

वास्तवमें संसारको स्वतन्त्र सत्ता (स्थिति) है ही नहीं | केवळ 
उत्पत्ति और विनाइाका क्रममात्र है । संसारका यह उत्पत्ति-बिनाशका 
प्रवाह ही 'स्थिति-रूपसे प्रतीत होता है । गम्भीरतापूवक विचार 
किया जाय तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश-ही-नाश है । 
जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसारकी 
प्रतिष्ठा ( स्थितिं) कैसी ? संसारसे अपना माना हुआ सम्बन्ध 
त्यागते ही उसका अपने लिये अन्त हो जाता हे और अपने 
वास्तविक स्वरूप अथवा परमास्मामें स्थिति हो जाती है ! 


किसी वस्तुके आदि, मध्य और अन्तका ज्ञान दो प्रकारका होता 
है--देशकृत और काल्कृत । इस संसारका कहाँसे आरम्भ है ? 


पक. :- : क 
त कौ 2 " + शी FF (१ 


RA I 


पि 


हा | स्छोक २] गीताका भक्तियोग २४३ 


2 कहाँ मध्य है ? और कहाँ इसका अन्त होता है ?--ईस प्रकारसे 
के संसारके 'देशक्ृतः आदि, मध्य, अन्तका पता नहीं; और कवसे 
इसका आरम्भ हुआ है ? कत्रतक्र यह रहेगा ? और कब इसका 
अन्त होगा ?---इस प्रकारसे संसारके 'काळकृत? आदि, मध्य, 
अन्तका भी पता नहीं । 


ह >“ >. ee - 
| २ *, ९0 वु, 


विशेष वात 
ड नो है; इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका पता आजतक 
९: घडा ऽ म को वैज्ञानिक नहीं लगा सका ओर नहीं लगा सकता है। 


: हर: न्ह संसारसे सम्बन्ध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगोंका सेवन करते 
> त्यागी दोवही इए संसारके आदि, मध्य और अन्तको ठूँड्ना चाडे, तो कोल्हके 
:> ३: ऽ हे वेवी भाँति आजीवन घूमते रहनेपर भी कुछ हाय आनेका नहीं । 
| हा द र । वास्तवमें इत संसारके आदि, मत्य और अन्तझा पता ळगाने- 


की आवश्यकता भी नहीं है । आवश्यकता संसारसे अपना माना 
Cpe 
=) वी हुआ सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी ही हुँ । 
नक Pe चि "ट्‌ | ` > > १ ७ ०+ SO 


नई संसार अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है अथवा प्रतीतिमात्र 
5 ८ है इत्यादि विषयोपर दाशनिकोंमें अनेक मतभेद हँ; परंतु संसारके 


र „=| साथ हमारा सम्बन्ध असत्‌ है, जिसका विच्छेद करना आवश्यक 
» टटट वश द ॥ 
an है---इस विप्रयपर समी दाशनिक एकमत हैं | 
पाकने गद हँ ge र > 
RS हर संसारसे अपना सम्वन्ध-विन्छेद करनेका सुगम उपाय है-- 
बजे ल्या का € १") 


सरि 0", 38 संसारसे प्राप्त ( मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, धन, सम्पति आदि) |.“ 
, सम्पूण सामग्रीको 'अपनी' और “अपने लिये! न मानते हुए उसे |” 
संसारकी ही सेवामें छगा देना । 


२४४ गीताका भक्तियोग [ अ० १८ 

सांसारिक खी, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, सम्पत्ति, आयुः 
नीरोगता आदि कितने ही प्राप्तहो जायें; यहाँतक कि संसारके समस्त 
भोग एक ही मलुष्यको मिल जायँ, तो भी उनसे मनुप्पको तृप्ति 
नहीं हो सकती; क्योंकि जीव खयं अविनाशी है और सांसारिक भोग 
नाशवान्‌ हैं | अतः नाशवानसे अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है । 

( अतः ) सुविरूढमूलम्‌ एनम्‌ अध्वत्थम--इसलिये 
. ( तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाखाओंके ) दृढ मर्लोवाले 
इस संसाररूप पीपछके इक्षको । शिधा 

संसारको “सुविरूढमूलम्‌? कहनेका तात्य यह है कि तादात्य, 
ममता ओर कामनाके कारण यह संसार ( ग्रतिष्ठारहित होनेवरं भी) 
चद बोवा प्रतीत हो रहा है मूलोवाला प्रतीत हो रदा है । 

ब्यक्ति, पदाथ और क्रियामें राग, ममता होनेसे सांसारिक 
बन्धन अधिकाधिक दढ होता चला जाता. है । जिन पदार्थो, 
व्यक्तिर्यामै राग, ममताका धनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उन्हें मनुष्य 
अपना स्वरूप ही मानने ळग जाता है | जैसे, धनमें ममता होनेसे 
उसकी प्रातिमें मनुप्यको अत्यन्त प्रसन्नता होती है और में बड़ा 
घनवान्‌ इुँ”~पऐसा अभिमान हो जाता हैं । धनके नाशसे वहं 
अपना नाश मानने लग जाता है । लोभ बढ़नेसे धनकी प्रामिके 
(लिये चह अन्याय, पाप आदि न करने योग्य कर्म भी कर बैठता 
-है । फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके अन्तःकरणे यह दृढ 
| निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, वेईमानी आदिके विना धन कमाया 
ही नहीं जा सकता । ठसे यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे 


र भ्‌ रोक ३ ] गीताका भक्तियोग २८५ ८ कली है प | 
| घन कमाकर में यहाँ कितने दिन ठहरूँगा  पापसे कमाया घन तो 2 ४ पि 
क शरीरके साथ यहीं छूट जायगा; किंतु धनके लिये किये गये झूठ, 

हा कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे साथ जायँगे%, जिससे 
“डम परळोकमें मेरी कितनी दुर्गति होगी !? इत्यादि । इतना ही नहीं, छ 
वळ वह दूसरोंको भी प्रेरणा देने छग जाता है कि “धन कमानेके लिये 
के मयीः पाप करनेमें कोई आपत्ति नहीं; यह तो व्यापार है, इसमें झूठ [. 
४३) हु बोलना; ठगना आदि सव उचित है? इत्यादि । इस दुर्भावका < 1 

न ही तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाखाओंके पत्रक दृढ़ होना कि 

वई है शस प्रकारके दूषित भावोंके द्ृढमूल होनेसे मनुप्य वैसा ही बन... 

खि ज्ञवा क| | 

सिक ये तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाखाओंके मूळ अन्तः- 

>> हन =; केरणमें इतनी इढ़तासे जमे हुए हैं कि पढ़ने, 2 हला ध्ढतासे जमे इए है कि पढ़ने, सुनने तथा विचारे” सुनने तथा विचार- 

ल देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥ 

(870: “शरीरको छोड़ते समय धन तिजोरीमें पड़ा रह जाता है; पु जहाँ- 

वर्स. तहा वेधे रह जाते हैं; स्री घरके दरवाजेतक ही साथ देती है; मित्र 

दै ई भे शमशानतक साथ देते हैं तथा शरीर चितातक ही साथ रहता है। 2 
: उठ हो उसके वाद परलोकके मार्गमें केवल घर्म ही जीवफे साथ जाता है ।? | = 
( हु क 1 सच्चानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । र 
i श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छूदधः स एव सः ॥ कत... 
उनै A (गीता १७1३) + 76 
PE “हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनफे अन्तःक्ररणफे अनुरूप व्र 
¢ होतीहे। यह पुरुष श्रद्धामय हे, इसल्यि जो पुरुप जेसी श्रद्धावाला दै, < 
४४ बद स्वयं भी बही है |? हा हा 
हे 


न्न र ड हि ३ दु टी 
हि. ८ हैं & नच जेडी क क नू ए 
EE De is 
ग आ ¬ कबर 


२०६ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


क 


विवेचन करनेपर भी सथा नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा 
करते हैं कि सत्सद्ठ-चर्चा सुनते समय तो इन दोषोंके त्यागकी 
वात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहारमें आनेपर ऐसा होता 
नहीं । इन्हें छोड़ना तो चाहते हैं, पर ये छूटते नहीं । इन दोषोंके 


न छूटनेमें प्रधान कारण है--सांसारिक सुख लेनेकी इच्छा | 


साधकसे भूल यह होतो है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है 
ओर साथ ही दोपोंसे भी बचना चाहता है । जेसे लोभी व्यक्ति 
विप्रयुक्त छड्‌डुओंकी मिठासको भी लेना चाहे ओर साथ ही विषसे 
भी बचना चाहे ! ऐसा कभी सम्मव नहीं है । संसारसे कभी 
किश्चिन्मात्र भी सुखकी आशा न रखनेपर इसका इृढ़मूल स्तः नष्ट 
हो जाता है | 

दूसरी वात यह है कि 'तादात्म्य, ममता और कामनाका 
मिटना बहुत कठिन है?---साधककी यह मान्यता ही इन दोषोंको 


मिटने नहीं देती | वास्तवमें तो ये खतः मिट रहे हैं। किसी ` 


भी मनुष्यमें ये दोप सदा नहीं रहते; उत्पन्न और नष्ट होते रहते 
हैँ; किंतु अपनी मान्यताके कारण वे स्थायी दोखते हैं । 
अतः सावकको चाहिये कि वह इन दोपोके मिटनेको कभी 
कठिन न माने | 

ढेन असङ्कशसत्रेण छित्त्वा--दृढ असङ्गतारूप शजत्रके 
द्वारा काटकर । 

भगवान्‌ कहते हैं किं यपि इस संसारवृक्षके अवान्तर मूळ 
बहुत दृढ़ हैं, फिर भी इन्हें दड असङ्गतारूप राके द्वारा काटा जा 


२ 
॥ | १ 
Pers 


Tit POI CS २५०. 7.०० २ 


६ इस 3; झ श्लोक ३ ] गीताका भक्तियोग २४७ 


सकता है । किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदिके 
सके अल अर अल मे he ९ और न ० 
“उन ऽन णाह प्रति मनमें आकषण, सुख-बुद्धिका होना ओर उनके सम्बन्धसे अपने 


तन! दोखे आपको बड़ा तथा सुखी मानना; पदार्यादिके प्राप्त होने अथवा 


२ ६ पेश एक) संग्रह होनेपर प्रसन्न होना--यही “सङ्गः कहलाता है | इसका न 
होना ही असङ्गता अथवा वैराग्य है । वैराग्यके दो प्रकार हैं-- 


२ * ३ 

२४५० 0१० ला पाटा) 2 

जि ६ 
‘eh 


£ (दे ढेड की \ १ ) साधारण वैराग्य और (२ ) दद वैराग्य । दृढ वैराग्यको 
क हीह उपरति अथवा “पर वैराग्य? भी कहते हैं । 

SR ~~ 

७; हे करी । वराग्यसम्बन्धी विशेष वात 


र ~ Se ७. 
वराग्यके अनेक रूप हैं, जो इस प्रकार हैं--- 
> है 
पहला वराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थांसे होता है । 
इन पदार्थोको खरूपसे त्याग देनेपर भी यदि मनमें उनका महत्त्व 
रट ॐ ३७५४ बना हुआ है ओर मैं त्यागी हँः--ऐसा अभिमान है, तो वास्तवमें 
ज ही हे बर यह वेराग्य नहीं है । अन्तःकरणमें जड़-पदार्थोका किश्चिन्मात्र भी 
५ कन re Se eS 
। | त्व ओर महत्व भर आकण ge ही वास्तविक वराग्य हे । | 
उन्हा (टश दूसरा वराग्य अपने कहलानेवाले माता, पिता, खरी, पुत्र, भाई, 
2०१." की ~ हे ~ ~ 
परे डोळ । मित्र आदि ( परिवार ) से होता है । सेवा करने या उन्हें सुख 
3 हेह भै पहुँचानेके लिये ही उनसे अपना सम्बन्ध मानना चाहिये | अपने 
सुखके लिये उनसे किंश्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही 
गे वन्धु-वान्धवाँसे वैराग्य है । 


टका प 3 ~ शर क, ~ यदि ~ 
तीसरा ओर वास्तविक वैराग्य अपने शरीरसे होता है । यदि 


© २ 
५ आए शरीरसे सम्बन्ध वना हुआ है तो सम्पूण संसारसे सम्वन्ध वना 
7 ` हं है; क्योंकि शरीर संसारका ही वीज अथवा अंश है । शरीरे 


> प्रा Fal tt | ~ रीरसे ~ > 
द ८४ तादात्म्य ( मभता और कामनाका ) न रहना ही शरीरसे वराग्य हु । 
Fs १ दद, 
प्‌ ठप कै (ल 
१ क्ला PE TERN 
Fe जकरल अर, Mor के 


र 


२४८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५० 


तादात्म्य ( शरीरके साथ मानी हुई एकता अर्थात्‌ अहंता ) 

का नाश करनेक्रे लिये साधकको पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, घन 
आदिकी कामनाका त्याग करना चाहिये । इनकी कामनाका. त्याग 
करनेपर भी ( शारीरके ) नामःमें ममता रहनेके कारण यश, कीर्ति, 
डाई आदिकी कामना रह जाती हैं। इसके कारण मरनेक्रे बाद 
भी अपने नामकी कीतिं, अपना स्मारक वननेकी चाह आदि सुक्ष्म 


कामना: रह जाती हैं। इन सब कामनाओंका नाश करना : 


अत्यावश्यक हैं । कहीं-कहीं साधकके हृदयमें दूसरोंकी प्रशंसा 
सुनकर, दूसरेकी वडाई देखकर ईर्ष्याका भाव जाम्रत्‌ हो जाता है। 
अतः इसका भी नाश करना अत्यावश्यक है । 


उपयुक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शरीरमें ममता रह 
जाती है । यह ममताका सम्बन्ध मृत्युके बाद भी वना रहता है । 
इसी कारण मृत शरीरको जळा देनेके वाद भी हृड्डियोंको गङ्गाजीमें 
प्रवाहित “करनेसे जीव ( जिसने शरीरमें ममता की है) की आगे 
गु ते होती है । (विवेक? ( जड़-चेतन, प्रकृति-पुरुष अथवा शरीर- 
शरीरीकी भिन्नताका ज्ञान ) जाग्रत्‌ होनेपर ममताका नाश हो जाता 


Ce या 
। कामना ओर ममता दोनांका नाश होनेक्रे वाद तादात्म्य : 


( अहंता ) नष्टप्राय हो जाता है अर्थात्‌ बहुत सूक्ष्म रह जाता है । 
तादात्म्यक्ा अत्यन्ताभाव परमात्मामें प्रेम? की प्राप्ति होनेपर होता है ।' 

जव मनुष्य खये यह वास्तविक अनुभव कर लेता है कि मैं 
शरीर नहीं हूँ; शरीर मेरा नहीं है! तो कामना, ममता और तादात्म्य 
तीनों मिट जाते हैं । यही वास्तविक वैराग्य है । 


ज 


ही जा 
1.२ ह 8 > 28 ee 
टि कू क नन gp हत त 


क र्ण र 

" छि लोक ३] गीताका भक्तियोग २४९, 
एला इ जिसके भीतर दृढ वेराम्य है, उसके अन्तःकरणसे सम्पूण 
ए ।सनाओंका नाझ हो जाता है । अपने खरूपसे विजातीय ( जड़) 


६ 
"५, नज अङ ज्ञा दाथ---शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे किद्धिन्मात्र भी अपना 


"परे ल क इ सिन्ध न मानकर---सवका कल्याण हो, सत्र सुखी हों, सब 
१ (से गमे रोग हों; कभी भी किसीको किश्विम्मात्र दुःख न हो#'--इस 
? ने इक ऐँवका रहना ही दृढ वेराग्यका लक्षण है ग 

` धे ब्भ झक. यषः ( इदम्‌ )-रूपसे जाननेमें आनेवाले स्थूल, सृक्ष्म और 


हलाता है| । यह! ( जाननेमें आनेवाला दृश्य ) और भें 
जाननेवाला द्रष्टा ) कमी एक नहीं हो सकते---यह नियम है ।§ 


% सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 


| व्र कह ) सवे भद्राणि पड्यन्तु मां कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


मे क १ ० 4 ~ दि ७ ० ०५ 

लहून) 1 मन, बुद्धि; इन्द्रियॉ, शरीरादि सब पदार्थ संसारके हैँ ओर 
४४ एको पानि संसारसे ही मिले हँ । अतः उन पदार्थोका उपयोग अपने कल्याणफे लिये 
करना भी न्याययुक्त नहीं हे | वास्तवमें संसारका कल्याण चाहनेमें ही 


6 र अपना कल्याण स्वाभाविकरूपसे निहित है । 
य 1. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
EAE एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
० ऐसे च तात (गीता १३।१) 
न्यदा “हे कुन्तीनन्दन ! यह शरीर क्षेत्र कहा जाता हे; और इसको जो 


८: मेद! जानता है, उसे तत्त्वत महापुरुप क्षेत्रज्ञके नामसे कहते हैं ।' 
ु § 'मेःपन दो प्रकारका होता है--१--वासतविक ( आधाररूप ) 
बढ़ ला हैहय कयन, जैसे भै हूँ? ( अपनी सत्तामात्र) और २--माना हुआ धमे” 


ठान पन, जैसे प्में शरीर हूँ? । वास्तविक 'मे'-पन स्वाभाविक एवं नित्य ओर 


1 

१४! छि Re मदद लगाना 2c 2c 

भि BE हा ge * ६ 
CA उत /पल्येध्ल्कल 
५४ ह य 


पप 


र 


गरणरारीरसहित सम्पूण संसारको जाननेवाला “में! ( अहम्‌ 


~ 


om हि. 


२५० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


इस प्रकार संसार और शरीर नए होनेवाले हैं और में ( 'खयं) 
इस विवेकक आदर करते हुए अपने-आपको संसार 
और शरीस्से सर्ववा अलग अनुभव करना ही असङ्ग-शखेके द्वारा 
संसाखक्षका छेदन करना है। इस विवेकका आदर न करनेके 
कारण ही संसार दढ म्रळोंवाला प्रतीत होता हे । 


सांसारिक वस्तुओंका अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ सवथां नाश तो नहीं 

हो सकता, पर उनमें रागका सवथा अभाव हो 'सकता है । अतः 
“ेदन'का तात्पय सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, अपितु 
उनसे अपना राग हटा लेना है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
संसारका अपने लिये सवथा अभाव हो जाता है, जिसे “आत्यन्तिक 
प्रलय भी कहते हैं । जो हमारा खरूप नहीं है तथा जिसके साथ 
हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग ( छेदन ) होता 
है । हम खरूपतः चेतन और अविनाशी हैं एवं संसार जड़ और 
विनाशी है; अतः संसारसे हमारा सम्बन्ध अवास्तविक और भूलसे 
माना हुआ है | खरूपसे हम संसारसे असङ्ग ही हैं । पहलेसे ही 


माना हुआ भेंशसन अखाभाविक एवं अनित्य होता हे । अतः वास्तविक 
“्म'-पन विस्मृत हो सकता है, पर मिट नहीं सकता; और माना हुआ 
मेन प्रतीत हो सकता हे, पर टिक नहीं सकता । 


[ बढौं केवळ समझनेकी दृष्टिसे "वास्तविक 'मै!-पन?* नाम दिया 
गया दै । वास्तवमै यह ८में?-न नहीं अपितु वह आधार है: जिससे “मैं?-पन 
उसन्न होता द । ] 

माना हुआ 'मंः-पन प्रकृतिका अंश हे; जिससे परिन्छिन्वता उत्पन्न 
होती द । अतण्व इस माने हुए. 'मंः-पनका ही त्याग करना हे | 


न्छोक ३ ] गीताका भक्तियोग २५१ 


जो असङ्ग है, वही असङ्ग होता है--- यह नियम है । अतः संसारसे 


» ५ 


ल सिक इ रहे मारी असङ्गता खतः सिद्ध है--इस वास्तविकताको इदतासे मान 
"उम हेन लेना चाहिये । संसार कितना ही सुविरूढमळ क्यों न हो, उसके 
साथ अपना सम्वन्ध न माननेसे वह खतः कट जाता है 
के ५६५९३ क्योंकि संसारके साथ अपना सम्बन्ध है नहीं, केवळ माना हुआ है । 
Ese अतः संसारके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे उसका छेदन 
चु हो जाता है--इसमें सावकको सन्देह नहीं करना चाहिये; चाहे 


RA Da ०९ 
! ससन सवद ह ( आरम्ममें ) व्यत्रहारमें ऐसा दिखायी दे या न दे । 
Po he SPR कमें ba 
है हट है, नि की पहले इलोकमें 'उध्वम्लम्‌? नामसे कहे गये परमात्माकी दो 


ममर न्हा है बाजि ग्रक्तियाँ हँ--परा और अपरा#; जिन्हें इसी अध्यायके सोल्हवे. 
६, उंडा चा (हे त्लोकमे 'क्षर और अक्षर नामले कहा गया है । जीव ( ५] 
फरारी छ हा दरै अति ) भूलसे अपना सम्बन्ध शरीर या संसार ( अपरा-प्रकृति )के 
: छ साथ मानकर जन्मता-मरता रहता है । 
= ह हो जीवने ही अपनो भूलसे शरीर ( संसार )से सम्बन्ध माना 
था । इसलिये इसका छेदन करनेकी जिम्मेवारी भी जीवरर है । 
अतएव भगवान्‌ इसे ही छेदन करनेके लिये कह रहे हैं । 


| 


क. है 
PET दमत 
०" मिय हटी EN 


घरे गरी नात; अह मी * र्से > वच्छे 

ससारस सम्वन्धनवच्छदक कुछ सुगम उपाय 

I गरि ( १ ) कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखकर संसारसे प्राप्त सामग्रीको ~ 
oe पालव पन ९. ४ ति कि 
दर ५ ७ संसारकी सेवामें ही लगा देना | 

हद गा अथर रिक लट 


अ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो दुद्धिरिव च | 

व अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

न अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ | 

जीवरूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ | 
(गीता ७ | ४-५ ) 


® MM 


हे » ७-८ छ = ह i न 
॥ हि ७ 2 ह हि 4 कनी Eu 
wh न Fe है पट 
3:10. हीर 
शं र १ 
४६ : ह. पर 


नल ता पठ्यत सँ | | 
म 0 RR ही 


४. क, 
के 
रै 
क्क ती 
ऱ्या 
१ 
न; Es 
दन ६ 
ति द 
(१. et 
Se nA € 
१ न्ह i w 
A 


र 
र 
[ 


~ भक्तियोग ts 
२५४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


संसार ( असत्‌ )के साथ माना हुआ सम्बन्ध अनित्य और 
अवास्तविक है । संसारसे हम ही ( सुखासक्तिपुवक ) सम्बन्ध 
जोडते हैं । संसार हमसे सम्बन्ध नहीं जोड़ता । संसार प्रतिक्षण 
बदल रहा है--नष्ट हो रहा हँ; अतः उससे माना हुआ सम्बन्ध 
भी प्रतिक्षण खतः नष्ट हो रहा है । 1 ऐसा होते हुए भी जवतक 
संसारमै सुख प्रतीत होता है, तवतक उससे माना हुआ सम्बन्ध 
स्यायी प्रतीत होता है । तात्य यह है कि संसारसे माना हुआ 
सम्बन्ध सुखासक्तिपर ही निभर है । 


परमात्मा ( सत्‌ )क साथ हमारा सम्बन्ध नित्य और वास्तविक 
है । परमात्मा सर्देव ज्यों-के-्यों रहते हैं; अतः उनसे हमारा सम्बन्ध 
भी सदा रहनेवाळा और अटूट है, चाहे हम मानें या न मानें, जानें 
यान जान संसारसे माने हुए सम्बन्धके कारण ही परमात्माके 
वास्तविक सम्बन्धका अनुभव नहीं हो रहा है | 


संसारसे सुखासक्तिपूवक माने हुए सम्बन्धके कारण ही संसार 
अप्राप्त दोनेपर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होनेपर भी अप्राप्त 
प्रतीत हो रहे हैं | संसारसे माना हुआ सम्बन्ध ट्र्टते ही परमात्माके 
वास्तविक सम्बन्ध ( अथवा संसारकी अप्रा और परमात्माकी प्राप्ति ) 
का अनुभव हो जाता है । 

£ म्नानता विद्यते भाश पाकचा 

“असतूकी सत्ता नहीं द |' 

त संसारको अमत माने या न माने, पर संसारसे माना हुआ सम्बन्ध 

दत्‌ ( रहनवात्य नहीं ) दे, इसे तो मानना ही पड़ेगा । 


«>> > "य पय 


५ 
त यी पाई 
ee ग्‌ शॉ ///१० 
दन्त काणे र 


७ ~ 0 विच्छेद शे ० ७ 33 
ससारसे सत्था सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छिये संसारके छुखकी आशा, 


PRINS” _ “a त dh oi DDS 


स्छोक ४] गीताका भक्तियोग २४५ ॥ 2. 


| जिन पदाथोमिं हमें सुख प्रतीत होता है, उन्हें निण्क्रामभाव- 
पूवक दूसरोंकी सेवामें ( खरूपसे संसारकी सेवाके थिये और भावसे 
भगवानूकी प्रसन्नताके छिये ) लगा देनेपर उन पदार्थोसे हमारी 
सुगमतापूयेक सुखासक्ति मिटकर सम्बन्ध-विच्डेद हो जाता है । अतः 


कामना और भोगका त्याग करके, प्राप्त सामग्रीके द्वारा दूसरोंको 
सुख पहुँचानेकी इच्छा ओर चेश करना अत्यावश्यक है | सुख 
देने? से संसारसे माना हुआ सम्बन्ध टूटता है और सुख "लेने? 
से संसारसे सम्वन्ध जुड़ता है । चतमानमें सुख न लेनेसे | 
सुखासक्ति और दूसरोंको सुख देनेसे पुरानी सुखासक्ति मिट जाती 
है ॥ ३॥ 
सम्बन्ध--- 
संसार-वृक्षका छेदन करनेके वाद साधकको क्या करना 
चाहिये--इसका विवेचन भगवान्‌ अगले इलोकमें करते हैं | 
दलोक-- 
ततः पढ तत्परिमार्मितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुष पद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रता पुराणी ॥४॥ 
भवाध--- 
संसार-वृक्षका छेदन अर्थात्‌ संसारसे अपने माने हुए सम्बन्ध- 
का सवथा विच्छेद करनेके वाद उस परमपदरूप परमात्माकी खोज 
करनी चाहिये, जिसे प्राप्त हुए महापुरुप फिर लौटकर संसारमें नहीं 
आते | जिस परमात्मासे अनादिकालसे चली आनेवाठी यह सृष्टि 
( संसार ) विस्तारको प्राप्त हुई है--डस आदिपुरुष परमात्माकी दी 


२५८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 

में शरण हैं । इस प्रकार सावकको एकमात्र परमात्माका ही आश्रय 
लेना च चाहिये | 

अन्वय--- | 

ततः, तत्‌, पदम्‌, परिमार्गितव्यम्‌) यस्मिन्‌, गताः, भूयः, न, 

निवर्दन्ति; च, यतः, पुराणी, प्रबृत्ति, प्रसुता) तम्‌, एव, आद्यम्‌, पुरुषम्‌, 


प्रपद्य ॥ ४ ॥ 
पद-व्याख्या-- 


ततः--उसके पश्चात्‌ | 

यहाँ 'तत पद तीसरे तथा चोथे इलोकमें सम्बन्ध स्थापित 
करनेक्रे लिये आया हैं | पिछले इलोकमें आये “छित्वा! पदका भाव 
संसारक साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग करना है; और इस इलोकमें 
आये "ततः? पदका भाव केवळ परमात्माकी तरफ चळनेका दढ 
निश्चय करना है | | 

मनुप्य-शरीरका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्राप्ति ही है । संसारकी 
प्राप्ति आजतक किसीको नहीं हुई, न॑ होगी और न हो ही सकती 
है । क्योंकि संसार जड़ और प्रतिक्षण नष्ट होनेवाला है तथा भ्यं? 
_जीवात्मा ) चेतन आर अविनाशी है न आर अविनाशी हे | भगवान्‌ पहले जीवका 
उद्य्य निश्चित करते हैं, फिर उस उ६श्यकी सिद्धिके लिये मनुष्य- 
दरार प्रदान करते हं# | अतः मनुप्यको कोई नया उद्देश्यवनानेकी 
आवश्यकता नही हे । आवश्यकता है केवळ पू्वनिश्चित उद्देश्यको 


शे 


/ कबहुक -कुरि करना नर देही । देत ईस विनु हेतु सनेही ॥ 
(मानस ७ | ४३ | ३ ) 


= 
ee ० १. त. 
पे हे परम जि 
5४ करन पनन छत 


७ * क» 
` उपे झिका पाम 
« »,६ एज पा म 


२३ 
चे ग्राम ip ६ 4 ४ 1 


8 200. 0 44 i अमन 
हह. .. bos F 
Sa | 


$ 5 


DT 


sae ee ~ 


गीताका भक्तियोग २५७ 

वास्तविक उद्देश्यकी पूर्तिका दृढ निश्चय होनेपर अहंता 
छुगमतासे बदल जाती है और अहंताके बदलनेपर विविका पालन 
एवं निषेधका त्याग छुगमतासे हो जाता है | इसडिये “ततः? पदका 


° ~ ०. 
` यह अथ नहीं समझना चाहिये कि संसारके साथ माने हुए 


सम्बन्धको धीरे-धीरे त्यागकर फिर भगवानूकी तरफ चलना है | 
उद्देश्य एकमात्र परमात्माका ही रहे, तो संसारका त्याग स्वत: 
होता है । | 

तत्‌ पदम्‌ परिमार्गितव्यमू--उस परमपद ( परमात्मा ) की 
भळीभोंति खोज करनी चाहिये । 

जीव्‌ परमात्माका ही अंश है | संसारसे सम्बन्ध मान लेंनेके 
कारण ही बह अपने अङ्ग / पद ( परमात्मा ) के नित्य सम्वन्धको भूछ 
गया हे | अतः भूछ मिटनेपर _मैं_भगवानका ही हैँ 
वास्तविकताकी स्मृति प्राप्त हो जाती है । इसी वातपर- भगवान्‌ 
कहते हैं कि उस परमपद ( परमात्मा )से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे ही 
विद्यमान है | केवळ उसकी लोज करनी है, उसे नया नहीं बनाना है | 

संसारको अपना माननेसे नित्यप्राप्त परमात्मा ( अपरोक्ष ) 
अप्नात ( परोक्ष ) दीखने लग जाता है, ओर अप्राप्त संसार प्राप्त 
दीखने लग जाता है | इसलिये परमपद्‌ ( परमात्मा ) को “तत्‌! 
पदसे लभ्य कराके भगवान्‌ कहते हैं कि जो परमात्मा नित्यप्रात 
है, उसीकी पूरी तरह खोज करनी है । 

खोज उसीकी होती है, जिसका अस्तित्व पहलेसे ही होता 
है ।, परमात्मा अनादि और सवत्र परिपूर्ण है । अतः यहाँ खोज 


गो० भ० १७-१८--< 


| 
| 


Puen rome 


छि - 


° 


70५ 0024020204“ ०७८ 02०००. 


CTR 


TN 
Fo “त ‘~ 


Aone ०९०५० ७७७ ९००० Ie 


“ioe 


- 20 ७००० पकन उ 
003 


२५८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


करनेका ताय यह नहीं है कि किसी साधन-विशेषके द्वारा उस 
परमात्माको ईडना है । जो संसार ( शरीर, परिवार, धनादि ) ह 
कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न 
लेकर, जो परमात्मा सदासे ही अपने हैं, अपनेमें हैं ओर अमी हैं, 
उनका आश्रय लेना ही उसकी खोज करना है । 

सावकको साधन-मजन करना तो बहुत आवश्यक हे; क्योकि 
इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है, किंतु 'परमात्मतत्तको साधन- 
भजनके द्वारा प्राप्त कर ठेंगे!--ऐसा मानना उचित नहीं; क्योंकि 
ऐसा माननेसे अभिमान बढ्ता है, जो परमात्मप्राप्तिमें वाधक है । 
परमात्मा कृपासे मिळते हैं | उन्हें किसी साधनसे खरीदा नहीं जा 
सकता । साधनसे केवल असाधन ( संसारसे तादात्म्य, ममता ओर 
कामनाका सम्बन्ध अथवा परमात्मासे विमुखताका नाश होता है, 
जो अपने द्वारा ही किया हुआ है | अतः साधनका महत्त्व असाधनको 
मिटानेमे ही समझना चाहिये । असाथनको मिटानेकी सच्ची लगन 
हो, तो असाधनको मिटानेका बल भी परमात्माकी कृपासे 
मिलता है । 

साधर्कोके अन्तःकरणमें प्रायः एक दृढ़ धारणा बनी हुई है 
कि जेसे उद्योग करनेसे संसारके पदाथ प्राप्त होते हैं, वैसे हो 
साधन करते-करते ( अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ) ही परमात्माकी 3) 
प्राप्ति होती है । इस धारणाकी पुश्कि छिये इतिहास आदिका प्रमाण 
मी मिल जाता है कि कठोर तपस्यासे पावतीको भगत्रान्‌ शङ्करकी प्रापि 
हुई; घुव्रको भी तपस्थासे मगवद्दशन हुए इत्यादि । पर वास्तविकता 

हु | 


नोक ४ ] 


जे जहा गीताका भक्तियोग २५९ 
र < क्यों © 

८ ङे ला यह नहीं है; क्योकि परमात्मप्रा्ि किसी भी कम ( साधन, 
1 ९५१५९० | है र डट 
ए, के! तपस्यादि ) का फल नहीं है, चाहे वह-कम कितना ही श्रेष्ट क्यों 
१ भ्र Nt ५ ~ ७ हि 

ल्य क | - न हो | कारण कि श्रेष्ठ-से-श्रष्ट कमका भी आरम्भ और अन्त 
RN रका 


द 
ज 60 Wide ५५४ 2, 
ad er 

नकारा वाहे 


लराव 5 न्तो 
ff ४५३1704: 
द ९२) ६५” 

न 
क्‌ «ew ~ 
जै ही ष पप 
डं ८१ शू 


~ टे 
है पवल 1४ 


होता है, इसलिये उस कमका फल नित्य कैसे होगा ? अतत: कर्मका 
फळ भी आदि और अन्तवाला होता हैं । उसडिये नित्य परमाव्मतच्व- 
की प्राति किसी कमसे नहीं होती । वासवम त्याग, तपस्या आदिसे_ 
जडता ( संसार व शरीर ) से सम्बन्ध-विच्छेद हो होता हे, जा 

भूलसे माना हुआ है । ह र य | होते ही जो तच्च सक दे, सदा [ 


जाप्रत्‌ हो जाती है! 


गीताके प्रधान श्रोता अजुन भी सम्पूण उपदेश सुननेके 
पश्चात्‌ अन्तर्मे कहते है---'स्तिलेव्या' ( १८ | ७३ ) मने 
स्मृति प्राप्त कर ली है? । यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वड 
शान्त ( अन्त होनेवाली ) है । संसारकी स्मृति और परमात्माकी 
स्मृतिर्मे बहुत अन्तर है | संसारकी स्मृतिके वाद वरिस्मृतिका होना 
सम्भव है; जेसे--पक्षाघात ( ळकवा ) होनेपर पढ़ी हुई त्रियाकी 
विस्पृति होना सम्भव है | इसके विपरीत परमात्माकी स्मृति एक 
* नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेभ्पया। 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृश्यानसि मां यया 


ह 


र (गीता ११ 1 ५३ ) 
(जिस प्रकार तुमने मुझरो देखा है, इस प्रडार रूपयाला में न 
वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यशसै ही देखा जा सकता हूँ ।! 


re 
$ ठ RR कत 7 
RB ag, Xi TT 


Se 


\ 


Cee 41 hp en sms 


ee २९ 


०९९0 0४00९00 0५0४५00 


a 


> 


क्या 
ra “a 


veh i "की 


२६० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


हो जानेपर फिर कमी वित्मृति नहीं होती! जेसे--पक्षाघात 
पर अपनी सत्ता ( भै हूँ? ) की विस्मृति नहीं होती । कारण 
है कि संसारके साथ कभी सम्बन्ध होता नहीं और परमात्मासे 
सम्बन्ध कभी छटता नहीं | , 
शरीर, संसारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है---इस तत्वका 
८, अनुम करना ही ससार छेदन करना है और में परमात्माका 
अंद हँ--इस वास्तविकतामे निरन्तर स्थित रहना ही परमात्माकी 
, आड करना है । वास्तवमै संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्य- 
प्राप्त परमालतखकी अनुभूति हो जाती है । 
यस्मिन्‌ गताः भूयः न निवतेन्ति-जिसे प्राप्त हुए ( महा- 
पुरुष ) फिर लोटकर ( संसारमें ) नहीं आते । 
जिसे पहले स्लोकमें 'उध्वमृठम्‌ पदसे तथा इस श्ळोकमें 
“आद्यम्‌ पुरुषम्‌? पर्दोसे कहा गया हैं; ओर आगे छठे इलोकमें 
जिप्तका बिम्तारसे वर्णन हुआ है, उसी परमात्मतत्तका निर्देश 
यहाँ यस्मिन्‌? पदसे किया गया है । 


(4५ 
57 त्र्य 


27. 


जेसे जलकी बूँद समुद्रमें मिळ जानेके वाद पुनः समुद्रसे 
अलग नहीं हो सकती, वेसे ही परमात्माका अंश ( जीवात्मा ) 
परमात्माको प्राप्त हो जानेके बाद परमात्मासे अळग नहीं हो 


सकता 


सकता अर्थात्‌ पुनः लोठका संसारमे नहीं आ सकता । 


$ यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं मेव यास्यसि पाण्डव | ( गीता ४ | ३५). 
एपा ब्राह्मी खिति:पाथ नेनां प्राप्य विमुह्यति | 
(गीता २ | ७२) 


ग्शोक 2 ] | Tresor re sere 


गीताका भक्तियोग ८ 
12 क्षे मन्या ७-4 ~ मिं लेनेके ५९ अब = Fe oe 
र| व्यय ऊच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेके कारण प्रकृति अयवा उसके काय न 
र ते ज्‌ क्त णं = शाख गुर्णोके क ५ 
पत च हा गुणोंका सङ्ग ही है | अतः जव साधक असङ्ग-ात्रक द्वारा गुर्णोके > 
९ नहे सङ्घका सवया छेदन ( असतके सम्बन्धका सवथा त्याग ) कर देता ५“ 
हैं, तव उसका पुनः कहीं जन्म लेनेका प्रश्न ही नहीं उठता ।1 व्य 
जे AS DI 
“० १६। ९०7000१ 


ET च--और | 


मना हु ३ पल्ला | यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रखुता--जिस ( परमात्मा ) से अनादि- 
RR या है कैली > 
मेन गत है एल्छे ? £ कळसे ( यह ) सुटि कैली है । 
= होते हह ह का 
SP ४: पुरुपः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रक्तिजान्गुणान्‌ | 
| कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
नप छ [३ छ (गीता १३1 २१) 
ह अकृतिर्म स्थित पुरुष ही प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोको 
नं] ड 2 
त. भोगता है; और इन गुणोंका सङ्घ ही इस जीवात्माके अच्छी-दुरी योनिर्योमि 
सते कक ; जन्म लेनेका कारण है |? 
न पर बनने न म ~ कं 
डार देंगे छल: † मामुपेत्य पुनजन्म दुःखाल्यमदाश्वतम्‌ | 
£ पद्म हि नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
(गीता ८1 १५) 
पिन “परमसिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुःखोंफे घर एवं । * 
गने चप क्षणभङ्कुर पुनजन्मको नहीं प्रात होते |? १ | 04 
क दद ( मामुपेत्य ठु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ ( गीता ८। १६) ५ 
141 हि ७ र हर 
नेका के है 'हे कुन्तीपुत्र ) मुझे प्रात होकर ( मनुप्यका ) पुनजन्म नहीं | १ 2्र 
1७४ गज "फे ५१ 
208 होता ? । रत 
दह £ पा” RE थर _ रि टा हु 
नद” स्ेऽपि नोपजायन्ते प्रल्ये न व्यथन्ति च ॥ ( गीता १४1२ ) 1 यु 
हु (गं ५( मुझे प्राप्त हुए पुरुप ) सप्टिके आदिम पुनः उत्पन्न नहीं होते । र भ 
1 नी | और प्रलयकालमै भी व्याकुल नहीं होते ।! । क A 
| 
जं रै 
22. | न i अ शि 
2 हि Rs 00 "क 
rn प्‌ ie 2 ee Be ५ 
ही घ्‌ र्फ | Ns ५ MRR a ९ भ > न 
| ८ | विक का कम: दनु ॥ ग हि 
| wa न ए उकडिदाकहिष | | है. न त 
3 एक प्त चाह mS क 
० पकर en हित रै 
(te Du 
१ ५ ७ 
$ दु wm 0 
१ Ge Re छ 
१ ६. 
क हि i 
३ 


र्का 


eee ~ oe --- -- LS 


२६२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


सम्पूण सृष्टिके रचयिता एक परमात्मा ही हैं | वे ही 
इस संसारके आश्रय और प्रकाशक हैं । मनुष्य भ्रमवरा 
सांसारिक पदार्थोमें सुखोंको देखकर संसारकी तरफं आकर्षित 
हो जाता है और संसारके रचयिता ( परमात्मा )को भूल 
जाता है । अतः उपयुक्त पदोसे भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि 
परमात्माका रचा हुआ संसार भी जत्र इतना प्रिय लगता है, तब 
( संसारके रचयिता ) परमात्मा कितने प्रिय. लगने चाहिये ! यद्यपि 
रची हुई वस्तुमें आकप्रणका होना एक प्रकारसे रचयिताका ही 
आकषण है», तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकपणमें परमात्माको 
कारण न मानकर संसारको ही कारण मान लेता है और उसीमें - 
फेस जाता है । 

प्राणिमात्रका स्वभाव है कि वह उसीका आश्रय लेना चाहता 
है और उसीकी प्राप्तिमै जीवन लगा देना चाहता है, जिसे वह 
सर्वोपरि मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होनेकी आशा रहती 
है । जेसे संसारमै लोग रुपयोंको प्राप्त करने और उनका संग्रह 
करनेमें बड़ी तत्परतासे लगते हैं; क्योंकि उनको रुपयोंसे सम्पूण 
मनचाही वस्तुओंके मिळनेकी आशा रहती है । वे सोचते हैं-- 


“शरीरके निर्वाहकी वस्तुएँ तो धनसे मिळती ही हैं, अनेक तरहके भोग, 


# यद्यद्विभूतिमत्सरवं श्रीमूजितमेच वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम्‌ ॥ 
| (गीता १०] ४१) 
“जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त और शान्ति- 
युक्त वस्तु हे, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान !? 


नं 


हा 


222१, 
अछि 


= 7 
Rs} र 
i प्‌ 
~~ = 
A 
[i 


fh ४] गीताका भक्तियोग २६३ 


आमोद-प्रमोदके साधन भी इसी धनसे प्राप्त होते हैं । इसक्यि धन 
प्राप्त होनेपर में सुखी हो जाऊँगा तथा लोग मुझे थनी मानकर मेरा 
बहुत मान-आदर करेंगे 1: इस प्रकार रुपयोंको सर्वोपरि मान लेनेपर वे 
छोभके कारण अन्याय, पापकी भी परवाह नहीं करते । यहाँतक 
कि वे शरीरके आरामकी भी उपेक्षा करके रुपये कमाने तथा संग्रह 
करनेमें ही तत्पर रहते हैं | उनकी इश्मिं धनसे बढ़कर कुछ नहीं 
रहता । इसी प्रकार जब साधकको यह ज्ञात हो जाता है कि पर- 
मात्मासे बढ़कर कुछ भी नहा है और उनकी प्रापतिमें ऐसा आनन्द 
है, जहाँ संसारके सत्र सुख फीके पड़ जाते हैं,# तब वह परमात्माको 
ही प्राप्त करनेके लिये तत्परतासे लग जाता हैं । इसीडिये भगतरानूने 
आगे उन्नीसवें लोकमें कहा है कि जो मुझे सर्वोत्तम जान लेता है, 
वह फिर सव प्रकारसे मुझे ही भजता है । 
तम्‌ एव आद्यम्‌ पुरुषम्‌ प्रपये--( जिसका कोई आदि 
नहीं है, किंतु जो सबका आदि हैं ) उस आदिपुरुष परमात्माकी ही 
में शरण हूँ |. र श 


% यं लब्ध्वा चापरं लाभं भन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
| (गीता ६। २२) 
'परमात्मग्रापि-रूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा 
कुछ भी लाभ नहीं मानता ओर ( परमात्मप्राप्तिरूप ) जिस अतस्यामे 
स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता ११ _ 
1 आदो भवम्‌ आयम्‌ः--सब कुछ वंदल्ता हेः पर वह जेता है; 
वेसा ही रहता है। | । 


RR > रन 
शि 9 3 दक 


दशक रकारारकनाापकरपृहाकपाररुपदाहाव्लण्ायडयालमायराय्यह! का । 


a 


SNS te se tas rR vs i २ ANP AA ०,००५, i PN 


4 


en क 


८.७० * 


२६४: गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


जीवात्मा परमात्माका ही अंश है | अतः उसे परमात्माका ही 
आश्रय ( सहारा ) लेना चाहिये | परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
आश्रय उिकनेवाला नहीं है | अन्यका आश्रय वास्तवमें आश्रय ही नहीं 
है; अपितु वह आश्रय लेनेवालेका ही नाश अर्थात्‌ पतन करनेवाला 
है; जेसे--समुद्रमें इबते हुए व्यक्तिके लिये मगरमच्छका आश्रय ! 
इस मृत्यु-संसार-सागरके समी आश्रय मगरमच्छके आश्रयकी तरह ही 
हैं । अतः मनुष्यको विनाशी संसारका आश्रय न लेकर अविनाशी 
परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये । 
जब साधक अपना पुरा बल ळगानेपर भी दोपोंको दूर करनेमें 
सफल नहीं होता, तब वह अपने वळसे स्वतः निराश हो जाता है । 
ठीक ऐसे समयपर यदि वह ( अपने वळसे सवथा निराश होकर ) 
एकमात्र भगवानका आश्रय ळे लेता है, तो भगवानूकी कृपाइक्तिसे 
उसके दोष निथ्चितरूपसे नष्ट हो जाते हैं और भगवत्प्रापि हो जाती 
शरण लेकर निर्भय और निश्चिन्त हो जाना चाहि चाहिये । 
न मे बिदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ 
* (गीता १० 1 २) 
भेरी उत्तत्ति अर्थात्‌ लीछासे प्रकट होनेको न देवता जानते हैं और 
न महर्घिजन ही जानते हैं; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और 
महर्पियोंक्रा भी आदिकारण हूँ |? | 
क्वै जव लगि गज वळ अपनो बरत्यो, नेक संरथो नहिं काम । 
निरवळ ह्वे बळ राम पुक्रारयो, आये आधे नाम || 
सुने री मेंने निरवळ के बलराम । 


OE साधकको भावद्याप्तिसि कमी निराश नहीं होना चाहिये । 
मगवानूकी शरण लेकर निभय और निश्चिन्त 


हे 


रि 
वि 


३ 
‘३ 


न सि 


क 
त 
१००० 


sr? $) 


| 
| 91 
| 


स्छोक ४] 


ल 
+नः ते पजा रीताका भक्तियोग २६० «५५ 
३ स्म फार त 
भगवान्‌ रोः हर 1. हक 

केइ बदरो वानूकी शरण होनेपर उनकी कृपासे विव्नोंका नाश और मगवआपति ८/7 ग 
दा नोंकी सिद्धि है कते भी के हे 
२ तक अक ह दोनों हो जाती | भगवान्‌ कइते भी हैं-- छ 
7 57 इरे मञ्चित्तः सवदुगाणि मत्मसादात्तरिप्यसि। 

St २4८, 

5 मा इ! (गीता १८ | ५८) 

2८ काट ५१६ | तत्पसादात्परां शान्ति स्थानं घाप्ससि शाश्वतम्‌ 

स्ट ह््प्रक्ा हू हू ह। रट 


( गीता १८॥ ६२ ) 

ला झी साधकको जैसे संसारके सङ्घका त्याग करना है, वैसे ही 
'असङ्गताश्के सङ्घका भी त्याग करना है | कारण यह कि असङ्ग 

होनेके वाद साधकमें “में असङ्ग हुँ”--ऐसा अति सुक्ष्म अहंभाव 


=. तावद ( परिष्छिन्नता ) रह सकता है, जो परमात्माकी शरण होनेपर ही 
च छ ोनेका क्र 
देसल)  सुगमताएूयक मिट सकता है । परमात्माकी शरण होनेका तात्यय 
पळो गति हे--अपने कइलानेवाले शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहं ( मै-पन ), 


धन, परिबार, मकान आदि सब-के-सब पदार्थोको परमात्माके समर्पित 

ly ७. 
~~न कर देना अर्थात्‌ उन पदार्थोसे अपनापन? सवया हटा लेना । 
6९५०६ ५ 2 हि 


धह है दु शरणागत भक्तमें दो भाव रहते हैं---“मैं भगवानका हुँ? और 
जा “भगवान्‌ मेरे हैं! । इन दोनोमें भी मैं भगवानका हूँ और 
हु छ| , भगवानूके लिये हूँ।--यह भाव अति उत्तम है। “भगवान्‌ मेरे हैं 

(ह ॥ और मेरे ल्यि हैं'-.इस मावमे अपने ल्यि भगवानसे कुछ 
पनी 2 


` जाह रहती है । अतः साधक भगवान्‌से अपनी मनचाही कराना 
शै पत्र 


प्रालि १ ° ` चाहेगा | पर भें भगवानूका हूँ और भगवानके लिये हूँ 

कं भावमें केवळ भगवानकी मनचाही होगी । इस प्रकार साधकमें अपने 
Ce लिये कुछ भी करने ओर पानेका भाव न रहना ही वास्तवमें अनन्य 
pe | शरणागति है । इस अनन्य शरणागतिसे उसका भगवानके प्रति वह 
म 


Lg आ र “नर हा.” हु 5 
डं नत्वा, 1... 


२६६ मीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


|" अनिर्यचनीय और अलौकिक प्रेम जाग्रत्‌ हौ जाता है.जो 
क्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे रहित है; जिसमें अपने प्रियके मिलनेपर 
थी कृति नहीं होती और वियोगमें भी अभाव नहीं होता; जो 
प्रतिक्षण बढ़तां रहता है; जिल्षमें असीम-अपार आनन्द है, जिससे 
-आनन्ददाता भगवानको भी आनन्द मिलता है । ' ज्ञानोत्तरकाळमें 
जो प्रेम प्राप्त होता दै, वही प्रेम अनन्य झरणागतिसे भी प्राप्त 
हो जाता है । $ ५३ 

(एव! पदका तात्पये है कि (दूसरे सत्र आश्रय तारक, ) 
एकमात्र भगवानका आश्रय छे । यही भाव गीताम अन्यत्र 
त्मामेव ये प्रपद्यन्त ( ७ । १४ » “तमेव दारणं गच्छ 
( १८ । ६२ ) और “मामेकं शरणं बज' ( १८। ६६ ) पदें 
आया है । | | 

परपदे? का तात्य है--मैं शरण हूँ? । यहाँ शङ्का हो 
सकती है कि भगवान्‌ कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूँ? । क्या 
भगवान्‌ भी किसीके शरण. होते हैं ! यदि शरण होते हैं तो 
किसकी शरण होते हैं £ इसका समाधान यह है कि भगवान्‌ 
किसीकी शरण नहीं होते; क्योंकि वे सर्वोपरि हैं । केवळ छोकशिक्षाके 
लिये भगवान्‌ साधककी माषामें बोलकर साधकको यह बतलाते हैं 
कि वह “मैं शरण हूँ? ऐसी भावना करे। | ¥ 

“परमात्मा है? और भै ( स्वयं ) हूँ?-इन दोनोंमें “है? के 
रूपमें एक ही परमात्मसत्ता विद्यमान है । “मैं? के साथ होनेसे 
ही है? का छुः मे परिबतन हुआ है | यदि इस धं रूप 


स्छोक ४] गीताका भक्तियोग २६७ 


एकदेशीय स्थितिको सबदेशीय 'है? में बरिठीन कर दे, तो 'ै? ही 
रह जायगा, (हूं! नहीं रहेगा | जत्रतक 'खयंश्के साथ, बुद्धि, मन, 
इन्द्रियो, शरीरादिका सम्बन्ध मानते हुए हूँ? बना हुआ है, तवतक 
व्यमिचार-दोष होनेके कारण अनन्य शरणागति नहीं है । 


परमात्माका अंश होनेके कारण जीत वस्तुतः सदेव परमात्माके 
ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मासे व्रिमुख होनेके बाद भी 
` ` ( आश्रय लेनेका खमाव न छूटनेके कारण ) वह भूलसे नाशवान्‌ 
संसारका आश्रय लेने लगता है जो कभी टिकता नहीं | अतः वह 
दुःख पाता रहता है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह परमात्मासे 
अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचानकर एकमात्र परमात्माकी शरण 
हो जाय । 


शरणागति-विषयक मार्मिक वात 
वास्तविक शरणागति वही है जिसमें “शरण्यः भी एक हो और 
“शरणागत? भी एक हो» । एक भगवानूकी शरण होनेका क्या 
तात्पय है---पहले इसपर विचार करें । 


गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, महिमा, नाम, रूप, लीला, धाम, 
ऐश्वर्य, माधुय, सौन्दर्यं आदि जितनी भी भगवानूकी विभूतियों हैं 
उनकी ओर बिल्कुल न देखते हुए केवळ “भगवान्‌ मेरे हैं, म 
अ “मामेकं दारणं ब्रज? (गीता १८ । ६६) 
मेव चायं पुरुषं प्रपद्ये ( गीता १५ | ४) 
“स सवंविद्धजति मां सवंभावेन भारत? ( गीता १५ । १९) 
“तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत? (गीता १८! ६२ ) 


२६८ मीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


भगवानका हूँ" ऐसा भाव रखना ही एक भगवानूकी शरण होना है। 
जो ब्रिभूतियोंकी ओर देखकर भगवानूकी शरण लेता है, वह वस्तुतः 
उन बिमूतियोंकी ही शरण लेता है, भगवानकी नहीं । पेठ इदको 
यह अर्थ नहीं है कि भग्वानकी बिभूतियोंकी न मानकर उन्हे 
छोड़ देना है । मगवानमें वे सत्र विभूतियाँ हैं ही, पर उनकी ओर 
` ध्यान नहीं देना है । 
भगवान्‌ ऐखये-सम्पन्न हैं अथवा ऐश्वयसे सवेथा रहित; वे 
दयाळु हैं अथवा तिष्ठुर ( कठोर ); उनका बहुत प्रभाव है 
अथवा कोई प्रभाव नहीं, इत्यादि किसी भी बातकी हमें कोई परवाह 
नहीं करनी है । भगवान्‌ जैसे भी हैं, हमारे हैं ।% यही वास्तविक 
` शरणागति है । | 
भगवानके किसी गुणको देखकर उनका आदर किया जाय, 
तो वह उनके गुणका आदर है, खयं उनका आदर नहीं; जेसे-- 
करिसी धनवान व्यक्तिका आदर करिसी धनवान्‌ व्यक्तिका आदर किया जाय, तो वह उस एरर तो वह उसके धनका 
/ # असुन्दरः सन्दरशेखरों वा गुणेविह्दीनो गुणिनां वरो वा । 
5 | द्वेषी मयि स्यात्‌ करुणाम्बुधिर्वा श्यामः स एवाद्य गतिमंमायम्‌ ॥ 
क्षेरे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हों या सुन्द्र-शिरोमणि हों, गुणहीन 
हों या गुणियोंमे श्रेष्ठ हों, मेरे प्रति द्वेष रखते हाँ या-करुणासिन्धुरूपसे 
कृपा करते दों, वे चाहे जेसे हों मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं । 
आइिळिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदहनान्म्महतां करोठु वा । 
यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत्माणनाथस्ठु स एव नापरः ॥ 
हि 'वे चाहे मुझे हृदयसे लगा लें या चरणोमे लिपटे हुए मुझे पेरोंतले 
रौंद डाळे अथवा दर्शन न 'देकर मर्माहत ही करें । वे परम स्वतन्त्र 
श्रीकृष्ण जेसे चाहे वेसे करे; मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं ।? 


a 


प्रा 


0) 


स्छोक ४] गीताका भक्तियोग ६ 


दी आदर है, खयं उस व्यक्तिका नहीं; किसी मन्त्री ( मिनिस्टर ) 
का आदर किया जाय तो वह मन्त्रीपदका आदर है, खयं उस 
व्यक्तिका नहीं; किसी बलवान्‌ व्यक्तिका आदर किया जाय, तो वह 
उसके बलका आदर है, खयं उस व्यक्तिका नहीं, परंतु केबल 
व्यक्तिका आदर करनेसे उसका धन, मन्त्रीपद या बळ चला जायगा, 
ऐसी बात भी नहीं है । इसी प्रकार केवळ भगवानूकी शरण लेनेसे 
उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वय आदि चले जायँगे, ऐसी वात नहीं है । 
पर शरणागत भक्तकी दृष्टि केवळ मगत्रान्‌प ही रहनी चाहिये, 
उनके गुग आदिपर नहीं । भगवान्‌ हमारे हैं, इसीलिये उनकी 
शरण होना है । हम मगवानके अंश हैं, गुणोंके नहीं । 
सपर्षियोंने जब पावतीजीके सामने शिवजीके अनेक अवगुणों 
तथा विष्णुके अनेक सदगुणोंका वणन करते हुए उन्हें शिवजीका 
त्याग करनेके लिये प्रेरित किया, तो पार्वतीजीने उनसे यही कहा--- 
महादेव अवगुन भवन चिप्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 
(मानत १ । ८० ) 
, ऐसी ही वात गोषियोंने भी कड़ी थ्री 
ऊधो ! मन माने फो यातत । 
दाख छोहारा छाडि भम्शतफळ, विपकीरा दिप खात ॥ 
जो चकोर फो दै कपूर कोठ, तजि अंगार अघात। 
मधुर फरत घर कोरे फाउमें, पधत फमलके पात ॥ 
ज्या पतंग हित जान भापनो, दीपक मो लरटात । 
- “सूरदास? जाको मन जालों, ताको सोड सुहात ॥ 


vd 


eR 


Nhe: 


सस 


serps 


A याच 


FPSO NPT YD 


२७० गीताका भक्तियोग _[ अ० १५ 


जैसे एक भगवान्‌की शरण लेनी है, वेसे ही हमें भी एक 
होकर ( सवभावसे ) भगवान्‌की शरण लेनी है । हमारा शरीर 
नीरोग है; हमारी इन्द्रिया वशमें हैं; हमारा मन निमल है; हमारी 
बुद्धि तीक्ष्ण है--इस प्रकार 'इम भी कुछ हैं? ऐसा मानते इए 
भगवान्‌की शरण होना एक होकर शरण होना नहीं है । 


भगवान्‌की शरण हो जानेके बाद हमें ऐसा विचार भी नहीं 
करना है कि “हमारा शरीर ऐसा होना चाहिये; हमारी बुद्धि ऐसी 
होनी चाहिये; हमारा मन ऐसा होना" चाहिये; हमसे ऐसा ध्यान 
लगना चाहिये; हमारी वृत्तियाँ ऐसी होनी चाहिये; हमारे जीवनमें 
ऐसा परिबतन आना चाहिये; हममें ऐसा प्रेम होना चहिये कि 
. कंथा-कीतन सुननेपर आँसू बहने लगें और कण्ठ गद्गद हो जाय? 
आदि-आदि । ये बातें शरणागतिकी कसोटी नही-हैं | यदि हम इन 
बातोंपर विचार करते हैं, तो वस्तुतः हम भगवान्‌की अनन्य शरण 
हुए ही नहीं | यदि हम इन बातोंकी ओर देखेंगे तो अभिमान ही 
बढ़ेगा कि हम भगवान्‌के शरणागत भक्त हैं, अथवा निराश होना - 
_ पड़ेगा कि 'हम भगवानूकी शरण तो हो गये, पर भक्तोंके गुण 
(गीता १२ । १३--१९ ) तो हममें आये ही नहीं !7 तात्पय 
यह है कि यदि अपनेमें भक्तोंके गुण दिखायी देंगे तो उनका 
अभिमान हो जायगा और यदि नहीं दिखायी देंगे, तो निराशा 
हो जायगी | इसलिये अच्छा यही है कि भगवान्‌की शरण होनेपर इन 
गुणोंकी ओर देखा ही न जाय कि ये अपनेमें हैं या नहीं । परंतु 
इसका यह अथ नहीं है कि भगवानकी शरण होनेवाले- भक्तमें ये 


3 


Ext 


Ee 
१21२ 
> 
| 
3 at 
P| 


431. 
प्र? हि 
न्य 
बशः 


| 
|| 
i] 
१ 


हदन 
~ 


i 
AN 
म 

|. दर 

= 


< 
कट 
~ 
Et 
= 


१ %ै 


सोक ५] गीताका भक्तियोग २७१ 


गुण होते नहीं ! ये सत्र गुण तो खतः उसमें आयेंगे ही, पर इनके 


आने या न आनेसे उसे कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिये । असे 
हमं भगवानके गुणोंकी ओर नहीं देखना है, वैसे ही हमें अपने गुणों 
और दोपोंकी ओर भी नहीं देखना है | कारण कि गुण भगवानके 
और दोष अपने बनाये हुए हैं । हम जैसे भी हैं, भगवानके हैं । 
यही सवभावसे भगवात्‌की शरण होनेका रहस्य है । 
सम्वत्ध--- 
जो महापुरुष आदिपुरुष परमात्माके हरण होकर परमपदको 
ग्रास होते हैं, उनके लक्षणोंका वर्णन भगवान्‌ जगले इलोकमे 
करते हैं । 
इलेक--- 
निर्मानमोहा जितसक्गदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः 
इन्द्वेविमुक्ताः सुखदुःखसंशेगच्छन्त्यसूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
भावाध-- 
मोहुके कारण ही मलुष्प संसार तया परमात्माको ययार्थरूपसे 
नहीं जान पाता । मोह होनेसे ही मनुष्यमे 'मान'क्रा भाव होता 
है । सिद्ध महापुरुष मान और मोहसे सतया रात होते हे । सङ्ग 
अर्थात्‌ आसक्ति न रहनेके कारण उनमें ममता, कामना, वासना) 
स्पृहा आदि दोष नहीं होते । उनकी परमात्मतत्वमें ही नित्य- 
निरन्तर खामाविक स्थिति रहती है । संसारकी सम्पूण कामनाओंका 
उनमें सवथा अभाव होता है । छुख-दुःखरूप इन्होंसे चे पूर्णतः 
मुक्त होते हैं । ऐसे मोहरहित महापुरुष उस भविनाशी पदको प्राप्त 
होते हैं, जिसे प्राप्त होकर पुनः संसारमै लोटना नहीं पढ़ता । 


॥ 


०204 


२७२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


सिद्ध महापुरुषोंके लक्षण ही साधकोंके लिये आदश होते हैं । 
अतएव साध्कोंको भी उपयुक्त दोषोंसे रहित होना चाहिये । इसी 
उद्देश्यसे यहाँ इन दोषोंके अभावका ( भिन्न-भिन्न ) वर्णन किया 
गया है । 

इसी अध्यायके पिछले श्लोकोर्मे जिस संसार-दृक्षका वणन हुआ 
है, उसके छेदनके अथ में यहाँ नर्मानमोहा:”, 'अम्रृढा; आदि पद; 
और छेदन करनेके बाद परमात्माकी शरण होनेके अथमे 'अध्यात्म- 
नित्याः? पद समझने चाहिये । 

अन्वय--- 
निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः) विनिवृत्तकामाः, 


सुखदुःखसज्ञेः, इन्द्रे, विसुक्ताः, अमूढाः, तत्‌, अव्ययम्‌, पदम्‌, 
गच्छन्ति ॥ ५ ॥ 


पदू-व्याख्या-- . 

निर्मानमोहाः--जो मान और मोहसे रहित हो गये हैं । _ 

शरीरको “मैं), “मेरा और “मेरे लिये? न मानना ही मोह- 
है; क्योकि शरीरमें मोह होनेसे ही मानकी इच्छा होती है | जिन 
महापुरुषोंका एकमात्र भगवानूर्मे अपनापन है, उनका ( अपने कहे 
जानेवाले ) शरीर, इन्द्रिया, मन, चुद्विमें 'मैं-पन! तथा 'मेरा-पन?. 
नहीं रहता । यद्यपि मान स्थूल्हारीरका होता है और वह भी 
किसी गुण, योग्यता आदिसे होता है । झारीरसे अपना सम्बन्ध : 
माननेके कारण ही हम झरीरके मान-आदरको भूलसे 'खयं'का 
मान-आदर मान लेते हैं और फेस जाते हैं । महापुरुषका शरीरके 


मिशा म र 
भ ख्छोक ५ ] गीताका भक्तियोग २७३ हि 
के कर इही 1 मैं-मेरापन! न होनेसे उन्हें छ मान-सम्मानसे प्रसन्नता नहीं | दे छ 
म (मिस) सि होती । एकमात्र भगवानूकी शरण होनेपर तीनों (स्थूळ, सू३्म और न 

प कारण ) शरीरोसे सवथा 'मैं-मेरेपन'वा सम्बन्धरूप मोह मिट जाता । 
नत रता ह है, फिर मान-सम्मानकी चाह उनमें हो ही कैसे सबती है । 

नग”, छा छोए 9): मैं शरीर नहीं हूँ; क्योंकि जन्मसे लेकर अबतक मेरा शरीर 
(रण हरेर बे ए सवथा बदल चुका है, पर में बही हँ---ऐसा जानते हुए भी 
उसे न मानना ही मोह ( मूता ) है । यह मोह सम्पूण दुःखें 
और पापोंका मूल है-_'मोह सफल व्याधिन्ह कर मळा' ( मानस 

पामन रिसु; ७ । १२० | १५ ) । इसळिये इस मोहका सवथा नादा करन 
ए न ज्यन, के. |] pe । मोहका पूण नाश भगवानका आश्रय लेनेपर भगवःकृपासे 

[ह्‌ । 

रे र है बेर जितसङ्गदोपाः--जिनहोने सङ्ग ( आसक्ति )-जनित दोपोंपर | 

Fe बिजय प्राप्त कर छी है । | 

हि न हे ममता, सद, वासना, आशा आदि दोष आसक्तिके कारण | | 

क ही होते हैं ओर आसक्ति अविवेकके कारण होती है । उन महा- 


oo पुरुषका आसक्तिरूप आकर्ण कहीं हो ही नहीं सकता; क्योंकि 


20 ला फो आसक्ति प्रकृतिके अंश 'मेः-पनमें ही है, अपने त्प नही-- 
nn NP ऐसा वित्रेक होनेसे उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि ये संत्र 
हि मन प्रकृतिजन्य नाशवान्‌ पदार्थं हमारे साथी हैं ही नहीं। अतः उन 
| 5 ह महापुरुपोंमें आर्साक्तके काय, वासना, - स्पृहा, तृप्णा; लोभ आरि 
रो री 2 विकारोंका सवथा अभाव हो जाता है । | 


ho Ee (क 
1 वक ८ 


२७४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


कितनी ही पुरानी आसक्ति क्यों न हो, दै तो मिटनेवाली 
ही । जैसे कितना ही पुराना और घना अन्धकार हो प्रकांश आते ही 
मिट जाता दै । ऐसे ही परमात्मासे अपना सम्बन्ध मानते ही संसारकी 
आसक्ति हवा हो जाती है । साधारण छोगोंका भी यह अनुभव 
है कि आसक्ति सदा एक जगह और एकरूप नहीं रहती, अपितु 
बदुढती ( उत्पन्न और नष्ट होती ) रहती है । जो वस्तु बदलती 
है, घटती-बढ़ती है, बह मिटनेवाली ही होती है---यह नियम है । 
अत: साधकको अपने अनुभवका आदर करते हुए इस आसक्तिरूप 
दोपसे रहित हो जाना चाहिये । मु 

“आसक्ति? प्राप्त ( प्रत्यक्ष ) और अप्राप्त ( अप्रत्यक्ष )--दोनों 
ही अवस्थार्ओमें होती है; किंतु 'कामना? अप्राप्की ही होती है। 
इसलिये इस इलोकमें 'विनिवृत्तकामा:! पद प्रयक्‌ रूपसे आया है। 

प्रकृतिजन्य सम्पूर्ण पदार्थों, ब्यक्तियों आदिमें आसक्ति होनेपर 
भी जीव उनसे अलग ही रहता है, पर भगवानूमें प्रेम होनेपर जीव 
भगवान्‌से एक हो जाता है । मगवानमें आकर्षण होना '्रेम' और 
संसारमै आकषण होना “आसक्ति? कहलाती है । प्रेममें देना-ही 
देना होता है । आसक्तिमें अपने लिये लेनेका भाव रहता है । 

अध्यात्मनित्या:--जो नित्य-निरन्तर परमात्मतस्वमें ही स्थित 
रहते हैं । 

परमात्मा चेतन ओर खयंग्रकाश है | जो दूसरोंको जानने 
वाला है, पर जिसे जाननेवाळा कोई हो ही नहीं सकता, उस तत्त्व- . 
को “चेतन? कहते हैं, _ और अपने-आफके द्वारा ( करण-निरपेक्ष ) 


~+ 


CS ERR SRR DN 00 २) 


ee ne “नवन ns 


[२ 
छ, है श| सिर ४] 
"ह्र्‌ हे रशो शु 


शक 
के 
ee पट 
खि ८ 
म्‌ 
झा 
बहे. 
SA“ 
gs 


प्रकाशक) सर्वेश्वर परमात्मतच्चमे ही रहती ४१ तथापि मलते चे अपनी 


लछोक ५ ] गीताका भक्तियोग २,७ 


ज्ञान होनेपर उसे “खर्यप्रकाश' कहते हैं |# उसके प्रकाशसे प्रकाशित 
होनेत्राळा समस्त दृश्य 'जड़” कहलाता है ( जड़ शब्दसे विषय, पदार्थ, 
शरीर, इन्द्रियॉ, मन, बुद्धि एवं अहं ( मे-पन )--ये समी समझने 
चाहिये ) । उस सवप्रकाशक चेतन-तत्तको ही यहाँ 'अल्यात्म' 
पदसे कहा गया है | उस तत््वमें अपनी नित्य-निरन्तर स्थितिका 
अनुभव ही 'अध्यात्मनित्याः? पदसे कहा गया है । तात्पय यह है 
कि उन महापुरुषोंकी निरन्तर परमात्मतत््वमें ही स्थिति रहती है एं 
इसलिये अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ आदिके 
संयोग-बियोगका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | परमात्मतत्य 

( समता )में उनकी सहज, स्वाभाविक स्थिति होती है । करिसी नी 
अनुकूल-प्रतिकूळ परिस्थितिके आनेपर जिनके मनपर उसका प्रभाव, 
पड़ता है; ( जिसे वे अभ्यास, विचारके द्वारा दूर करते हैं, उनकी 
परमात्मतत्त्वमे स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वे साधक हैं; जो परमात्म- 
तत्तमें स्थित होना चाहते हैं; वे अभ्यास, विचार आदिके दारा 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | ( गीता १० | ६५ ) 
पुरुषोत्तम ! आप खयं दी अपनेसे अपनेको जानते हैं |! 


| यद्यपि सम्पूर्ण प्राणियोंकी निरन्तर स्थिति उसी सवंव्यापक, सव- 


स्थिति ( परमात्मामें न मानकर ) संहारमै मान लेते हैं । जते में अमुक 
वर्ण, आश्रम) सम्प्रदाय, नाम) जाति, शरीर आदिका हूँ | अपनी इस 
विपरीत मान्यताफे कारण ही वे वेष जाते हैं और बार-बार छन्मठे 
मरते 


| 
| 
| 
{ । 
t 
| 
। 
| 


२७६ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


उनमें अपनी स्थितिका अनुभव करनेका प्रयास करते हैं । उन्हें 
अभीतक ऐसा अनुभव नहीं है कि परमात्मतच्चर्मे हमारी खत:- 
स्वाभाविक स्थिति है । 
जिन महापुरुषोंकी परमात्मतत्त्वमें नित्य-निरन्तर स्थिति है, उन्हें 
अपने खरूप या अपनी स्थितिके विषयर्मे कभी विकल्प या श्रम नहीं 
होता । महान्‌-से-महान्‌ दुःख भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता |# 
वस्तुतः ऐसे महापुरुषके समीप दुःख पहुँच ही नहीं सकता । उस 
महापुरुषके शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे शाख्रविहित कतब्य-कम तो 
होते हैं, पर शरीरादिसे तथा उनके द्वारा किये गये कर्मोसे उसका 
किश्चिन्मात्र भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता | परमात्मामें हमारी स्थिति 
' 'ड'---इस बातका उन्हें आभास भी नहीं होता | जबतक साधक 
परमात्मार्मे अपनी स्थिति मानता है, तबतक सूक्ष्म अहंकारके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण उसका परमात्मतत्त्वसे सूक्ष्म भेद बना हुआ 
ही है; जिसपर साधकोंका ध्यान प्रायः नहीं जाता | अतः 
साधककों चाहिये कि जवतक सहजावस्था ( परमात्मतत्तवमें 
खतः-स्वामाविक, सहज स्थिति )का अनुभव नहीं हो जाता, 


तबतक परमात्माका आश्रय लेकर विवेक, विचार आदिको तेजीसे 
बढ़ाता रहे । 


परमात्माकी सवथा शरण हो जानेके बाद भक्त आठौं पहर 


# यं लब्ध्वा चापरं छा मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्सितो न हुःखेन रुरुणापि विचाल्यते ॥ 
: ( गाता ६ । २२ ) 


हि कि | जी ५ ] | ताक भक्तियोग ४०५ 

मेश पे हो ॥ गीताका भक्तियोग २७७ छि 

हा ` ` सव प्रकारसे मगवानमें ही लगा रहता है#, इसलिये उस शरणागत ही 
"न भक्तको भी यहाँ “अध्यात्मनित्याः? पदसे कहा गया है । ट 

निमी नि हे | | विशेष बात 

"च्म किस यक्व १3 | भगवानूने पिछले इलोकमें शरण होनेकी वात ( तमेत चाद्यं 

मिड क्ा॥ पुरुष प्रपद्ये ) कहकर यहाँ शरणागत भक्तके लक्षणोंमें अध्यात्मनित्याः? 

च हौँ नह त पद कडा है, जो ता, ज्ञानयोगीका विशेषण है । एसा प्रतीत 

रि होता है कि भगवानूने यहाँ भक्तियोगसे तत्जञानकी प्राप्तिक भावको 

के प्रकट किया है | 


भक्तियोगसे तत्त्वज्ञानकी सिद्धि यानी गुणातीत अवस्था स्वतः 
` हो जाती है---यह बात गीताके अनेक सथळोपर आयी है । जैसे-- 
दसवें अध्यायके दसवें इल्लेकमें भगवानको प्रेमपूवक भजनेवाले भक्तको | 


RR तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति वतलायी है । तेरहवे अध्यायके दसवें श्लोकमें र 

पति नय बच्चा : भगवानूने ' ज्ञानके साधनोंमें अब्यभिचारिणी भक्तिको भी एक स्वतन्त्र | ४ 

` न्ह आळ ` साधन माना है; और अठारहवें स्लोकमें क्षेत्र, ज्ञान औरज्ञेको | 

म्या ( एरा जाननेवालेको अपना भक्त बतलाकर उसे अपने भावको प्राप्त होनेकी र्त. ७ 

उ नह होला | बात कही । चौदहवें अध्यायके छत्वीसवें इल्लोकमें अव्यभिचारिणी दै. व क 

गर गको तहत >> भक्तिके द्वारा गुणातीत होकर ब्रह्मको ग्राप्त होनेकी वात कडी गवी | ] चा य, 1: 
| है । अठारहवें अध्यायक्रे पचपनवें झत्मेकमें ज्ञानयोगकी पणता भी ता... हाद 

ड मअ | भक्तियोगसे ही बतलायी है । | * 

ह.त | 7 स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ (गीता १५1 १६)  ; 6 

"वासने | + गीतामै अन्यत्र भी शानयोगीफे लिये 'अध्यालशननित्लो | १ 

1१) (१३। ११) आयाहैँ। | क्क 

ह करत १ 

३ ee 7 7 he 


होळी अप का कु 


ld 3 
कू श्र 
CR : उका कक हर 
८» ० 0. जू ^ 
1... इतानाककंकातरमिका, | 
र न 
डु 
शु 


_ किम: 


जं । / हँ 
i i र | f 


२७८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


जबतक संसारसे सम्बन्ध है, तबतक ज्ञानयोग और भक्तियोग 
अलग-अढग ( स्वतन्त्र) साधन हैं, पर संसारसे सम्बन्व-विच्छेद 
होनेपर ( फलमें ) दोनों एक हो जाते हैं अर्थात्‌ एककी पूणता 
होनेसे दूसरेकी पगता स्वतः हो जाती है । 

- विनिवृत्तकामाः:--जो सम्पूण कामनाओंसे पूणतया निवृत्त हो . 

गये हैं | 

परमात्मतत्त अथवा अपने स्वरूपमें निरन्तर स्थितिका अनुभव 
होनेसे कामनाओंकी निवृत्ति स्वतः हो जाती है । इसीडिये 'अध्यात्म- 
नित्या:'के बाद विनिवृत्तकामाः? पद दिया गया हैं । 

कामनाओंकी उत्पत्ति कब होती है १--जव हम परमात्मा 
( जिनसे हमारा वास्तविक सम्बन्ध है )से विमुख हो जाते हैं एवं 
जिन नाशवान्‌ शरीरादि पदार्थोंके साथ हमारी जातीय तथा स्वरूप- 
गत एकता नहीं है, उनसे ( सुखासक्तिपूवक ) अपना सम्बन्ध मान 
लेते हैं । यदि शरीरादिसे अपनी भिन्नताका अनुभव कर डिया जाय (जो 
वास्तवमे है ) तो सम्पूण कामनाएँ स्वतः निवृत्त हो जाती हैं। 

वास्तवमें शरीरादिका वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है) 
साधकको प्रतिक्षण होनेवाळे इस वियोगको स्वीकारमात्र करना है । 
इन वियुक्त होनेवाले पढार्थोसे संयोग माननेसे ही कामनाएँ उत्पन्न 
होती हैं । जन्मसे लेकर आजतक निरन्तर हमारी प्राणशक्ति क्षीण हो 
रही है और शरीरसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, हम शरीरको खिर 
मान लेते हैं । जब एक दिन शरीर मर जाता है, तत्र लोग कहते - 
हैं कि आज वह मर गया | वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो शरीर 


ग्ग 


[ब० {५ 


१ शनपाग ओर भक्तियोग 
= म्प्रस्मे स्प 
" कर सम्बन्धित 


LR ७ 
£ दत्‌ एकी पणा 


स्छोक ५ ] 


आज नहीं मरा है, अपितु प्रतिक्षण मरनेत्राले शरीरका मरना आज 
समाप्त हुआ है. ! अतरव कामनाओऑसे निइत्त होनेके लिये ताषकको 
चाहिये कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होनेवाले दारीरादि पदार्योको स्थिर 
मानकर उनसे कभी अपना सम्वन्ध न माने । 


गीताका भक्तियोग 


वास्तवर्मे कामनाओंकी पूर्ति कमी होती नहीं । जदतक एक 


गमे एनया निवत्त है ० 
पहत हती कामना पूरी होती हुई प्रतीत होती है, तवतक दूसरी अनेक कामनाए 
उत्पन्न हो जाती हैं । उन कामनाओमेसे जत्र किसी एक कामनाकी 
निरनर सिति अनुभव पूर्ति होनेपर हमें सुख प्रतीत होता है, तव अन्य कामनाओंकी पूर्तिके 
£ | इयि 'अयाम- लिये निरन्तर चेष्टा करते रहते हैं, परंतु यह नियम है कि चाहे 
७ र्म र्‌) छक 
गराई | क्रितने ही मोग-पदाय हमें मिल जाये, पर कामनाओंकी पूर्ति कभी 
डु हो ही नहीं सकती । कामनाओंकी पूर्तिके चुख-भोगसे नयी-नयी 
हम परमाम बन ॥ 
न लिये है कामनाए पदा होती रहती हैं---“जिमि प्रतिळाभ लोभ अधिकाई! । 
हिनु हाँ जाप ह एव nd ह CT तर्या 
त ता संसारके सम्प्रण व्यक्ति, पदाथ एक साय मिलकर एक व्यक्तिकी भी 
दातय त्य ०५" गोंकी हि क्ट हा ॥ x 
en कामनाओंकी पूर्ति नहीं कर सकते, फिर सीमित पदार्थोकी कामना 
अपना समक मात ० हि RR 
i > जे करके सुखकी आशा रखना महान्‌ भूछ ही हैँ । कामनाओंके रहते 
द ह. । हुए कभी शान्ति नहीं मिल सकती---'स शान्तिमाप्नोति न कामकामी! 
उद्दा ह (गीता २। ७० ) | अतः कामनाओंकी निवृत्ति ही परमशान्तिका उपाय 
उग हो ही छा है । है । अतएव कामनाओंकी निवृत्ति ही करनी चाहिये, न कि पूर्तिकी चेटा । 
गक्रारमात्र र है| $ सांसारिक भोग-पदार्थॉके मिलनेसे सुख होता है---धह मान्यता 
'ही कमाई उन कर लेनेसे ही कामना पैदा होती है | यह कामना जितनी तेज छोगी 
1 गकि बीग है उस पदायके मिलनेमें उतना ही सुख होगा । वासतवमें कामनाकी 
हम लो लिए पूर्तिसे सुख नहीं होता । जब हम किसी पदायके अभावका दुःख 
है, त दोग कहते. 
देख जाय तो श 
x 2 र छ नाता ता 
ट हि करे ..... RDP ST FT ~“ . ® १ 
RF a, च Dr 
स्क ५ र र कु हत 
3 ८ दै "६ Se 
जं | [क 
६ १ \ 
i | ८, 


ees omen ५. 
१११४ ७१५१00 ५८१५ ५०४९५२५७५५ ०-. १८, 


ST myers vss 


ed लह ” 


RR फल 


शिना १ स्स क्र 
८. . हि की न 


क ही हिन ति 


पलः 


२८० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


मानकर कामना करके उस पदाथका मनसे सम्बन्ध कर लेते हैं, तव 
उस पदाथके मिळनेपर अर्थात्‌ उस पदार्थका मनसे सम्वन्ध-विच्छेद 
होनेपर ( अभावकी मान्यताका दुःख मिट जानेपर ) हमें उसके 
मिळनेका सुख प्रतीत होता है | यदि पहलेसे ही कामना न करें तो 
पदार्थोके मिलनेपर सुख तथा न मिलनेपर दुःख होगा ही नहीं । 


ह ता, अविवेकके कारण ( अर्थात्‌ शरीर आदिसे अपनी 
अमिनता माननेसे ) ही कामनाएँ उत्पन्न होती माननेसे ) ही कामनाएँ उत्पन होती हैं । अब यह विचार 


करना है कि यह अविवेक केसे मिटे ? अविनेक मिटता है वित्रेकको 
महत्त्व देनेसे | विवेककों महत्त्व तमी दिया जा सकता है, जब हम 
प्राप्त सुख-सामग्रीसे दुःखियोंकी निःखाथभावसे सेवा करनेका उदे 
रखते हैं । उन पदार्थोको व्यक्तिगत न मानकर ( क्योंकि वास्तवमें 
वे सावजनिक ही हैं) संसारका ही मानते हुए उन्हें संसारकी सेवामें 
लगाते रहनेसे अपने सुख-भोगकी रुचि स्वत: मिट जाती है और 
कामनाओंकी निवृत्ति हो जाती है | 


मूछमे कामनाका अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि जव काम्यपदार्यका 
ही स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, तब उसकी कामना केसे स्थिर रह 
सकती है | इसलिये सभी साधक कामनारहित होनेमें समथ हैं | 

विनिवृत्तकाम महापुरुषका यह अनुभव होता है कि शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं अहं ( में-पन )सभी भगवानूके ही है | 
भगवान्‌के अतिरिक्त उनका अपना कुछ होता ही नहीं । ऐसे 
महापुरुपकी सम्पूण कामनाएँ विशेष और निःशेप-रूपसे नष्ट हो 
जाती हैं इसळिये उन्हें यहाँ 'विनिवृत्तकामा:” कहा गया है | 


उ 
~ 
Pampers ने Liga ३ 
तात 
हक ॥ 
क ७७२ हरा ह 
१५ {धीवा 
अश दु ‘ड्‌ | 
क ~ %, 
NS क तटी 
१११, ५.४५ ७, "दा 
mn का 
HE Roc बचा 
£ ¦ अन पहु मिपा 
~ 
£ 


| RS. 
पानक द है | 
« न्हा ऐसे 
ही. बह ऐसे 
~ था 
एप्स नष्ट हो 
गा है| 
हे 
EE 
"प्रका 
१" 0 
नक 
8० 


लोक ५ ] 


साधकके लिये सत्र प्रकारकी सांसारिक इच्छाओका त्याग 


गोताका भक्तियोग 


विशेष वात 


करना आवश्यक है | इच्छाओंके चार भेद हैं--- 
( १ ) निर्वाहमात्रकी इच्छा (जो आवश्यकता हैं उस) को एरा 


कर दे# | 


(२ ) जो इच्छा व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त हो और जिसे पूरा 
करना अपने सामथ्यसे वाहर हो, उसे मगवानके अपण करके 


मिठा देश । 


( ३ ) दूसरोंकी वह इच्छा प्ररी कर दे, जो न्याययुक्त एवं 
हितकारी हो और जिसे पूरा करनेका सामध्य हममें हो । इस प्रकार 
दूसरोंकी इच्छा पूरी करनेपर हममें इच्टा-त्यागकी सामव्य आती है । 

( 9 ) उपथुक्त तीनों प्रकारकी इच्छाओंके अतिरिक्त अन्य संत 
इच्छाओंको विचारके द्वारा मिटा दे । 

सुखडुःखसंत्षेः दन्दैः विस्ुुक्ताः अमूढाः--सुख-दुःगवालक 


३ एसी इच्छ 


दवन्द्वोसे © < ०, छ २.३ 
न्द्वोसे जो सप्रथा रहित हो गये हैं, ऐसे ज्ञानीजन ! 


में चार बातोंका होना आवश्यक ह~ 
( १) उसका सम्बन्ध वतमानसे हो । 


(२ ) उसको पूर्ति किये विना रहा न जाव । 

( ३ ) उसकी पूर्तिके आवश्‍यक साधन वतमानमें प्राप्त हो । 

( ४ ) उसकी पूर्तिसे अपना और दूसरेका- अहित न होता हो । 
त उदाहरणार्थ, 'संसारमे अन्याय-अत्याचार न हो--ऐसी तीम 


व्यक्तिगत इच्छा न्याययुक्त ओर अपने सामथ्यंते 


रो, 
बाहर € 


“१1८९ ६ 


। अतः ऐसी | 


इच्छाको भगवानकफे अर्पण करके निश्चिन्त हो जाय । ऐसी भगवदपित : 
Tip. Sosa en णा इक 


इच्छा भविष्यमें ( भगवान्‌ चाहें तो ) पूरी हो जाती 


न 
द्‌ | 
कछ की 


| 


२८२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


किती प्रकारकी कामना होने ( अथवा नाइावान्‌ पदार्थोके 
साय सम्बन्ध जोड़ने )ऐे ही सुख-दुःख होते हैं । प्रायः सवका 
अनुभव है कि जिन पदाथ, परिस्थिति आदिके साथ हमारा सम्बन्ध 
नहीं है, उनके सुधरने अथवा विंगड़नेसे हमपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | 
चौदहवें अध्यायके चौबीसवें इलोकमें ( गुणातीतके लक्षणोंमें ) 
मगवानूने सुख-दुःखमें “सम? रहनेकी वात कही है अर्थात्‌ वहाँ 
` सुख-दुःखकी सत्ताको खीकार किया गया है, जव कि यहाँ (इस 
इलोक ) में सुख-दुःखसे "रहित? होनेकी वात कही गयी है अर्थात्‌ 
यहाँ सुख-दुःखके अभावको खीकार किया गया है । इन दोनों 
बातोंमें परस्पर विरोध दिखायी देनेपर भी वास्तवमें कोई विरोध नहीं 
है; क्योंकि वाहरके सुख-दुःखकी परिख्थितिमें सम रहना और 
` बाहरके सुख-दुःखका अन्तःकरणपर प्रभाव न पड़ना एक ही 
वात है | 


प्रायः लोग अपनी घारणासे सुख-दुःखकी दो प्रकारसे 
परिभाषा करते हैं | जिनके पास अन्न, धन, मकान, वसन, स्री, पुत्र, 
परिवार आदि वाहरी सामग्रीकी अधिकता है, उन्हें लोग कहते हैं 
कि 'ये बहत सुखी हैं? और , जिनवेः पास इनका अभाव है उन्हें 
लोग कहते हैं कि थे बढ़े दुःखी है? । इसी प्रकार हृदयमें 
१हलचल ( चिन्ता, शोक आदि ) हैं, उन्हें लोग दुःखी मानते हैं, . 
और जिनके हृदयमें शान्ति ( प्रसन्नता आदि ) है, उन्हें लोग सुखी 
मानते हैं । वस्तुतः बाहरी परिस्मितिसे सुखी-हुःखी मानना सुख- 


~ कै 


दाण [३०१५ 


Fn क्य पापि क 
' १ 2६ सार पर 
an SS 
इ: घत ह्‌ । प्रायः तमा 


ws 
राक साप हया हमले 
CN प्रम 
गर्दन हमर को प्रमा 


ज । जातीय त्रे 
RR as 


33 


क र RR a ff के ताज टे 2 मी आड. जगा > पु 
गीताका भक्तियोग २८३ 


स्छोक ५ 


९ re ~ 
दुःखकी यथाथ परिसापा नहीं है । बाहरी परिस्थिति चाहे अदी 


SI [| 


हो उसका अन्त:करणपर कोई प्रभाव ( सुख या दुःख) न पड़ना 


ही 'झख-डु:खको ययाथ परिमापा है, जितः :खकी ययाथ परिमापा है, जितका यहाँ वगन हुआ है । 
यहं सभीका अनुभव है कि सुख या दुःख किती मी परिनि 
आनेपर हम खयं तो वही रहते ह्‌, पर सुख-दुःख आते और घले 
जाते हैं | इस अनुभवका आदर करते हुए हमें केवळ यह सावधानी 


रखनी चाहिये कि आने-जानेवाले सुख-दःखके साथ हम मिलें 


नहीं । यदि भूलसे सुख-दुःखके साथ एक होनेकी मान्यता हो भी सुख-दुःखके साथ एक होनेकी मान्यता हो भी 


पं, किङ [श जाय, तो भी निराश न होकर “बास्तवमें तो हम उनसे अडग ही _ 
१ ब्ल बही यो है कार हूँ”. ऐसा विचार करके उसे तुरंत छोड़ दे | 

5८ गया है । छ दे ` प्रतिक्षण वदलनेवाले संसारका संयोगजन्य सुख, अभिमान- 
८ इसके हो विम जन्य सुख तथा अकतव्य, प्रमाद और आलस्यजन्प सुखका सवया 


क य 
मतने तन ढा के 


ही 
परर ने पहनी फर 


११." 


क 
~ नी 
२, मात, तव) २) श्र 


त्याग होनेके वाद जो सुख शेप रहता है, वही नित्य सुख है । 
इस नित्य सुखके सभी अधिकारी हैं । आने-जानेवाले सुग्द-दुःखरमें 
राजी-नाराज होनेसे ही इस नित्य सुखकी अनुभूति नहीं होती । 
हर्ष-शोक, सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रविकूलता आदिके भावोसे 
सर्वथा रहित होना ही इन्द्रोसे रहित होना है । जो कुछ होता है 
वह हमारे प्यारे प्रभुका मङ्गलमय विधान है---ऐसा भाव होनेसे 


TT) 


४. उदे ता कहो इन्द्र सुगमतापूर्वक मिट सकते हैं । कारण यह कि अंशी (परमात्मा ) \ र 
एई ; ५ है ६ हद हो सवेभूतानाम्‌? गिता ५ । 2० | त 
„दद वमव है के सबका सुहृद्‌ दै" सुहृदं सवभूतात ( गीता ; | २९) । | .... अ 

री प्रका हं छ. उसके द्वारा अपने अंश ( जीवात्मा )का कमी अहित हो ही नहीं । 

! | हा ९७ २ विधानसे जो नी परिनि | 

र मते सकता । अतः भगवानके मङ्गखमप विवानसे जा ना पारीत | 

लोंग दुः ग ९ है हितके नवि ही होठी ६ उ न 

क होय हुए हमारे सामने आती है, वह हमारे परमदितके लिये ही हातो ९ । । हे 


मी 


कहर 


२० SISO 

र > Us :, 
FS, र हळ 
pS 1000 ६ 7. 

० त्तर 


तारा ताका भक्तियोग [२०१५ 

आने-जानेवाळे पदार्थोको प्राप्त करनेकी इच्छा या चेष्टा करना 
तथा उनसे सुखी-दुःखी होना भूढुता" है । वास्तवमै संसार निरन्तर 
परिवतनशीळ है और परमात्मा नित्य रहनेवाला 'है? । परमात्माकी 
सत्तासे ही संसारकी सत्ता दीखती है । पर अविनाशी परमात्मा ऑर 
विनाशी संसारकी सत्ताको मिळाकर 'संसार है? ऐसा मान लेना 
“मढता? कहलाती है | " 

जिस प्रकार मूढ़ ( अज्ञानी ) पुरुपांको 'संसार है? ऐसा स्पष्ट 
दिखायी देता है, उसी प्रकार अमूड़ ( ज्ञानी ) महापुरुत्राको परमात्मा 
है ( संसार तो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है ) ऐसा स्पष्ट अनुभव 
होता है । संसार जेसा दिखायी देता है, वैसा ही है--इस प्रकार 
संसारको स्थायी मान लेना 'मूढता? ( मोह ) है । जिनकी यह 
मूढ़ता चढी गयी, उन महापुरुषांको यहाँ 'अमूढाः? कहा गया है । 
मूढ़ता चले जानेके बाद सुख-दुःखका प्रभाव नहीं पड़ता | जिसपर 
सुख-दुःख आदि इन्दोंका असर नहीं पढ़ता, वह मुक्तिका पात्र 
होता है । इसीलिये प्रस्तुत इ्छोकमें भगवानूने दो वार मूहता 
त्यागको वात ( “निर्मानमोहाः और अमूढाः ) ककर मूढ़ताके 
-व्यागपर विशेष वळ दिया है | 
| विशेष वात 
इन ( राग-दषादि ) ही विषमता है, जिससे सतर प्रकारके पाप _ 


उत्पन्न होते हैं । अतः वि्रमताका त्याग करनेके जिये साधकको 


4. _ क्य हि न व्यवव्ले ,_ श्यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षम | 


कं समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते || 


De ( गीता २। १५) 
आर. 


(«हर 


श 


a ७ ७ 
* | रां संता नि 


> नना 
९१९. ६ | पामी 


os 
॥ 
~ 

पि 


j rt अनन्व परमाम 
४ पाया परमाम को 


{ 


Ss © प्ता माने ० 
५५५ हैं! एता मतला 


EE 
उड़े! पर है! ऐता 
२ फार है एत हर 


¢ 
त्न 
८. ल, 1 


~ 


र 
हहपुद्यका पम 


(गत १1६६) 


3, 


\ 
पै 


और वोन 


क. .: en Sh 00 चहु नहह 
rains motes any, £ Ri ds 
पु ल: 
| बन” है: ति 


नाशवान्‌ पदाथोंके माने हुए महत्तक्ो 
चाहिये । इन्दके दो भेद हैं-... | 
(१) स्थूल ( व्यावहारिक 


अन्तःकरणसे निकाल देना 


)डन्द- सुख-दुःख, अनुकूलता- 
प्रतिकूटता आदि स्थूल इन्द्र है | प्राणी सुख, अनुकूलता आदिकी इच्छा 
तो करते हैं, पर दुःख, प्रतिकूलता आदिकी इच्छा नहीं करते । यहद 
स्थूळ इन्द्र मनुष्य, पञ्च, पक्षी, वृक्ष आदि समीमें देखनेमें आता है | 
ˆ * (२) सूक्ष्म (आध्यात्मिक ) न्याप अपनी उपासना 
और उपास्यको सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे आदर ( महत्त्व ) देना आवश्यक 
एवं लाभप्रद है, तयापि दूसरोंकी उपासना और उपास्पको हेय (नीचा) 
नतळाकर उसका खण्डन, निन्दा आदि करना "सूक्ष्मदन्द' है, जो 
साधकके छिये हानिप्रद है | 

वास्तवमें सभी उपासना -उपासनाओंका एकमात्र उद्देश्य संसार ( जड़ता ) 
से सवथा सम्बन्ध-विच्छेद करना है. । साधकोंकी श्रद्धा, विश्वास, रुचि 
ओर पोग्यताके अनुसार उपासनाओंमें भिन्नता होती है, जिसका होना 
उचित भी है | अतः साधकको उपासनाओंकी मिन्नतापर दृष्टि न 
रखकर <“उद्देश्यःकी अभिन्नतापर ही इटि रखनी चाहिये | दूसरेकी 
उपासनाको न देखकर अपनी उपासनामें तत्परतापूवेक छगे रहनेसे 
उपासना-सम्बन्धी 'सूक्ष्म-न्द्रः खत: मिट जाता है । 

गीतामें “स्थूलदरून्ध'को 'मोहकलिलम! (२।५२) और 
“सूक्महन्ह?को 'श्रुतिविप्रतिपन्ना ४ (२.। ५३ ) पदोंसे य (५३ ) पदो बद्धा ग गया 

४ “शुतिविप्रतिपन्ञःका अर्थ ह-_शान्नोमे हान, ज्ये ओर भक्ति; 
देत, अद्वैत, शद्धाद्वेत, देताद्वेत आदि सिद्धान्त, विष्णु; राम, कृष्ण, शिद, 


शक्ति, गणेश आदि उपास्थदेव; सकाम और निष्काम-भाव इत्यादि भिन्न 


ज He SR 
2 <2 TT ६० 
~ { नद न \ +° ~ 
पु क आ 
~ ure 9024 

PT, 


TTT re के 
दे कक नल 


{~ 
१. 


न + रि; तक | PPR हि: हि त 
है न अन्ना 000000 सटी, ल्क 


य मद 


४ 
म 


13 


trop wanton “कल 


ददद ˆ नीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
है । साधकके अन्तःकरणमें जबतक संसार ( जडता )का सम्बन्ध 
या महत्त्व रहता है, तभीतक ये द्वन्द्व रहते हैं । 'स्थूट-दइन्द' संसारको 
विशेषरूपसे सत्ता एवं महत्ता देता है । अतएव 'स्थूल-दन्द्रः्को 
मिटाना अत्यावश्यक है । 
इन इन्द्रोसे सवथा रहित होनेके लिये चार प्रकारकी 
सहिष्णुताओका होना आवश्यक है-- 
( १ ) परोत्कषसहिष्णुता--दूसरेकी उन्नति देखकर प्रसन्न 
- | 
( २ ) परमतसहिष्णुता--दूसरेके मत, उपासना, सिद्वान्त 
आदिसे द्वेष, विरोध, ईर्ष्या आदि न करना । | 
( ३ ) वेग-सहिष्णुता--काम, क्रोध आदिके वेगको सहना । 
कापड क इन्द्रियाँ 
१, ४ ) इन्द्-सहिष्णुना--शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी 
कूलता आर प्रतिकूलताको सहना अर्थात्‌ उनसे सुखी या दुःखी 
न होना । 
जवतक मढता रहती है, तभीतक हन्द रहते हैं | वास्तविक 
दृष्टिसे देखा जाय तो अपनेमें इन्द्र मानना ही मढ़ता है । राग-द्वेष, 
सुख-दुःख, हष-शोक आदि द्वन्द्व अन्तःकरणमें होते हैं, खयं! . 
( अपने खरूप )में नहीँ । अन्तःकरण अन्तःकरण जड है, ओर खयं! चेतन 
एवं जड़का प्रकाशक है । अतएव अन्त: करणसे :खयं'का. वास्तविक 
सम्वन्ध है ही नहीं । केवळ मान्यतासे वल मान्यतासे यह सम्बन्ध प्रतीत होता है । 


~ 


भिन्न विचारोंको देखकर किसी एक विचारपर अपना निश्चय या निर्णय 
नहीं हो पाना अर्थात्‌ किंकतेव्यविमढ हो जाना | 


\ 


` मगर (सज्ञा ष 
नि जुका कि 


घर कै 
, 6 ४२ 
८११ | त्यूर ६ 


हि " मा» 
त 
क | Fa ee कक 9 किक पक हा. अन्शय 
डे 3०26 कह Ce RT क का हू 
४ ८ 7 फू... RP क ह ँ क स्वा 
री i ८ RR प्राण र, ॥ न दे SRS 
FET, 200 ति स. “ UPS 
i ~ कि उरत pea अ, ६, न १ 
हु १ हि ia ॥ रि है कत = > उद 
wr St 24. Er Ey , 
क ! |] आय, ; नि 
का १ र्‌ भै न 
ठ) ६ है 
तू | E fF ~ 
„न (१ 
म! 1 Fe 
क | भ 
क क त ५ 
£ क्यु 
क डं द 


श्होक ५ ] 


गीताका भक्तियोग २८७ 


यह सभीका अनुभव है क्रि सुख-दुःखादि दन्दोके आनेपर हः 
तो वही रहते हैं । ऐसा नहीं होता कि सुख आनेपर म और होते 
हैं, एवं दुःख आनेपर और । परंतु मढ़तावश इन सुख-दुःखादिसे 


मिलकर सुखी और दुःखी होने लगते हैं | यदि इम इन ( आने- 


जानेवालों )से न मिलकर अपने खरूपमें स्थित ( स्थ ) रहें, तो 

| सुख-दुःखादि द्वन्द्वोसे खतः रहित हो जायेंगे । अतएव साधवो 
बाळी अर्थात्‌ आने-जानेवाली अवस्थाओं ( सुख-दुःख, हप-शोकादि ) 
पर दृष्टि न रखकर कमी न वदलनेवाले अपने “खरूप*पर ही थरि 
रखनी चाहिये, जो सब अवस्थाओसे अतीत है। | 


गीतामें भंगवानूने राग-द्वेप आदि इन्द्रोंसे मुक्त होनेका बहुत 
_सुगम उपाय-बतलाया है कि अनुकूलता-पतिकूलतामे राग-ट्रेप छिपे 
हुए हैं । उनसे बचनेक छिये साधकको केवळ इतनी सावधानी रखनी 
है कि वह इनके वशमें न हो» । तात्पय यह है कि राग-द्रेप प्रतीत 
होनेपर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करे 
क्योंकि तदनुसार क्रिया करनेसे ये पुट होते हैं। 

तत्‌ अव्ययम्‌ पदम्‌ गच्छन्ति--उस अविनाशी परमपद 
( परमात्मा )को प्राप्त होते हैं । 


बदलने - 


रागद्रपी. ब्यवस्थिती । 

हास्य परिपन्थिनौ ॥ 
(गीता ३ । ३४ ) 
'इन्द्रिय-इन्द्रियफे अर्थे अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियफे विषय राग ओर 


है इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 
तयोन वशमागच्छेत्तो 


द्वेष छिपे हुए स्थित हैं । मनुप्पको उन दोनोफे वशर्म नहीं ऐना चाहिये 
क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गरमे विघ्न करनेवाले मष्टान्‌ दाजु हैं ॥ 


ener ers 06 काची SR क र 
| cl Es (प्‌ दि / 


| लयी 
| 
|; 
३ 
| 
|! 
|. 
क 

९ १ 4 
| | 
f fs ती 

१ , |, १ 

हि. ह 
{ ` ; 
। | (५ | 
१ 8.) ७ ~ 
SEP टु 
र .. 


Dore habeas ie ०० 
म 


२८८ गीताका भक्तियोग . [ अ० १५ 


जिस परमात्माको इसी अध्यायके पहले इलोकमें “ऊध्वमूलम?' 
पदसे कहा गया तथा जिस परमपदरूप परमात्माको खोजनेके लिये _ 
चौथे इलोकमें प्रेरणा दी गयी और आगे छठे इलोकमें जिसकी 
महिमाका वणन किया गया है, उसी परमात्मरूप परमपदकी प्राप्तिका 
यहाँ वणन है । भाव यह है कि जो महापुरुष मान, मोह आदि 
दोषेंसे सवथा रहित हैं, वे उस अविनाशी परम पदको अवश्य प्राप्त . 
होते हैं, जिसे प्राप्त कर लेनेपर प्राणी लोटकर नाशवान्‌ संसारमै. 
नहीं आता । | 

वास्तवमें तो मनुष्यमात्र उस पदको खतः प्राप्त ही है; पर 
उधर दृष्टि न रहनेसे उन्हें वेसा प्रतीत नहीं होता । इसे एक 
उदाहरणसे समझना चाहिये | मानो हम रेलगाड़ीसे यात्रा कर रहे 
हैं । हमारी गाड़ी एक स्टेशनपर रुक जाती है । हमारी गाड़ीके पास 
( दूसरी पटरीपर ) खडी इई दूसरी गाड़ी सहसा चळने लगती है । उस 
समय ( उस चलती हुई गाड़ीपर दृष्टि रहनेसे भ्रमसे हमें अपनी गाड़ी 
चलती इई दीखने लगती है । परंतु जव हम वहाँले अपनी दृष्टि 
हटाकर स्टेशनकी तरफ देखते हैं, तत्र ( भ्रम दूर होनेपर ) पता 
लाता है कि हमारी गाडी तो ज्या-की-त्यो (अपने स्थानपर ) खड़ी हुई 
हे । ठीक इसी प्रकार संसारसे सम्वन्ध होनेपर हम अपनेको संसारकी 
|: गम ( आने-जानेवाला ) देखने लाते हैं | पर जब हम 
सुंसाररसे दृष्टि हटाकर अपने 'खरूपशको देखते हैं, तब हमें पता लगता 
हे करि-हम-खयं ता ज्यों-केंस्यों ( अचळ ) ही हैं [& 


# नित्वः सवगतः स्याणुरचलोऽयं सनातनः ॥ ( गीता २ | २४) 


यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला और 
सनातन है |? 


नरा | 

PS 

९१५ 

परे AN ८ पं 
४3 पने उसु 

पथ 
ba Te 50.५ १५ 
२ एनामशे देते ति 
भर जने रे St रश 
१ ०७५] दव रि 
ला पू (A 
“4५ ART 


Sm > 7 5६ 
डि मक्ता 


हा 
CO कोक प 1 


१ १० EX 11, ५५५ 


मरा दः प्रिह 
ऽज नही होग | मे हृ 
वाद तहा छाल 
क क ७१ दा 
सान दास्‌ 
Ls ह्मी ie 
गो हू | हत ग 
0211] 
पदम चच पती 


soe 


॥ ४९ 


र 


लोक ६] 


'रीताका भक्तियोग 


तत 
9 


सस्वत्ध-- 

छठा श्लोक ` पाचवे और सातवें श्लोकॉको जोडनेवाली कड़ी 
है । इन रलोकोंगें भगवान्‌ यह बतलाते हैं कि वह अविनाझी-पद मेरा 
ही घाम हे, जो मुन्नते अभिच है ओर जीव मी मेरा अंश होनेके 
कारण मुझसे अभिन्न हे । अतः जीवकी भी उस धाम ( अबिनाझी- 
पद ) से अभिन्नता हे अर्थात्‌ वह उत्त धामको नित्यग्राप्त है । 

यद्यपि इस छठे इल्लोकका वारहवें श्लोकसे घनिष्ठ सम्बन्ध है 
परंतु पाँचवें और सातवें इलोकंको जोड़नेके लिये ही इसे यहाँ 
दिया गया है । 

पिछले श्लोकमे वर्णित जिस अविनाथो-पदको ज्ञानी महापुरुष 
प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी-पद केसा हे ?--इसका भगवान्‌ 
विवेचन करते हैं । 


दलाक-< 


न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 
यङ्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 
भावार्थ--- 


भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा परमधाम खयंप्रकाश है । मुझसे 


ही सूय, चन्द्र और अग्नि प्रकाशित होते हैं । अतः ये तीनों मेरे 


परमघामको प्रकाशित करनेमें असमथ हैं। यपि सूर्य, चन्द्र और 
अग्नि समष्टि भौतिक पदार्थोको प्रकाशित करते ह; परतु प्याड 
पदार्थोका ज्ञान नेत्र, मन और वाणीसे होता है । उस खर्यप्रवादा 
प्रमधामको ये इन्द्रियां भी प्रकाशित नहीं कर सकती । 


| 


गी० भ० १९-२०— 


५ रा | fer 


Cte oo regen 000 mee rtrd ८१00 हणन 


७१. Peed pore NH ers 


२९० ` _ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे इस अविनाशी खयंप्रकाशखरूप 
घामको जो पुरुष प्राप्त हो जाते हैं, वे कमी भी पुनः लोटकर इस 
संसारमें नहीं आते; क्‍योंकि अंशीको प्राप्त कर लेनेके वाद अश 
उससे अभिन्न हो जाता है । 

इस इलोकमें भगवानूने दो मुख्य बातें बतलायी हैं--( १ ) 
उस धामको सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते ( जिसका कारणरूपसे 
विवेचन भगवान्‌ने इसी अध्यायके बारहवें इळोकमँ किया है )। (२) 
उंस घामको प्राप्त हुए प्राणी पुनः लौटकर संसारमें नहीं आते 


( जिसका कारणरूपसे विवेचन भगवान्‌ने इसी अध्यायके सातव 
इलोकमें किया है ) । 


अन्वय 
तत्‌) न, सूर्यः, भासयते, न) शशाङ्क: न; पावकः, यत्‌) गत्वा, न) ` 
निवतंन्ते, तत्‌, मम, परमम्‌, धाम ॥ ६ ॥ 
पद-ध्याख्या-- 
तत्‌ न सूर्यः भासयते न शशाङ्कः न पावकः--उस (परमपद ) 
को न सूय, न चन्द्र और न आग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं । 
दृश्य जगतमें सयके समान तेजखी, प्रकाशखरूप कोई पदाथ 
नहा हे | वह सूय भी उस परमधामको प्रकाशित करनेमें असमथ 
है; फिर सूयसे प्रकाशित होनेवाले चन्द्र और अग्नि ठसे प्रकाशित 
कर ही केसे सकते हैं ! इसी अध्यायके वारहवें इळोकमें भगवान्‌ 
स्पष्ट कहते हैं कि सूय, चख और अग्निमें मेरा ही तेज है ।# 
मुझसे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगतको प्रकाशित करते हैं । 


# यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ || 


n ६ 


यन 
bs Rt [३ i 


हट १" मटर कोणमा 
री नं (3५३, ८ 


+ 
< 


९ 
2 
xl 
~ 
a 


x 
A? 
~ 


yr 


श्लोक ६] 


गीताका भक्तियोग २९१ 


अतः जो उस परमामतखमे प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा 

< © 

परमात्मखरूप परमधाम केसे प्रकाशित हो सकता है» ! तात्यय 
यह है कि परमात्मतत्त चेतन है और सूय, चन्द्र तथा अग्नि जड़ 


>> अ कदम म न नत 


वाणी क्री प्रकाशित करते हैं । ये तीनों ( नेत्र, मन ओर वाणी ) भी 


ही हैं | अतएव नेत्रोसे उस परमामतत्वको देखा नहीं जा | 


सकता, मनसे उसका चिन्तन नहीं किया जा सकता ओर वाणीसे 
उसका वणन नहीं किया जा सकता; क्योंकि जडतत्वसे चेतन 
परमात्मतत्तकी अनुभूति नहीं हो सकती । वह चेतन ( प्रकाशक ) 
तत्त्व इन सभी प्रकाशित पदार्थोमें सदा परिपूर्ण है | उस तत्तमें 
अपनी ग्रकाशकताका अभिमान नहीं है । 


चेतन जीवात्मा भी परमात्माका ही अंश होनेके कारण 
'लयप्रकाशखरूप! ह, अतः उसे भी जड पदाथ ( मन, बुद्धि 
इन्द्रियों आदि ) प्रकारात नहीं कर सकते । मन, वुद्रि, इच्त्रियाँ 
आदि जड़-पदार्थोका उपयोग ( इनके द्वारा लोगोंकी सेवा करके ) 
केवळ जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें ही-है-। 
हक न तत्र सूर्यो भाति न 


चन्द्रतारकं नेमा विद्रुतो भान्ति ङुतोऽयमग्निः 1 
तमेव भान्तमनुभाति 


सवं तस्थ भाता सदमिद बिभाति ॥ 

( कठोपनिपद्‌ २1२1१५) 

“उस परमात्माको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चन्द्र और तारे 

प्रकाशित नहीं करते, विद्युत्‌ भी प्रकाशित नहीं करती, फिर यद्द अग्नि 

उसे कसे प्रकाशित करेगी ! यह सम्पूण जगत्‌ उस परमात्माफे प्रराशठे 
ही प्रकाशित होता है ॥ 


“जपत प्रकाल प्रकासक रामू ।! ( मानस १। ११६ | ४ ) 


मुळ्या क २६ ती सि न रॅ 
५ A र्कत 


ae 


८७०८०७८००० oper eer १ 
क 


२९२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


यहाँ एक वात समझ लेनी चाहिये कि 'सूयःको 
“भगवान्‌? या 'देव'की दृष्टिसे न देखकर केवळ. प्रकाश करनेवाले 
पदार्थोंकी इष्टिसे देखा गया है | तात्पर्य यह है कि. सूये तैजस- 
तच्तोंमें श्रेष्ठ है । अतः यहाँ केवळ सूयकी बात नहीं, अपितु चन्द्र 
आदि अन्य सभी तेजस-तत्तोंकी वात चल रही है । जेसे, दसवें 
अध्यायके सैंतीसवें रलोकमे भगवान्‌ने कहा कि “बृण्णिवंशियोंमें मैं 
वापुदेव हुँ? (गीता १० । ३७),तो यहाँ 'बासुदेंवःका भगवानके 
रूपसे वर्णन नहीं अपितु वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषके रूपमें वणन है | 


'यत्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तत्‌ मम परमम्‌ धाम--जिस धामको 
प्राप्त होकर प्राणी नहीं लोटते, वही मेरा परमधाम है | # 


जीव परमात्माका अंश है | वह जबतक अपने अंशी परमात्मा- 

को प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसका आवागमन नहीं मिट 

सकता । जैसे नदियोंके जलको अपने अंशी समुद्रसे मिल्नेपर ही 

स्थिरता मिळती है, वैसे ही जीवको अपने अंशी परमात्मासे मिळनेपर 

: ही वास्तविक, स्थायी शान्ति मिळती है । वास्तवमें जीव परमात्मासे 

\ अभिन्न ही है, पर संसारके ( माने हुए ) सङ्गके कारण उसे ऊँच- 
नीच योनियोमे जाना पड़ता है । 


ऋ आत्रह्मयुवनास्लोकाः पुनरावतिनो5जुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
( गीता ८ | १६) 


'हे अजुन ! ब्रह्मलोकपयन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुन्ती- 
पुत्र | मुझे प्राप्त होकर पुनजन्म नहीं होता .॥ 


११५ टेट 
क 
३ ts 
ne कक 5 के 2212. 
२? पद ह्‌ हि ५ 
क धं ण 
डं 


| ०4 क 
3 एम धा 


ree 
CCS 
7 


arr 
जि 2507001 


छ) 
73१ 
0 ७ 
क 
७ 
श्र 


न वळि 


होक ९] गीताका भक्तियोग २९२ 


यहाँ 'परमम्‌-घाम? पद परमात्माका घाम और परमात्मा--दोनो- 
का ही वाचक है | य॒ परमधाम प्रकादाक्वूप है । जैसे सब 
अपने स्थान-विशोपपर भी खित है और प्रकाशरूपसे सत्र जगह मी 
सित है अर्थात्‌ सय और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न हैं; बैसे 
ही परमधाम और सबंब्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न हैं । 
मक्तोंकी मिन्न-मिन्न मान्यताओके कारण ब्रह्मडोक, साकेत 
धाम, गोलोक धाम, देरीद्वीप, श्रिवटोक आदि सब एक ही परमधामके 
भिन्न-भिन्न नाम हैं | यह परमधाम चेतन, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप 
और परमात्मखरूप है | 
यह अविनाशी परमपद आत्मखपसे समे समानख्पसे 
अनुस्यूत है । अतः स्वरूपसे हम उस परमपदमें थित हैं ही, पर 
जडता ( शरीर आदि )से तादात्म्य, ममता और कामनाक कारण 
हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी रवाभाविदा सितिका भनु) 
नहीं हो रहा हे 
सम्वत्व--- 
पिछले इलोकमें भयवानूने अपने परमधायक्ष वर्णन परते हुए 
यह वतलाया कि उसे प्राप्त होकर मनुप्य लोटकर संसारमें नहीं 


« आते | उसके विवेचनके रूपमें अपने अंद्य जीवात्मादें भी ( परम- 


घामकी ही तरह ) अपनेसे अभित्र वतलाते हुए, जीवते क्या भूल 
हो रही है कि जिससे उसे नित्वप्राप्त परमात्यत्वक्ए प्रमधासत्या 
अनुभव नही हो रहा है--इसका हेतुसहित वर्णन अगले स्ठोझमे 
करते हैं । 


"म pF «Koen a 


DR 


२०४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


इलो फ--- 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 
भावाथ-—- 
भगवान्‌ कहते हैं कि शरीरमें जीवरूपसे रहनेवाला आत्मा मेरा 
ही सनातन अंश है | प्रकृतिके अंश एव प्रकृतिमें स्थित मन तथा 
पाँच ज्ञनेन्द्रियोंको यह जीवात्मा भूळसे अपनी तरफ आकर्षित करता 
है--उग्हें अपना मान लेता है | तात्य यह है कि यद्यपि जीव 
मेरा ही अंश होनेसे नित्य-निरन्तर मुझमें ही स्थित है, तथापि मुझसे 
विमुख होकर प्रकृतिके काय मन और इन्द्रियोंको भूळसे अपना मान 
लेनेके कारण वह उनमें ही अपनी खिति मान लेता है, मुझमें नहीं । 
अन्वय-- 
जीवलोके, जीवभूतः, मम, एव, सनातनः, अंश; प्रकृतिस्थानि, 
मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि, कर्षति ॥ ७॥ 
पद-व्याख्या--- 
जीवलोके--इस ( मनुष्य ) शरीरमें । 
जिनके साथ जीवकी जातीय अथवा स्वख्पकी एकता नहीं 
है, ऐसे प्रकृति एवं प्रकृतिके कार्यमात्रका नाम 'लोक! है । तीन 
लोक, चौदह भुवनोंमें जीव जितनी योनियोंमें शरीर धारण करता 


है, उन सम्पण लोकां तथा योनियोंका वणन 'जीवलोके' पदके 
अन्तगत है | 


यद्यपि “जीवलोके” पद सम्पूण योनियोंके शरीरोंका वाचक है, 
तथापि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु अविनाशो परमात्माका ही चेतन 


न्छोक ७ ] 


गीताका भक्तियोग २९५ 
अंश हूँ ऐसे विश्वास और अनुभवकी योग्यता तया अधिकार 


मझुष्य-शरीरमें ही है । मघुष्य-शरीरमें विवेक ही “उ -शरीरमं विवेक ही मनुष्यत्व है । पशु, 
RS, 
पक्षी आदि 


अन्य योनियोंमें इस विकको प्रकाशित करनेकी योग्यता 
नहीं है । कारण यह कि उन: योनियोंमें यह विवेक सुपुपत रहता 
है । देवयोनिमें भी भोगोंकी वहुळताके कारण विचारका अवकाश 
नहीं है और अधिकार भी नहीं है । इसलिये यहाँ “जीवलो केःपद 


विशेषरूपसे मनुष्य-शरीरका ही वाचक समझना चाहिये । 
जीवभूत:--( असतूके सम्बन्धसे ) जीव बना हुआ (आत्मा) | 
नमा परमात्माका अंश है, परंतु प्रकृतिके कार्य शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण मन आदिके साथ अपनी एकता मानकर वह “जीव? 
हो गया है । उसका यह जीवत्व कृत्रिम है, वास्तविक नहीं । 
नाटकमें कोई पात्र बननेकी तरह ही यह आत्मा जीतळोकमें 'जीव? 
बनता है | 
भगवानूने गीतामें अन्यत्र कहा है कि इस सम्पूर्ण जगतको 
मेरी “जीवभूता? परा प्रकृतिने धारग कर रखा है । अर्थात्‌ अपरा 
प्रकृति ( संसार ) से वास्तविक सम्बन्ध न होनेपर भी जीवने उससे 
अपना सम्बन्ध मान रखा है | 
मम एव--मेरा हो | 


भगवान्‌ जीवके प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसे 
अपना ही मानते हैं । मानते ही नहीं अपितु जानते भी हैं ! उनकी 


——— ऊन 


क अपरेयमितत्त्वन्या प्रकृति विद्वि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ (गीता ७। ६ ) 


“न 115. 


छ ह... द्र " आह न 


Cd 
१? वक 
i 


२९६ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


यह आत्मीयता महान्‌ हितकारी, अखण्ड रहनेवाळी और खतः 
सिद्व है । 

यहाँ भगवान्‌ यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव 
केवल मेरा अंश है; इससे प्रकृतिका किसी अंशमें मिश्रण नहीं है। 
जैसे सिंहका बच्चा भेड़ोमें मिलकर अपनेको भेड़ मान ले, वेसे ही 
जीव शरीरादि जड़ पदार्थोकें साय मिलकर अपने वास्तविक चेतन 
खरूपको भूल जाता है | अतएव इस भूळको मिटाकर उसे अपनेको 
सदा सवथा चेतनखरूप ही अनुभव करना चाहिये । सिंहका वचा 
भेड़ोके साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता । जैसे कोई दूसरा 
सिंह आकर उसे बोध करा दे कि “देख ! तेरी और मेरी आकृति, 
खभाव, जाति, गजना आदि सव एक समान हैं; अतः निश्चितरूपसे 
तू भेड़ नहीं अपितु मेरेही-जेसा सिंह है |? ऐसे ही भगवान्‌ यहाँ 
“मम एव? पर्दोसे मानों जीवको बोध कराते हैं कि हे जीव! तू 
मेरा ही अंश है । प्रकृतिके साथ तुम्हार सम्बन्ध कभी हुआ नहीं, 
है नहीं, हो सकता नहीं | 

भगवत्माप्िके समी साधनोंमें “अहंता? ( में-पन ) और "ममता? 
( मेरा-पन ) का परिवतन-रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है । 
अहंता और ममता--दोनोंमें साधककी जैसी मान्यता. होती है, उसके 
अनुसार भात्र तथा क्रिया भी खतः होती है । साधककी “अहंता! 
यह होनी चाहिये कि “में भगवानका हो हूँ? और “ममता? यह होनी 
चाहिये कि “भगवान्‌ ही मेरे हैं |! 

यह हमारा अनुभव है कि हम अपनेको जिस वण, आश्रम, 
सम्प्रदाय आदिका मानते हैं, उसीके अनुसार हमारा जीवन बनता 


« रो 3 F 


BN 


स्छोक ७ | 


है | पर यह मान्यता ( जेसे, मैं ब्राह्मग हँ; में साधु हुँ आदि ) 
केवळ ( नाटकमें खाँगकी तरह ) कतंब्य-पालनके लिये है; क्योंकि 
यह सदा रहनेवाळी नहीं है । परन्तु भे भगवानका हुँ? यह 
वास्तविकता सदा रहनेवाली है । “में आह्मण हूँ; में साधु हूँ? आदि 
( मान्यताएँ हमने अपने भावसे मानी हैं; ब्राह्मण या साधु आदि) 
भाव कमी हमसे ऐसा नहीं कहते कि 'तुम ब्राह्मण हो? या “तुम 
साधु हो ।? इसी प्रकार मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, धन, जमीन, 
मकान आदि जिन पदार्थोंको हम भूलसे अपना मान रहे हैं, वे हमें 
कमी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर सम्पूण सृष्टिके 
रचयिता परमात्मा घोषणा कर रहे हैं किं जीव मेरा ही है ! 

शरीरादि पदाथॉको हम अपने साथ छाये नहीं, इच्छानुसार 
उसमें परिवतेन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उन्हें अपने पास स्थिर 
रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उन्हे 
अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उन्हें अपना मानते हैं--- 
यह हमारी कितनी बड़ी भूल है । 


बचपनमें हमारे जैसे मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर थे, वैसे अव 
नहीं हैं, सब-के-सब बदल गये हैं, फिर भी हम भें जो वचपनमें 
था, वही अब हूँ? ऐसा मानते हैं | कारण यही है कि शरीरादिमे 
परिवर्तन होनेपर भी हममें परिवर्तन नहीं हुआ । इस प्रकार शरीरादिमें 


गीताका भक्तियोग २९७ 


१६ हमें स्पष्ट परित्रतन दीखता है | जिसे परिवतन दीखता है, वह 


खयं परिवर्दनरहित होता ही है । अतः संसारके पदाय, व्यक्ति 
हमारे सायी नहीं हैं--यह निर्विवाद सत्य है । 


२९८ गीताका भक्तियोन ` [आ० १५ 


कं भगवानूका हँ”--रेसा भाव रखना अपने-भापको भगवानमें 
लगाना है । साधकोंसे भूल यही होती है कि वे अपने-आपको 
भगवानूर्मे न छगाकर मन-बुद्धिको भगवानमें ळगानेका प्रयत्न करते 
हैं । इसीडिये उन्हें मनको वश करनेमें बड़ी कठिनाई होती है ओर 
समय भी अधिक लगता है । "मैं भगवानका हूँ? इस वास्तविकताको 
मुलाकर भै ब्राह्मण हूँ; मैं साधु हुँ? आदि भी मानते रहें और मन- 
बुद्धिको मगवानूमें लगाते रहें, तो यह दुविधा कमी मिटेगी नहीं 
और बहुत प्रयत्न करनेपर भी मन-घुद्धि भगवानमें जैसे टगने चाहिये, 
वैसे नहीं लगेंगे । मगवानने भी इस अध्यायके चौथे «छो कमें «में 
उस परमाःमाके शरण हूँ? पदोंसे अपने-आपको परमात्मामें लगानेकी 
बात ही कही है । गोलामी तुळसीदासजी भी कहते हैं कि पहले 
भगवानूका,हीकर फिर नाम-जप आदि साधन करे तो अनेक जन्मोकी 
बिगडी/हुँइ स्थिति आज, अमी सुधर सकती है--- 
| विगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आजु। 
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ॥ 
( दोहावली २२ ) 
तात्य यह है कि भगवानूमें केवळ मन-बुद्धि लगानेकी अपेक्षा 


अपने-आपको भगवानूमें लगाना बहुत अच्छा है । अपने-आपको 
भगवानमें ळगानेसे मन-बुद्धि खतः सुगमताप्रवक भगवान्‌में लग 
जाती है। नाटकका पात्र हजारों दशकोंके सामने यह कहता है कि 
मैं रावणका वेटा मेघनाद हूँ? और मेघनादकी तरह दी 
वह बाहरी सब क्रियाएँ करता है । परंतु उसके भीतर निरन्तर यह 
भाव रहता है फि यह. तो खाँग है; वास्तवमे मैं मेधनाद हूँ ही 


स्छोक ७ ] गीताका भक्तियोग २९९, 


नहीं । इसी प्रकार साधकोंको भी नाटकके खाँगकी तरह इस संसार- 
रूप नाव्यशालामें अपने-अपने कतव्यका पालन करते हुए भीतरसे 
में तो भगवानका हुँ' ऐसा भाव निरन्तर जाग्रत्‌ रखना चाहिये | 
सनातनः अंशः--सनातन ( सदासे ) अंश है । 
जीव सदासे ही भगवानका है । भगचानूने न तो कमी 
जीवका त्याग ही किया, न कभी उससे विमुख ही हुए और जीव 
भी भगवानका त्याग नहीं कर सकता । भगवानके द्वारा मिली हुई 
खतन्त्रताका दुरुपयोग करके वह भगवानूसे ब्रिमुख हुआ है | जिस 
प्रकार खणका आभूषण तत्त्वतः खणसे पृथक्‌ नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार जीव भी तत्त्वतः परमात्मासे कमी प्रथक्‌ नहीं हो 
सकता | 
बुद्विमान्‌ कहलानेवाले मनुष्यकी यह बहुत बड़ी भूल है कि 
वह अपने अंशी भगवानूसे विमुख हो रहा है । वह इधर ध्यान 
ही नहीं देता कि भगवान्‌ इतने सुहृदू ( दयालु और प्रेमी ) हैं 
कि हमारे न चाहनेपर भी हमें चाहते हैं, न जाननेपर भी हमें 
जानते हैं । वे कितने उदार, दयाळु भौर प्रेमी हैं--इसका वर्णन 
भाषा, भाव, बुद्धि आदिके द्वारा हो ही नहीं सकता । ऐसे सुद्ददू 
भगवानूको छोड़कर अन्य नाशवान्‌ - जड़ पदार्थोको अपना मानना 
बुद्धिमानी नहीं, अपितु महान्‌ मूता है । 
जब हम भगवानके आज्ञानुसार अपने कतव्यका पालन करते 
हैं, तव वे हमारी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो 
जाता है और जन्म-मरणरूप बन्धन सदाके लिये मिट जाता है । 


३०० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


जब हम भूलसे कोई निषिद्ध आचरण ( पाप ) कर लेते हैं, तब 
दुःखेंको भेजकर हमें चेत कराते हैं, पुराने पापोको थुगताकर हमें 
शुद्ध करते हैं और नये पापोंमें प्रद्नचिसे हमें रोकते हँ । 
जीव कहीं भी क्यों न हो ( नरकमें हो अथवा खगमें, मनुष्य- 
योनिमें हो अथवा देवयोनिमें ), भगवान्‌ उसे अपना ही अंश मानते 
हैं | यह उनकी कितनी अहैतुकी कृपा, उदारता और महत्ता 
हें । जीवके पतनको देखकर भगवान्‌ दुःखी होकर कहते हैं कि 
मेरे पास आनेका उसका पूरा अधिकार था, पर बह मुझे प्राप्त किये 
बिना ( माम्‌ अप्राप्य ) नएकोंमें जा रहा है ।# 
मनुष्य चाहे किसी भी थ्ितिमें क्‍यों न हो, भगवान्‌ उसे 
स्थिर नहीं रहने देते। उसे मानो अपनी ओर खींचते ही रहते 
हैं | जब हमारी सामान्य स्थितिमे कुछ भी परिवतन ( सुख-दुःख, 
आदर-निरादर आदि ) होता है, तव यह मानना चाहिये कि 
भगवान्‌ हमें विशेषरूपसे याद करके नयी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं; 
हमें अपनी ओर खींच रहे हैं | इस तथ्यको माननेवाला साधक 
प्रत्येक परिस्थितिमें बिशेष भगवत्कृपाको देखकर आनन्दित रहता है 
और भगवानको कभी भूलता नहीं | 
साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है, पापी-से-पापी मनुष्य- 
को भी भगवत्यापिसे कमी निराश नहीं होना चाहिये; क्योंकि जो 
हमारा अपना हैं और सदा हमें अपना मानता तथा जानता है, उसकी 
% आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता १६। २०) 


विमुख हुआ है| भगवान्‌ तो जीवको अपना मानते ही हैं; जीव | % 


श्लोक ७ ] गीताका भक्तियोग ३०१ 


प्राप्िमिं निराशा केसी १ मगवद्माप्तिका दृढ़ निश्चय करनेवाले पापी- 
से-पापी जीवको भी भगवान्‌ शीघ्र धर्मात्मा बनाकर उसे अपनी 
प्राप्ति शीघ्र होनेकी वात कहते हैं ।# 
अंशीको प्राप्त करनेमें अंशको कठिनाई ओर देरी नहीं होती । 
ठिनाई और देरी इसीळिये होती है कि अंशने अपने अंशीसे 
विमुखता मानकर उन शरीरादिको अपना मान रखा है, जो-अपने ! 
नहीं हैं | अतः भगवानूके सम्मुख होते ही उनकी प्राति खत > 


सिद्ध है । सम्मुख होना जीवका काम है; क्योंकि यही भगवानूसे |, 


अगवानको अपना मान ले--्यही सम्मुखता है । 


मनुष्यसे यह बहुत बड़ी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति, वस्तु, 
परिश्चिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है 


श्र अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति || 
(गीता ९। ३०-३१ ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर 
मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ 
निश्रयवाला है अर्थात्‌ उसने भळीभाँति निश्चय कर लिया दे कि परमेश्वरे 
भजनके समान अन्व कुछ भो नहीं हे । 
` @सलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता हे और सदा रहनेवाली 
परमञ्चान्तिको प्रात होता दे । हे अजुन ! वू निश्चयपूवक सत्य जान कि मेरा 
भक्त नष्ट नहीं होता ।? 


३०२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


और जो मिलनेपर भी सदा नहीं रहेगी--उसकी प्रापतिमें वह अपना 
पूर्ण पुरुष्राथे और अपनी उन्नति मानता है । यह मनुष्यक्ा अपने 
जीवनके साथ बहुत बड़ा धोखा है ! वास्तवमें जो नित्यप्राप्त और. 
अपना है, उस परमात्माको प्राप्त करना ही मनुष्यका परम पुरुषाय 
है--शूरवीरता है । हम धन, सम्पत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने 
ही क्यों न प्राप्त कर ळे, पर अन्तमें या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम 
नहीं रहेंगे; अन्तमें “नहीं? ही शेष रहेगा । वास्तवमें जो सदा 'है? 
उस ( अविनाशी परमात्मा ) को प्राप्त कर लेनेमें ही झूरवीरता है | 
जो “नहँ? है, उसे प्राक्त करनेमें कोई शरबीरता नहीं है । 
नाशवान्‌ सांसारिक पदाथोंको प्राप्त करके मनुष्य कभी भी 
वडा नहीं हो सकता । केवळ बड़े होनेका भ्रम या धोखा 
हो जाता है और वास्तवमें असली बड्प्पन ( परमात्मप्रापि )से 
वञ्चित हो जाता है । नाझवान्‌ पदार्थोके कारण माना गया बड़प्पन 
कभी टिकता नहीं और परमात्माके कारण होनेवाला बड़प्पन कभी 
(मिटता नहीं । इसलिये जीव जिसका अंश है, उस सर्वोपरि परमात्मा- 
(को प्राप्त करनेसे ही वह बड़ा होता है | इतना वड़ा होता है कि 
देवता भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह 
हमारे लोकमें आये | इतना ही नहीं, खयं अनन्तत्रह्मण्डाधिपति 
भगवान्‌ भी उसके अधीन हो जाते हैं ! क्षे तो हूँ. भगतनका दास 
भगत मेरे मुकुटमणि ।! 
प्रकृतिस्थानि मनः पष्ठानि इन्द्रियाणि कर्षेते--( और वही 
जीव भूलसे ) प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षित 
करता है | | 


i कु 
हि A 
2 
हि न 
ti [झा ग्छोक ७] गोताका भक्तियोग हे 
RR पः मगवानूने जिस प्रकार इसी श्छोकके पूर्वाद्वेमे जीको अपनेमें 
कि के पक स्थित न कहकर उसे अपना अंश बतलाया है, उसी प्रकार इ्छोकके हे 
ई पण्य पप्या उत्तराद्भमें मन तथा इम्द्रियोंकी प्रकृतिका अंश न कहकर उन्हें 2 
(. मण्या रूप अकृतियें स्थित चतलाया है | तात्पय यह है कि भगवानूका “अंश? ॥ 
ण्या जीव सदा भगवानूर्मे ही 'स्थितः है और प्रकृतिमें स्थित! मन तथा 
' येऽ -2- ईंछ्रियाँ प्रकृतिके ही अंश? हैं | 
५ उन सा यहाँ चुद्विका अन्तर्माव “मन! झब्दमें ( जो अन्तःकरणका 
१ ४7 मे दल उपलक्षण है ) और पाँच कर्मेन्द्रियों एवं पाँच प्राणोंका अन्तर्भाव 
न “न्द्रियः शब्दमें मान लेना चाहिये । 
4 हाई माई भगवानके ; उपयुक्त कथनका तात्पय यह है कि मेरा अंश 
: कय न से जीव मुझमें स्थित रहता हुआ भी भूछसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, 
१ 51 मन, बुद्धिमें मान लेता है । जैसे शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि प्रकृति- 
10 ति का अंश होनेसे कभी प्रकृतिसे प्रथक्‌ नहीं होते, वैसे ही जीव भी 
५ स बास मेरा अंश होनेसे कभी मुझसे एथक्‌ नहीं होता, हो सकता नहीं । 
pT परंतु वह जीव मुझसे विमुख होकर मुझे भूल गया है। = 
~ यहाँ मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी गणनाका तात्पय यह है 
Ra कि इन छहोंसे सम्बन्ध जोड़कर ही जीव बँधता है । अतः सावकको , gr का 
Bs इनसे तादात्म्य, ममता और कामनाका सम्त्रन्ध नहीं रखना चाहिये |. |: - ` | ह, FS 
॥ कता मन और इन्द्रियोंकों अपना मानना ( उनसे अपना सम्बन्ध मानना) १ ER हि 
“7६ ० ही उन्हें आकर्षित करना है । न 
कि विशेष वात 2 
है गिल गै मनुष्य भूछसे शरीर, खरी, पुत्र, धन, मकान, मान, वडाई १ 0" 
ये विरे आदि नाशबान्‌ बस्तुओंको अपनी और अपने लिये मानकर दुःखी 28, 


STS mee लर (2 meee 
४७ DIN 


३०४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


होता है । इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्रीके भोग और 
संग्रहको लेकर बह अपनेको वडा मानने लगता है; जब कि वाह्ततमें 
इन्हें अपना मानते ही इनका दास ( गुलाम ) हो जाता है | हमें 
पता लगे या न ळगे हम जिन पदार्थोकी आवस्यकता समझते हैं, 
जिनमें कोई बिशेषता या महत्त्व देखते हैं या जिनकी हम गरज 
रखते हैं, वे (धन, विद्या आदि ) पदाथ हमसे बड़े और हम 
उनसे तुच्छ हो ही गये । पदार्थोके मिलनेमें जो अपना महत्त्व 
समझता है, वह वास्तवमें तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिलें या 
न मिलें | 
भगवानका दास होनेपर भगवान्‌ कहते हैं-.कैं तो हुँ _ 
भगतनका दास, भगत मेरे झुकुटमणि! ! परंतु जिसके हम दास वने 
हुए हैं, वे धनादि जड़ पदाथ कभी नहीं कहते--_*लोभी मेरे सुकट- 
मणि’ ! वे तो केवळ हमें अपना दास बनाते हैं वास्तवमें भगवानको 
अपना जानकर उनकी शरण हो जानेसे ही प्राणी बड़ा बनता है, . 
ऊँचा उठता है । इतना ही नहीं; भगवान्‌ ऐसे भक्तको अपनेसे भी 
वड़ा मान लेते हैं और कहते हे-- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यखतन्त्र इच द्विज। 
साधुभिश्रेस्तहृदयो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ 
. (श्रीमद्धा० ९।४।६३) 
हे दविज ! में भक्तोंके पराधीन हूँ, खतन्त्र नहीं । भक्तजन 
मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । मेरे हृदयपर उनका पूण अधिकार है !? 
. कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदा क्या हमें .इतनी बड़ाई दे 
सक्ता है १. ह ह क 2 


ही. 


Pt 


+ 
१२११५७१» 
क. जद न 

“नक 


डू 
१३ 
कक 


स्छोक ८ ] गीताका भक्तियोग ३०५ 


यह जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकृतिके अंश 
शरीरादिको अपना मानकर खयं अपना अपमान करता है और 
अपनेको नीचे गिराता है । यरि हम इन शरोर, इद्धियाँ, मन आदि (न शरीर) इन्द्रिय, मन आदि. 
सांसारिक पदार्थोके दास न बनें, तों हमे भगवानक भी इष्ट हो 


Cabin we ee 


जरब इषटोऽसि से दढमितिः (गीता १८ । ६४ ) | भगवान्‌ 
इतने प्रेमी हैं कि जो उन्हें जिस प्रकार भजते हैं, वे भी उन्हें उसी 
प्रकार भजते हैं--“ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम! 
(गीता ४ । ११ ) | जिन्होंने भगवानको प्राप्त कर निया है, उन्हे 
भगवान्‌ अपना प्रिय कहते हैं (गीता १२ । १३-१९ )। 
परंतु जिन्होंने भगवानको प्राप्त नहीं किया है, किंतु जो भगवानको 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकोको तो वे अपना “अत्यन्त प्रिय! 
कहते हैं-_“भक्तास्तेऽतीच मे प्रिया? ( गीता १२ । २०) | ऐसे 
परम दयाळु भगवानको, जो साधकोंको “अत्यन्त प्रिय और 
द्र भक्तोको केवळ “प्रिय कहते हैं, हम अपना नहीं मानते-- 
यह हमारा कितना प्रमाद है ||७|| 
सम्वन्ध--- 
मनसहित इन्द्रियोंको अपना साननेके कारण जीव किस 
प्रकार उन्हें साथ लेकर अनेक योनियोंगें धूमता है---इसका भगवान्‌ 
इष्टान्तसहित वर्णन करते हैं । 
दलोक-- 
शारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीइवरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुरगेन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 


~ 
3 


७८ १ Lge immer 20 ४०५ ७००१७७० nse 


३०६ गीताका भक्तियोग [ अ० १७ 
भावार्थ-- 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिका ईश्वर अर्थात्‌ जीवात्मा 
जिस शरीरको त्यागता है, वहाँसे मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके, 
फिर जिस शरीरको प्राप्त करता है, उसमें वेसे ही चश जाता है, 
जैसे बायु गन्धके स्थान ( छ्न, पुष्पादि ) से गन्ध ले जाती है । 
| अन्वय--- 
चायुः, आदायात्‌, गन्धान्‌, इव, ईश्वरः, अपि, यत्‌, ( शरीरम्‌ ) 
उत्क्रामति, ( तस्मात ) एतानि, गृहीत्वा, च, यत्‌, दारोरम्‌, 
अवाप्नोति, ( तत्‌ ) संयाति ॥ ८ ॥ 
पद-व्याख्या-.- 
वायुः आशयात्‌ गन्धान्‌ इव--वायु गन्धके स्थान ( इत्र, 
पुष्पादि ) से जेसे गन्त्रको ग्रहण करके ले जाती है । 
जिस प्र हार वायु इत्रके फोहेसे गन्ध ले जाती है, किंतु वह 
गन्ध स्थायीछूपसे वायुमें नहीं रह पाती; क्योंकि वायु ओर गन्धका 
सम्बन्ध नित्य नहीं हैं, इसी प्रकार इन्द्रियां, मन, बुद्धि, लभाव 
आदि (सूक्ष्म ओर कारण--दोनों शरीरा ) को अपना माननेके 


कारण जीवात्मा उन्हें साथ लेकर दूसरी योनिमें जाता है । . 

जसे वायु तत्त्वतः गन्धसे निर्ठिप्त है, वैसे ही जीवात्मा भी 
तत्त्वतः मन, इन्द्रिया, शरीरादिसे निर्लिप्त है; पर इन मन, इन्द्रियाँ, 
शरीरादिमें में-मेरापनकी मान्यता होनेके कारण वह ( जीवात्मा ) 
इनका आकण करता है | 

जेसे वायु आकाशका काय होकर भी पृथ्वीके अंश गन्धको 
साथ लिये फिरती है, वैसे ही जीवात्मा : परमात्माका सनातन अंश 

म 20032 2 


17 कर 


0 1 हा | 
{ईए नैं 

ए ८ 
po 8 


५ न्यो ८] गीताका भक्तियोग ३०७ हि) 
0040 ` होते हुए मी प्रकृतिके काय ( प्रतिक्षण वदलनेवाले ) ३ रीरोंको साथ ७.“ 
यद्य दयास लिये मिन्न-भिन्न योतियोंमें फिरता है | जड होनेक्रे कारण वायुमें he 
१.१ इग उरई यह विवेक नहीं है कि वह गन्धको ग्रहण न करे; परंतु ईश्‍वर द 
० ॐ परी बननेकी योग्यता रखनेवाले जीवात्माको तो यह विवेक और सामथ्य | 
मिला हुआ है कि वह जब चाहे, तब जईता ( शरीर )से सम्बन्ध 
८६ छ, (फर) रॅ मिदा सकता है । भगवानने मनुष्पमात्रको यह खतन्त्रता दे क्सी 
६. प. पोर, हे कि वह चाहे जिससे सम्बन्ध जोड सकता है और चाहे जिससे 
सम्बन्ध तोड़ सकता है । अपनी भूल मिटानेके लिये केवळ अपनी 
मान्यता परिवतन करनेकी आवश्यकता है क्रि प्रकृतिके अंश इन स्थूळ 
हे दद [हि सूक्ष्म और कारण शरीरोंसे मेरा ( जीवात्माका ) कोई सम्बन्ध नहीं 
वत है | फिर जन्म-मरणके बन्धनसे सहज ही मुक्ति है । 
क, भगवानूने प्रस्तुत इत्रोकके चतुथ पादमें तीन शब्द दृष्टन्तके 
हट क रूपमें दिये हँ--(१) वायु, (२) गन्ध और (३ ) आशय । “आशय? १ 
2000 0000 कहते हैं स्थानको; -जेसे जलाशय ( जछ-+भाशय ) अर्थात्‌ जलका 
र, म ब स्थान । यहाँपर आशय नाम स्थूलशरीरका है । जिस प्रकार | 
ठ यमी गन्धके स्थान ( आशय ) इत्रके फोहेसे वायु गन्ध ले जाती है ओर 
35 फोहा पीछे पड़ा रहता है । इसी प्रकार वायुरूप जीवात्मा गन्धरूप पती टर 
| ६: हैं दामे सूक्ष्म और कारण-शरीरोंकी साथ लेकर जाता है, तव गन्धका र. 
नि आशय-रूप स्थूलशरीर पीछे रह जाता है । न. “4. 
pp > देशवरः अपि--इरवर ( जीवात्मा ) भी | य `“ 
हक । गीतामें तीन ईख़रोंका वणन आता दै--(१) साक्षात्‌ परमात्मा, = 
वि (२ ) जीवात्मा और (३) आसुरी-सम्पत्तिसे युक्त पुरुष | BR 
वि ह (३) चूतनाम ईर ( ४। ६) (२) 'यनचापयु्ामति EE 200. 
लन क्र (१५1८) (३) ऽयः अहम? (१६1१४ )। है 


३०८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 

यहाँ ईश्वर: पद जीवात्माका वाचक है । उस जीवात्मासे 
तीन प्रधान भूले हो रही हैं--- 

( १ ) मन, बुद्धि, शरीरादि जड़ पदार्थोंका अपनेको खामी 
मानता है, पर वास्तवमें वन जाता है--खयं उनका दास ।- 

( २ ) अपनेको उन जड़ पदार्थोका खामी मान लेनेके कारण 
अपने वास्तविक खामी परमात्मा? को भूल जाता हैं । 

( ३ ) जड़ पदार्थोसे माने हुए सम्बन्धको त्यागनेमें खाधीन 
दोनेपर भी उन्हें नहीं त्यागता | 


परमात्माने जीवात्माको शरीरादि सामग्रीका सदुपयोग करनेकी 
खाधीनता दी है । उनका सदुपयोग करके अपना उद्गार करनेके 
छिये ये वस्तुएँ दी हैं, उनका खामी बननेके लिये नहीं । परंतु 
जीवसे यह बहुत बड़ी भूछ होती है कि वह उस सामग्रीका सदुपयोग 
नहीं करता; अपितु अपनेको उसका खामी मान लेता हे, पर 
चास्तवमें उनका दास हो जाता है । 


जीवात्मा जड़ पदार्थोसे माने इए सम्बन्धको तभी त्याग सकता 
दै, जब उसे यह ज्ञात हो जाय कि इनका खामी बननेसे मै सथा 
पराधीन हो गया हूँ और मेरा पतन हो गया है ] यह जिनका 
खामी वनता है, उनकी दासता इसमें अनिवार्य-रूपसे आ ही जाती 
हैं । उसे केवळ भ्रम होता है क्रि में इनका खामी हैँ | जड़ 
पदार्थोका खामी बन जानेसे एक तो उसे उन पदार्थाकी “कमीका 
अनुभव होता है और दूसरा वह अपनेको अनाय? मान लेता है | 


७ 
weet NTT 

Sa ४ घ्यण्ा 
१९ १४४८२ १५४ i 


इलोक ८ ] गीताका भक्तियोग ३०९ 


जिसे खामित्व या अधिकार प्रिय लगता है, वह परमात्माको प्राप्त 
नहीं कर सकता; क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदिका खामी 
बनता है, वह अपने खामीको भूल जाता है---वह नियम हैं । उदाहरणाय, 
जिस समय बालक केवळ माको अपना मानकर उसे ही चाहता है, उस 
समय वह माँके बिना रह ही नहीं सकता । किंतु वही वालक जत्र बड़ा 
होकर गृहस्थ वन जाहा है और अपनेको खरी, पुत्र आदिका खामी 
मानने लगता है, तव उसी माँका पास रहना उसे सुह्हाता नहीं | यह 
खामी बननेका ही परिणाम है ] इसी प्रकार यह जीवात्मा भी 
शरीरादि जड़ पदार्थोका खामी ( ईश्वर ) वनकर अपने वास्तविक 


` खामी परमात्माको भूल जाता है--उनसे "विमुख हो जाता. है... 
_ जबतक यह भूल या विमुखता रहेगी, तवतक जीवात्मा दुःख 


पाता ही रहेगा । 


बर्‌? पदके साथ "अपि? पद एक विशेष अथ रखता हैं कि 
यह ईश्वर बना जीवात्मा वायुके समान असमर्थ; जड़ और पराधीन 
नहीं है । इस जीवात्मामें ऐसा साम्य और विवेक है कि यह जव 
चाहे, तव माने इए सम्बन्धको छोड़ सकता है और परमात्माके साथ 
नित्य सम्बन्धका अनुभव कर सकता है । परंतु संयोगजन्य सुखकी 
ळोलुपताके कारण वह संसारसे माने इए सम्वन्धको छोड़ता नहीं 


` और छोड़ना चाहता भी नहीं । जडता (. शरीरादि )से तादात्म्य 


उ 


' ही नहीं । 


छूटनेपर जीवात्मा ( गन्धकी तरह ) शरीरोंकी साय ले जा साकता 


यत्‌ ( शरीरम्‌ ) उत्कामति--जिस शरीरका त्याग करता है । 


veer, 


३१० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


जीवको दो शक्तियाँ प्राप्त ऐँ--( १ ) प्राणशक्ति जिससे 
सासरा आवागमन होता है और ( २ ) इच्छाशक्ति, जिससे भोर्गोको 
पानेकी इच्छा करते हैं । प्राणशक्ति प्रतिक्षण ( ब्वासोच्छासके द्वारा ) 
क्षीण होती रहती है । प्राणशक्तिका समाप्त होना ही मृत्यु कहलाता 
है । जड़का संग करनेसे कुछ करने और पानेकी इच्छा बनी रहती 
है । प्राणशक्तिके रहते हुए इच्छाशक्ति ( अर्थात्‌ कुछ करने आर 
पानेकी इच्छा ) मिट जाय, तो मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । 
प्राणशक्ति नष्ट हो जाय और इच्छाएँ बनी रहें, तो दूसरा जन्म लेना 
ही पडता है | नया शरीर मिलनेपर इच्छाशक्ति तो वही ( पूवजन्मकी ) 
रहती है, प्राणशक्ति नयी मिल जाती है । 
प्राणशक्तिका व्यय. इच्छाओंको मिटानेमें होना चाहिये । 
निःस्वाथमावसे सम्पण ग्राणियोंके हितमें रत रहनेसे इच्छाएं सुगमता- 
पवक मिट जाती हैं । 
( तस्मात्‌ ) एतानि गृहीत्वा--उस ( शरीर )से इन ( मन- 
सहित इद्भियों )को ग्रहण करके । 
“गृहीत्वा! पदका तात्पय है---जो अपने नहीं हैं, उनसे 
_-= ग, ममता, प्रियता करना । जिन मन, इन्द्रियोंके साथ अपनापन 
* करके जीवात्मा उन्हें साथ लिये फिरता है, वे मन, इन्द्रिया कभी 
नहीं कइती कि हम तुम्हारी हैं और तम हमारे हो | इनपर जीवात्मा- 
का शासन भी चलता नहीं । जेसा चाहे वेसे रख सकता नहीं, 
परिवतन कर सकता नहीं; फिर भी इनके साथ अपनापन रखता 
है, जो कि भूल ही है । वास्तवर्मे यह अपनापनका ( राग, ममता- 
युक्त ) सम्बन्ध ही बॉधनेवाळा होता है | 


» ७५४ न्य 
[७ 
0 
1 १ न्न न्स 
535 > ४ 110 न्यु 
2०७ el 
५ 


a ५ 
5 7५ हले पा 
१०१७-१६ ७ एप) 


£ न. ते बगी 
(, £ भ, व्या का 


च रां t j 208) 
00) 


' हट र सहा न 


उ गा हना रछा 


शलोक ८] गीताका भक्तियोग ३११ 


वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, बढ़िया हो या घटिया हो, 
हमारे काममें आये या न आये, दूर हो या पास हो, यदि उस 
वस्तुको हम अपना मानते हैं तो उससे हमारा सम्बन्ध बना हुआ 


ही है। 


अपनी ओरसे छोड़े बिना शरीरादिमें ममताका सम्बन्ध मरनेपर 
भी नहीं छूटता । इसीलिये मृत शरीरकी हृड्डियोंकों गड्ञाजीमें डाळने- 
से उस जीवकी आगे गति होती है । इस माने हुए सम्बन्धको 
छोड़नेमें हम सत्या खतन्त्र तया सबल हैं । यदि शरीरके रहते ड 
ही हम उससे अपनापन हटा द, तो जीते ही मुक्त ( जीवन्मुक्त या 
बिदेह ) हो जाय । nied 


जो अपना नहीं है, उसे अपना मानना और जो अपना है, 
उसे अपना न मानना--यह बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ही 


पारमार्थिक मागमें उन्नति नही होती । 


इस स्लोकमें आया "एतानि? पद सातवें इलोकके 'मन:पष्टानी- 
न्द्रियाण? ( अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियॉ तथा मन )का वाचक हैं | यहाँ 
“एतानि'पदको सत्रह तत्त्वोके समुदायरूप(सक्मशरीर एवं कारण->- 
शरीर ( स्वभाव )का ग्रेषक मानना चाहिये । 

ख यत्‌ शरीरम्‌ अवाप्नोति ( तत्‌) संयाति-फिर जिस 
शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है । 

गीताके दूसरे अध्यायके बाईसवें इलोकमें भगवान्‌ने कहा है-- 
“जैसे मनुष्य पुराने वख्रोको त्यागकर दूसरे नये वस्लांको ग्रहण करता 


RE CNP 


३१२ गीताका भक्तियोग [ अ० १० 


है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको 
प्राप्त होता है ।?% यही भाव उपयुक्त पदोंका भी समझना चाहिये । 
वास्तवमें शुद्ध चेतन ( आत्मा )का किसे शरीरको प्राप्त 
करना और उसे त्यागकर दूसरे शरीरम जाना हो नहीं सकता; क्योंकि 
आत्मा अचळ और समानरूपसे सवत्र व्याप्त है । 1 शरीरोका ग्रहण 
और त्याग परिब्छिन्न ( एकदेशीय ) तच्वके द्वारा ही होना सम्भव 
है, जवकि आत्मा कभी किसी भी देश-कालादिमै परिच्छिन नहीं हो 
सकता । परंतु जब यह आत्मा प्रकृतिके काय शरीरसे तादात्म्य कर 
लेता है अर्थात प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब ( स्थूळ, सक्ष्म और 
कारण--तीनों शरीरोमें अपनेको तथा अपनेमें तीनों शरीरोंको धारण 
करने अर्थात्‌ उनमें अपनापन करनेसे ) वह प्रकृतिके काय शरीरोंका 
प्रहण-्याग करने लगता है । तापय यह है कि शरीरको “मैं! और 
'मेरा! मान लेनेके कारण आत्मा सुक्ष्म शरीरके आने-जानेको अपना 
आना-जाना मान लेता है | प्रकृतिके काय शरीरसे तादात्म्य मिट 
जानेपर अर्थात्‌ जब इन ( स्थूल,' सक्षम और कारण ) झरीरोंसे 
आत्माका माना हुआ सम्बन्ध नहीं रहता, तव ये शरीर अपने कारण- 
भत समष्टि तंत्त्वोमें लीन हो जाते है ।? सारांश यह है कि पुन जन्मका 
मूल कारण जीवका शरीरसे माना हुआ तादात्म्य ही है । 
र वासांसि जीर्णानि यथा बिहाय नवानि गहाति नरोऽपराणि । २ 
तथा शारीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


| (२। २२) 
† नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ ( २। २४ ) 


अचिनाशि ठु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । (२। १७) 


कै इन 
४: हट 
|[ ७३ (५ 
१३१ 
क ५ ३ 
MOE ovr चः घ 
(भै 
१ RHE) 
क क 
र ह क 
४ १: १००७१ दए, 
४ | 
क 
१५ 07 १७०७१ i .... 
+ 3) १ 
उ 
६ * दरे क 
+ ७ 
RT ९५) _. 
१ १ ५७१, घर 
1 । र इ 
ea ०.0 (१ .* 
व्य eer ह. 
Lr डि बा Dorn 
पै हो] eS 
Ct Lie १" 
+ 4५-९५ 
~ Ce ne le 
का TOS 
dv कै 
Sve Amv 
४0 व हा 
क ५५ 
हि डा 
रट 
१ 
क 
शीक SHS en yes 
९६ ५९४7 २५ ५१३ 


1 
"2 rh 3 १२ El Rok, 


3 र 
शर + क कै 
4094 एनभादिड हान 
॥ HEARSE 
वि न £ 
220 प य 
दद तत पट 
255 
ति १ = 
१ ४ गर) रार 
ण 


न 
७ 
टू 21 ~ 
we ४५५ wpe | 
५१:१९, 
~ ००, 
क... आ टा | 
६ पण मता! 


७. 

॥यै 
1) 
2००० 


१० १.) 


2 रै 
र.) eg 


| 


जोक ८] गीताका भक्तियोग ३१३ 


विशेष वात 
जब हम कोई ( झुम या अशुभ ) कम करते हैं, तब दो वाते 
रूपमें ) अच्ट रहता हं, जिससे ग्रारब्ध चतां तं है । कमरा चिन्तन- 
३ अंश दृष्ट रहता है; जो खभाव कहलाता है । 


दूसरे जन्मकी प्राप्ति अन्तकालमें हुए चिन्तनके अनुसार होती है । 
जिसका जैसा खभाव होता है, अन्तकालमें उसे प्रायः वेसा हो चिन्तन 
होता है । जैसे, जिसका कुत्ते पालनेका क्षमा होता है, अन्तकालमें 
उसे कुत्तेका विन्तन या संकल्प # होता है । वह संकल्प आकाशवाणी- 
केन्द्रके द्वारा प्रसारित ( विशेष शक्तियुक्त ) घ्वनिकी तरह सत्र जगह 
' फैल जाता है । जैसे आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियोके 
द्वारा ( किसी विशेष नंतरपर ) पकड़में आ जाती है, वेसे ही अन्त- 
कालीन कुत्तेका संकल्प सम्बन्धित कुत्ते ( जिसके साथ कोई ऋणा- 
नुवन्ध अथवा कर्मो आदिका कोई-न-कोई सम्बन्ध है । ) के द्वारा 
पकड़में आ जाता है । फिर जीव सूक्ष्म और कारणडारीरको साथ । 
लिये अन्न, जल, वायु (खास ) आदिके द्वारा उस कुत्तेमें प्रविष्ट हो 
जाता है | फिर कुतियामें प्रविष्ट होकर गभ बन जाता है और 


> 
कला 
11 


निश्चित समयपर कुत्तेके शरीरसे जन्म लेता हे । 


राग-द्ेषपूवक सांसारिक विपूर्योका चिन्तन "सं त्स? कहलाता है; 
जैसे -बैमरेके शीशेपर पड़ी आकृति, जो भीतर (फिल्मपर) अंकित हो जाती 
है । राग द्वेपरहित. जो चिन्तन होता है, उसे (फुस्मा! कहते ह+-जसे 


man ree 


दर्पणपर पड़ी आकृति, जो उसपर अंकित नहीं होती है । 


११ ५० ५००५५५५0५७ ४८५५०००१५५ 


५ 
६ टी”) पु" 
AOE 


ण weg en प 
५५५७००२८४४ 
RR 
FR ली 3 
wees oo जक RP 
१ मन्ना टा छः ; क र a 
क नन $ ST 9 ह 
५ का भिड च i स न LN ET _ 
A 5 सषि कु तिता ह ‘i है ३ 
Re ici 0 en Fa 
PN > ५ जि 
Fe Fe हू ` डर क 
औक. त क 
श्व ह ' यी क 
ति र पु ति ता 
न्ट का Noe ४3 03 
नकी वि न, 
विवि! क Se छ 
५ ६ की र 
च क >. 


0 र. 
३१९ गीताका भक्तियोग [ अ० १ 


अन्तकालीन संकल्प और उसके अनुसार गतिको एक दृष्टान्तक 

द्वारा समझा जा सकता है । एक मनुष्य फोटो खिंचवाने ग्या । 

जब वह फोटो खिंचवाने यथास्थान बैठा, तव फोटोग्राफरने उससे कहा 

कि फोटो खचते समय हिळना मत और मुत्कराते रहना । जैसे ही 

फोटो खिंचनेका समय आया, उस मनुष्यकी नाकपर एक मक्खी बठ 

गयी | हायसे मक्डीको भगाना ठीक न समझकर (कि कहीं 

फोटोमें वैसा न आ जाय) उसने अपनी नाकको सिकोडा । 

ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गयी | उस मनुष्यने फोटोग्राफरसे 

फोटो माँगी, तो उसने कहा कि अभी फोटोको प्रत्यक्ष-रूपमें आनेमे 

कुछ समय छगेगा; आप अमुक दिन फोटो ले जाना । वह दिन आनेपर 

फोटोग्राफरने उसे फोटो दिखायी, तो उसमें ( अपनी नाक सिकोड़े 

हुए ) भदे रूपको देखकर वह मनुष्य बहुत नाराज हुआ कि तुमने 

फोटो विगाड़ दी ! फोटोग्राफरने कहा कि इसमें मेरी क्या गल्ती? 

फोटो खिंचते समय आपने जेसी आकृति वनायी थी, वेसी ही फोटोमें 

| आ गयी; अब तो फोटोमें परिवर्तन नहीं हो सकता । इसी तरह 

/ अन्तकाल्में हमारा जैसा संकल्प होगा, वैसी ही योनि हमें प्राक्त 
s \ होगी 1३ 


# ये यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ 
(गीता८।६) 
“हे कुन्तीपुत्र अजुन | यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको 
स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है; उस-उसको ही प्राप्त होता है; 
क्योकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है | 


शोक ९ ] गीताका भक्तियोग ३१५ 


फोटो खिचनेका समय तो पहलेसे ज्ञात रहता है, पर मृत्यु 
क्र आ जाय---इसका हमें कुछ पता नहीं रहता । इसलिये अपने 
खभाव, चिन्तनको निमछ बनाये रखते हुए हर समय सावधान रहना 


चाहिये और भगवानूका नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना 
चाहिये # ॥ ८ ॥ 
सम्पन्ध-- 
अब भगवान्‌ सातवें रलोकमें आये हुए “मनःषष्ठा नी खियाणि! 
यदको स्पष्ट करते हैं -- 


इलोक-- 
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाडुपसेवते ॥ ९ ॥ 
भावार्थ-- ` 
भगवान्‌ कहते हैं कि यह जीवात्मा मेरा अंश होनेपर भी 
मुझे भूलकर प्रकृतिक्रे अंश श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घाण--इन 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा मनका आश्रय लेकर वित्रयोका भोग करता है । 


अ अन्तकाले च मामेव  स्मरन्मुकत्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्वर्षितमनोवुद्धिरममिवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ (गीता ८ | ५५७) 

“जो पुरुष अन्तकालमे भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ ख़रूपको प्राप्त होज है--इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है ।? 

“इसलिये है अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और 
युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर 
तू निःसंदेह मुझको ही प्राक्त होगा ।? 


३१६ - गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


अन्वय 
अयम्‌; श्रोत्रम्‌, . चक्चुः, च, स्पर्शनम्‌; च, रसनम्‌, घ्राणम्‌, च, 
मनः, अधिष्ठाय, एव; विषयान्‌, उपसेवते ॥ ९ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 
अयम्‌---यह ( जीवात्मा) | 
श्रोघम्‌--श्रवणेन्द्रिय अर्थात्‌ कानोंमें सुननेकी शक्ति» । 
आजतक . हमने अनेकों अनुकूल ( स्तुति, मान, बड़ाई, 
आशीर्वाद, मधुर गान और वाद्य आदि ) और प्रतिकूल ( निन्दा, 
अपमान, शाप, गाली आदि ) शब्द सुने हैं; पर उनसे “स्वयंःमें क्या 
अन्तर आया ? | | 
एक मनुष्यको पौत्रके जन्म. तथा पुत्रके मरणका समाचार एक 
साथ मिला | दोनों समाचार सुननेसे एकके “जन्म? तथा दूसरेके भरण? 
का जो ज्ञान हुआ, उस 'ज्ञानःमें कोई अन्तर नहीं आया | जव 
ज्ञानमें भी कोई अन्तर नहीं आया, तो फिर “ज्ञाता? में अन्तर आयेगा 
ही केसे ! अतः जन्म और मरणका समाचार सुननेसे अन्तःकरणमें 
# श्रवणेन्द्रियसे दो प्रकारका ज्ञान होता है--( १) अपरोक्ष शब्दका 
ज्ञान और (२) परोक्ष विप्रयका शान । इसलिये श्रवणकी बहुत महिमा 
है । ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग--दोनों ही मार्गोमे “अवण? का मुख्य स्थानः 
हे । यद्यपि नेत्रेसि शास्र अवलोकन, अध्ययन करनेसे भी परोक्ष विषयका 
ज्ञान होता है, परंतु वास्तवर्मे वह भी ( शब्दका ही लिखित रूप होनेसे ) 
प्रकारान्तरते शब्दकी शक्ति ही दै । शात्रज्ञान भी जेता ( गुरुमुखसे ) 
शवण हाता है, वसा पढ्नेसे नहीं । विद्याष्ययनमें भी पहले सुननेसे ही 


बोध होता दै | शब्दमें अचिन्त्य शक्ति है, जिसे श्रवणेन्द्रिय ही ग्रहण कर 
सकती हे, अन्य इन्द्रियाँ नहीं । 


श्र 
“ह 

, < 

41 88 न 
नी 

ल FF, 

ज्र 

मग 

५३ 


5 
83 PRED IRL 
Ss 


य वत कशी टी or - 
Fs “क डे हु हे र 
१0.) ९१ दु ह का 
हं + pos ०० छः 
भत > 
क 4५ ,,, ४० "4 
हु PN ज 3 


[शू 
लोक ९ ] गीताका भक्तियोग ३१७ 


( माने र घ के जो 5 
डर सम्बन्धके कारण) जो असर होता हैं, उसकी तरफ 


दृष्टि ने रखकर इस ज्ञान ? पर ही दृष्टि रखनी चाहिये । इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रयांके विषयमें भी समझ लेना चाहिये | 


चक्षुः--नेत्रेन्द्रिय अर्थात्‌ नेत्रोंमें देखनेकी शक्ति | 
है मु त जत क ही २ नेक ~ 
म] ) ता हेमन अनेका सुन्दर, असुन्दर, मनोहर, भयानक रूप 
आल या दृश्य देखे ह, पर उनसे अपने “स्वरूप” में क्‍या अन्तर आया ? 
न रजत स्प शनम्‌- त श f र 
oe सनम स्पशान्द्रिय अर्थात्‌ त्वचामें स्पश करनेकी शक्ति | 
जीवन ~ ~ अनेकों 

| में हमें अनेकों कोमल, कठोर, चिपचिपा, शीत, उण्ण आदि 

मवाळ | स्पश प्राप्त हुए ह, पर उनसे “स्वयं? की स्थितिमें क्या अन्तर आया? 


EF रखनम्‌--रसनेन्द्रिय अर्थात्‌ जीभमे स्वाद लेनेकी शक्ति | 


न्ह कड़वा, तीखा, मीठा, कसला, खड़ा और नमकीन---ये छः 


* म प्रकारके भोजनके रस हैं | आजतक हमने विभिन्न प्रकारके रसयुक्त 


ज भोजन किये हैं; पर विचार करना चाहिये कि उनसे त्रय॑? को 
"चमन क्या प्राप्त हुआ ? 

पुगः मन श्राणम्‌- घ्राणेन्धरिय अर्थात्‌ नासिकामें सूँघनेकी शक्ति | 
जीवनमें हमारी नासिकाने भाँति-भाँतिकी सुगन्ध और दुर्गन्ध 
वां ग्रहण की है; पर उनसे स्वयं? में क्या अन्तर आया ? त 

: मन 2 च-और | 


(११03 १ अधि वे 
(प्र मनः आघष्ठाय एव---मनको अधिष्ठित करके ही । 


3. र क ति रा च्यात f 
क र र ती १ 

| RTS cf 

+ | | 

प Le i ७ र हिली 

दु क. कह we ः 
PRE RNR SPOR नम हि कू 
७893. 
हक पल ६ (1७... आगा त 
2000 कई १५५७५ 1 क. `" , 
Ton 
मे f सू ७२ है हि कि 
ह ७ _. ल्क : | 
210 स a: हि 
t \ i हु ॥ 
: &, ५," १ यति 
हा टु 

| 1 । ७: ॥ 
$ 
2 हु 
ह 
\ ०३ 


+ 


कर 
निला 
ट 


शि 


३१८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


मनमें अनेक प्रकारके ( अच्छे-चुरे ) संकल्प-विकल्पक होते 

रहते हैं । इनसे 'स्वयंः की स्ितिमें कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि 

स्वयं ( चेतन-तत्व---आत्मा ) जड शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वुद्धिसे 

अत्यन्त परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक हैं । संकल्प-विकल्प 
आते-जाते हैं और स्वयं? सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । 

मनका संयोग होनेपर ही सुनने, देखने, स्पश करने, स्वाद 

लेने तथा सुँघनेक्ा ज्ञान होता है । जीवात्माको मनके त्रिना इन्द्रियोसे 

सुख-दुःख नहीं मिल सकता । इसीलिये यहाँ मनको अविष्ठित करनेकी 

वात कही गयी है । तात्पय यह है कि जीवात्मा मतको अधिष्ठित 

करके इच्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता है । 
जाननेयोग्य बात 

श्रोत्रका वाक्‌ ( वाणी ) से, नेत्रका पेरसे, त्वचाका हाथसे, 

रसनाका उपस्थसे और प्राणका गुदासे ( अर्थात्‌ पाँचों ज्ञानेन्द्रियांका 

पाचों कमद्धियोंसे ) घनिष्ट सम्बन्ध है । जेसे, जो ( जन्मसे ) बहरा 

, होता है, वह ,शूगा भी होता है। पेरके तलवेमें तेल-मदन करनेसे 

' नेत्रोपर तेळका प्रभाव होता हे । लचाकें होनेसे ही हाथ काम करते 

। रसनेन्द्रियके वशमे होनेसे उपस्थेन्द्रिय भी वशमें हो जाती है | 

* मन निरन्तर कुछ-न-कुछ सोचता रहता हे, जिसे संकल्य-विकल्प; 

मनोरथ या मनोराज्य कहते है । निद्राके समय यही “खप्न? होकर दीखने 

लगता इ । मनपर बुद्धिको आवरण ( प्रभाव ) रहनेके कारण हम सनमें 

आग्री हुई प्रत्येक वातको प्रकट नहीं करते | परतु बुद्धिका आवरण 


हटनेपर मनमै आयी हुई प्रत्येक बातको कहना या तदनुसार आचरण 


करना "पागलपन? कहलाता हे | इस प्रकार मनोराज्य, खप्न तथा 
पागळपन-ये तीनों एक ही हैं | 


क 
{ ३६ र 


0 2 ५५ 
"५:८२ ११” 


¢ 
र 


भा 
फि 0 Me 22 अहम: 
४०0०८ TN 
८ 


श्लोक ९ ] 


गोताका भक्तियोग 


४.०७ मागस गन्धका ग्रहण तथा उससे सम्बन्धित गुदासे गन्धका त्याग 


ए होता 


पञ्चमहाभूतोमें एक-एक महाभूतके सत्तगुण-अंशसे ज्ञानेन्द्रियाँ, 


7१; रजोगुण-अंशसे कर्मेन्द्रियाँ और तमोगुण-अंशसे शब्दादि पाँचों विषय 
अने हैं । 


पञ्चमहामूत | सत्त्यगुण-अंश रजोगुण-अंश | तमोगुण-अंश 


आकारा 


चायु 
अग्नि 
जल 


पृथ्वी 


श्रोत्र वाक्‌ 
त्वचा | हस्त 
नेत्र पाद 
रसना उपस्थ 
प्राण गुदा 


गन्ध 


पाँचों महाभूतोंके मिले हुए सच्वगुण-अंशसे मन ओर बुद्धि 


बिपयान्‌ उपसेवत्ते-विबयोंका सेवन करता है । 


डिक 
FE से व्यापारी किसी कारणवश एक स्थानसे दूकान उठाकर 
दूसरे स्थानपर दूकान छगाता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीरको 


Spr 
6 ५१५७१९१ 


त्यागकर दूसरे शरीरमें जाता है और जसे पहले दारीरमें विपयोका 
सेवन करता था, वैसे ही दूसरे शरीरमें जानेपर ( वही स्वभाव 
7 होनेसे ) विषयोका सेवन करने लगता है । इस प्रकार जीवात्मा 
~ वारंवार विषयों आसक्तिके कारण ऊँच-नीच योनियोंमें भटकता 
गा न रहता है | 


Ree 


२२० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


भगवानने हमें यह मनुष्य-शरीर अपना उद्गार करनेके डिये 
दिया है, सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं । जेसे, ब्राह्मणकी गाय दान 
करनेपर हम उसे चारा-पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गायका 
दूध पीनेका हमें अधिकार नहीं है; वेसे ही मिले हुए शरीरका 
सदुपयोग करना हमारा कतव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख 
भोगनेका हमें अधिकार नहीं है । 


विशेष बात 
विअय-सेवत करनेसे परिणामतः वित्रयोमें राग-आसक्ति ही 
बढ़ती है, जो कि पुनजन्म तथा सम्पूर्ण ढुःखोंका कारण है । 
विग्रयोमें वस्तुतः सुख है भी नहीं । केवळ आरम्भमें भ्रमवश सुख 
प्रतीत होता है । यदि विषयोंमें सुख होता तो जिनके पास प्रचुर 
भोग-सामग्री है, ऐसे बड़े-बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी 


#ये हि संस्पणजा भोगा दुःखयोनय एव ते| 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते वुचः ॥ 
(गीता५ । २२) 
“जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग 
) वे निःसन्देह दुःखके ही हेतु हैं ओर आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य 
हैं । इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता |? 
बिपयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेञ्मुतोपमम्‌ा । 
परिणामे विपमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ || 
(गीता १८ । ३८) 
“जो सुख विषय और इन्द्रियोके संयोगसे होता है, वह पहले--- 
भोगक़ालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममै विषके तुल्य 
इसलिये वह सुख राजस कहा गया है |? 


दुध 


नदा 


लोक ९ ] रीताका भक्तियोग ३२१ 


झो ही जाते, पर विचारपूर्वक देखनेपर पता चलता है कि त्रे भी दुःखी, 
अशान्त ही हैं । कारण यह है कि भोग-पदाथोमें छुख है नहीं, 
हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । सुख छेनेकी 
इच्छासे जो-जो भोग भोगे गये, उन-उन भोगेंसे घेय नष्ट हुआ, 
च्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिन्ता हुई, व्यग्रता इई, पश्चात्ताप 
हुआ, बेइज्जती हुई, वळ गया, धन गया, शान्ति गयी एवं प्रायः 
दुःख-शोक-उद्देग आये---ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्तिके 
अत्यक्ष देखनेमें आता है ।% 
जिस प्रकार खप्नमें जळ पीनेसे प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार 
सोग-पदाथासे न तो शान्ति मिळती है और न जलन ही मिटती है | 
मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाय, इतना संग्रह हो जाय, इतनी 
र अमुक-अमुक ) वस्तुएं प्राप्त हो जायें तो शान्ति मिल जायगी; 
किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं मिळती, उल्टे वस्तुओंके 
मिळनेसे उनकी लालसा और बढ़ जाती है ।प घन आदि मोग- 
भोगा न चुक्ता वयमेव भुक्तालपो न तप्त वयमेव तहाः। २ 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीणो वयमेव जीणाः || 
“मने भोगोंको नहीं भोगा, भोगोने ही इमे भोग लिया; हमने तप 
नहीं किया, स्वयं हो तप्त हो गये; काळ व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत 
हो गये; तृष्णा जीण नहीं हुईं; हम ही जीर्ण हो गये | 
फँन जात कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव सूय एवाभिवर्धते | 
( मदु २। ९४) 
“मोग-पदार्थोके उपभोयसे कामना कभी शान्त नहीं होती, अपितु 
जैसे घीकी आहुति डाळनेपर आग और भडक उठती हैः वैसे ही मोग- 
चासना भी भोगोके भोगनेसे प्रबल होती जाती है ? 
गी० भ० २१-२२ 


टा. 5 £ १७४ 
दक a < 
हे तु 
चु ॐ रि 
ड छै क्क डो. ळय 
थि ङ्‌ य Rd sn 7 
सिर esa बि, आयी 
Lt ८२ क 
क ठ मक छि 
५५ ति भ है 0 Lr 
asa, ऋ व क -- 
` २ 
ल सर्‌ 4 
PS अ ` 
i 301 2२३: हु च 
. कळ. ` न, 


ट 
क 11 ह + 
Weed weer 


३२२ गीताका भक्तियोग [.अ० १५ 


पदार्थेकि मिळनेपर भी और मिल जाय, “और मिल जायः--यह क्रम 
चलता ही रहता है । किंतु संसारमै जितना धन-धान्य है, जितनी 

सुन्दर खियाँ हैं, जितनी उत्तम वस्तु हैं, वे सब-की-सब एक साथ 
किसी एक व्यक्तिको मिल भी जायं, तव भी उनसे उसे तृप्ति नहीं 


हो सकती# । इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्माका 
> nn NN 


अंश तथा चेतन है ओर भोग-पदाथ नाशवानू ग्रकृतिके अंश तथा जड. 
हें । चेतनकी भूख जड़ पदार्थाके द्वारा केसे मिट सकती है ? भूख 
है पेटमें और हळवा बाँधा जाय पीठपर, तो भूख केसे मिट सकती 


हू? प्यास लगनेपर वढ़िया-से-बढ़िया गरमागरम हळवा खानेपर 


भी प्यास नहीं मिट सकती । इसी प्रकार जीवको प्यास तो है _ 


चिन्मय _परमात्माकी, पर वह उस प्यासको मिटाना चाहता है जड़ , 
पदार्थोके द्वारा, जिससे कभी तृप्ति होनेकी नहीं । तृप्ति तो दूर रही 
ज्या-ज्या. वह जड़ पदार्थोको अपनाता है, त्या-त्या उसकी भूख भी 
बढ़ती ही जाती है । यह उसकी कितनी वडी भूल है । 


सावकको चाहिये कि वह आज ही यह दृढ़ विचार (निश्चय) 
कर ले कि मुझे भोगवुद्विसे विप्रयांका सेवन करना ही नहीं है । 


~~ RE णी 


gM कर लिक 


उसका यह पक्का. निणय हो जाय कि सम्प्रण संसार मिलकर भी 
मुझे तृप्त नहीं कर सकता | विपय-सेवन न करनेका इढ़ विचार होनेसे 
इन्द्रियाँ निर्विपय हो जाती हैं; और इच्द्रियोंके निर्विषय हो जानेसे 
मन निर्विकल्प हो जाता है । मनके निर्विकल्प हो जानेसे वुद्धि 


) 


र Serre 


# यत्‌ प्रथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पावः स्त्रियः | 
एकस्यापि न पर्यात्तमिति मत्वा शर्म ` ब्रजेत्‌ ॥ ` 


कः 


कै हट हु » श्र 
र न नत वि ली ang 


नर 


रै 
ar 


र्‌ ३ 
RRC TID PPC CCRT ८८ प्र रयम यया 00०. 


लोक १०] : गीताका भक्तियोग 


खत: सम हो जाती है; ओर बुद्धिके सम हो जानेसे परमात्माकी 
प्रातिका खतः अनुभव हो जाता हैः क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त 
ही हैं। विषयोंमें प्रवृत्ति होनेके कारण ही उनकी 'प्राप्तिकां अनुभव 
नहीं हो पाता | र जो 
सुखभोग और संग्रह: 


“इन दोमें जो आसक्त हो जाते हैं, 
उनके लिये परमात्मप्राप्ति तो दूर रही, त्रे परमात्माकी तरफ चलनेका' 
दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते रग 
SE क्क भव 
गोखामी श्रीतुलसीदासजी श्रीरामचरितमानसके अन्तमे प्राथना 
करते हैं- ग 
फामिहि नारि पिआरि जिमि लोसिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 
( मानस ७ | १३०) 
# इहेव तेजितः सर्गो येपां साम्ये -खितँ मनः । 
निर्दोपं दि .समं ब्रह्म तस्माह्ृह्मणि ते स्तिताः ॥ 


( गीता ५। १९) 

“जिनका मन समभावर्धे स्थित है, उनके द्वार इस जीवित अत्रस्था- 

में ही सम्पूर्ण संसार जीत लिवा गया हे; क्योकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा 

निर्दोप और सम हे, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही 
स्थित ईं |? 


‡ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 

(गीता २। nat ) 

“भो्योक्रा वर्णन करनेवाली वाणीके द्वारा जिनका चित्त हर लिया 

गया हे, जो भोग और ऐश्वयमै अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी 


परमात्मामे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती |? 


RRO कं 


१ ४ 


३२४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


जैसे कामीको खी ( भोग) और लोभीको घन (संग्रह ) 
प्रिय लगता है, वसे ही रघुनाथका ख्य और रास-नाम मुझ 
निरन्तर प्रिय लगे ।7. तात्पर्य यह है कि जेसे कामी खीके रूपमे 
आकृष्ट होता है, वैसे ही में रघुनाथके रूपमें निरन्तर आकृष्ट रहूँ 
और जैसे लोभी धनका संग्रह करता रहता है, वेसे ही में राम- 
नामका ( जपके द्वारा ) निरन्तर संग्रह करता रहूँ । संसारका भोग 
और संग्रह निरन्तर प्रिय नहीं लगता--यह नियम है, पर भगवानूका - 
रूप और नाम निरन्तर प्रिय लगता है । संतनि भी अपना अनुभव 
कहा है-- 

चाख चाख सब छाड़िया साया-रस खारा हो। 

नाम-सुधारस पीजिये छिन वारंबारा हो ॥ 

लगे मोहि राम पियारा हो ॥ 
सम्बन्ध--- 

पिछले तीन श्लोकोंमें जीवात्माके स्वरूपका वर्णन किया 
गया | उस विषयका उपसंहार करनेके लिये इस श्लोकमें-- 
“जीवात्माके स्वरुपको कोन जानता है और कोन नहीं 
जानता?-- इसका वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥ 

इलोक--- 
उत्क्रामन्तं स्थितं चापि भुञ्जानं चा गुणान्वितस्‌ । 
विसूढा नानुपश्यन्ति पइ्यन्ति ज्ञानचश्चुषः ॥१०॥ 
भावाथ--- 

शरीरका त्याग करते समय, अन्य शरीरको प्राप्त करके 
उसमें स्थित होते समय अथवा भोगोंको भोगते समय (खयं 
निल्ति होते हुए ) भी गुणोंसे सम्वन्ध माननेके कारण जीवात्मा 


[ष | i SS 
न्छोक १० ] ` गीताका भक्तियोग ३२५ 6 
बा | 
मः ह | मरने, जन्म लेने और भोग भोगनेवाछा कहलाता है | जिस जन्त | 
2000 प्रकार कोई व्यक्ति खयं तो वही रहता है; परन्तु कार्य, परिथिवि ह 
ई देश, काळ आदि बदलते रहते हैं, इसी प्रकार मृत्यु, जन्म, भोग आदि 
a भिन्न-भिन्न होनेपर भी “यंश ( आत्मा ) सत्रमै एक ही रहता चि 
हिती है । इस रहस्यको विवेकी पुरुष ही ज्ञानरूप नेत्रोंसे देखते हैं। 
तीव सांसारिक भोग और संम्रहमे लगे हुए मोदग्रस्त पुरुष इस रहेको” 
er नहीं देख पाते, क्योंकि भोगोंसे परे उनकी बुद्धि जाती ही 
ग कू नहीं । 
अन्दय-- 
उत्क्रामन्तम्‌, वा; स्थितम्‌, वा, अज्ञानम्‌, अपि, गुणान्वितम्‌, 
विमूढाः, न, अनुपञ्यन्ति, शञानचक्लुपः, पश्यस्ति ॥ १० ॥ 
4 2 0 पद-ब्याख्या-- 
हक री उत्क्रामन्तम्‌---शरीरको त्यागकर जाते इए । 
र („~ स्थूळ शरीरको छोड़ते समय जीव सूइम एवं कारण शरीरको 
i साथ लेकर प्रस्थान्‌ करता है । इसी क्रियाको यहाँ 'उत्क्तामन्तम? 
१ टर क यै 
Et पदसे कहा है । जवतक हृदयमें धड़कन रहती है, तत्रतक जीव- | 21 
का प्रस्थान नहीं माना जाता । हृदयकी धड़कन बंद हो जानेके » 0 आ 
बाद भी जीव कुछ समयतक रद्द सकता है । वास्तवमें अचल होने- । 0 क 
से शुद्ध चेतत-तस्वका आवागमन नहीं होता । प्राणोंका ही आवा- | नर त 
[४ ६ गमन होता है । परंतु सूक्ष्म ओर कारण शरीरसे सम्बन्ध रहनेके १1 ७ ७५ = क 
छ कारण जीवक! आवागमन कहा जाता है । तालि | हु 
छ आठवें श्छोकमें ईश्वर बने जीवात्माकें विषयमें आये “उत्कामतिः | 0. न 
क पदको यहाँ 'उत्क्तामन्तम! नामसे कहा गया है । | ह 


३२६ -गीताका भक्तियोग | [ अ० १५. 


..~ चा स्थितम---अथवा स्थित हुए अर्थात्‌ -दूसरे ` शरीरको प्राप्त, 
हुए । > | 

` ` जिस प्रकार कैमरेपर ' वस्तुका जैसा प्रतित्रिम्म पड़ता हैं, 
उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है | इसी प्रकार दुत्युके ०» 
समय अन्त:करणमे जिस भावका चिन्तन होता हैं, उसी आकारका 
सूक्ष्म शरीर वन. जाता हे । जैसे कोमरेपर पड़े प्रतिविम्बके अनुसार 
चित्रके तैयार होनेमें समय लगता हे, बैसे ही अन्तकालीन चिन्तन- 

के अनुसार भावी स्थूलशरीरके वननेम ( शरीरके अनुसार कम या 
अधिक ) समय लगता है । 


आठवें इळोकमे जिसका “यदवाप्नोति? पदेसे वणन हुआ है, 
उसीको यहाँ “स्थितम्‌? पदसे कहा गया हृ | 

चा भुञ्जानम्‌ अपि---अथवा विषयोंको -भोगते इए भी । | 

मनुष्य जब विषयोंको भोगता है, तव अपनेको वड़ा सावधान 
मानता हैं ओर विपय-सेवनमें सावधान रहता भी है । विजयी प्राणी 
शब्द, स्पा, रूप, रस और गन्थ--इन एक-एक बिषयको अच्छी 
तरह: जानता है । अपनी जानकारीसे एक-एक वित्रयको- भी वडी 
स्पृष्ठतासे वणन करता है । इतनी सावधानी रखनेपर भी वह “मूढ़? 
ही है; क्योंकि वितरयांक्रे प्रति यह सावधानी किसी कामकी नहीं, 
अपितु मरनेपर नरको और नीच योनियोंमें ले जानेबाली है । 

परमात्मा, जीवात्मा और संसार:--इन तीनोंके विप्रयमें शास्त्रा 
और दाझनिकोंके अनेक मतभेद हैं; - परंतु जीवात्मा.. संसारके 


12284 


न्छोक १० ] 


गीताका भक्तियोग 


सम्बन्धसे महात्‌ दुःख पाता है और परमात्माके सम्बन्धसे महान्‌ 
सुख पाता है---इसमें समी शाख और दाशनिक एकमत हैं । 


| संसार एक क्षण भी खिर नहीं रहता--यह अक्राटय नियम 
हे । संसार क्षणभंगुर है---यह बात कहते, सुनते और पढ़ते हुए 
भी मूढ़ मनुष्य संसारको स्थिर मानते हैं। मोग-सामग्री, भोक्ता एवं 
भोगरूप क्रिया--इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं 
सकता । भोगी मनुष्यकी बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह “इन 
भोगोसे बढ़कर कुछ है ही नहीं'--ऐसा दृढ निश्चय कर रेता होळ 
इसीळिये ऐसे पुरुषोंके ज्ञाननेत्र बंद ही रहते हैं । वे मौतको निश्चित 
जानते हुए भी मदिरा-मदान्धकी तरह भोग भोगनेके छिये ( मरनेवालों- 
के लोकमें रहते हुए भी ) सदा जीते रहनेकी इच्छा रखते हैं । 


(अपि? पदका भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूलशरीर- 
से निकलकर ( सूक्ष्म एवं कारण शरीरसहित ) जाता हे, दूसरे 
शरीरको प्राप्त होता है तथा विप्रयोंका उपभोग करता है--इन तीनों 
ही अवस्थाओंमें गुणोंसे लिप्त दीखनेपर भी वास्तवमें वह खयं निर्लिप्त 
ही रहता हे । वास्तविक खरूपसें न 'उत्कमण? है, न शिति” हैं 
और न 'भोक्तापन? ही है । इसीळिये गीताम अन्यत्र कहा गया है कि 

0 CE त 

३ चिन्तामपरिमेयां च  प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 

कामोपभोगपरमा ` एतावदिति निश्चिताः ॥ 

र (गीता १६। ११) 

` ८ ( आसुरी प्रकृतिवाळे मनुष्य ) ुत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य 
चिन्ताओका आश्रय लेनेवाले, विषयमोगोके. भोगनेमें तत्र रहनेवाले और 
“इतना ही सुख है? इस प्रकार माननेवाले होते हैं |? 


As ere 700 


३२८ गीताका भक्तियोग ` [ अ० १७ 


झरीरमें ` रहते. हुए भी जीवात्मा न कुछ करता हे और न छिप 
होता हँ-- ` 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ( १३1 ३१) 
वदेहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ (गीता १३। २२) 
पिछले इलोकके 'बिमयाबुपसेत्रतेश पदको: ही यहाँ भुज्ञानम? 
पदसे कहा गया है। | 
युणान्वितम्‌--गुणोसे युक्त इएको | 4 
. यहाँ भुणान्वितम्‌! पदका तात्पय यह है कि गुणोंसे सम्बन्ध 
मानते रहनेके कारण ही जीवात्मामें पूववर्णित उत्क्रमण, स्थिति और 
भोग--ये तीनों क्रियाएँ प्रतीत होती हैं । 
वास्तबमें जीवात्माका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं | भूलसे ही 
इसने अपना सम्बन्ध गुणोंसे मान रक्खा है, जिसके कारण इसे 
वारंवार ऊँच-नीच योनियोंमें जाना पड़ता है ।% गुणोंसे सम्बन्ध 
जोड़े-जोड़े जीवात्मा संसारसे सुख चाहता हैं---यह उसकी भूल है । 
सुख लेनेके लिये शरीर भी अपना नहीं है, अन्यकी तो वात ही 
क्या है! 
मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे संसारमै ही फॅसना 
चाहता है। व्याख्यान देनेवाला व्यक्ति श्रोताओंको अपना मानने 
` + पुरुषः प्रकृतिखों हि युब्दते प्रकसिजासुयान । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 


(१३। २१) 

'प्र्ृतिमे- स्थित हुआ पुरुष ही प्रकृतिसे उसन्न हुए त्रिशुणात्मक 

पदार्थोकी भोगता हे और इन गुणोंका सङ्ग ही प्रकृतिस्थ पुरुषके अच्छी 
चुरी योनियोमि जन्म लेनेमे हेतु है | 


लोक, १० ] 


गीताका भक्तियोग ३२९, 


ळग जाता. है । किसीका भाई-बहन न हो, तो वह धमका भाई- 
बहन वना लेता है । किसीका पुत्र न हो, तो वह दूसरेका बालक 
गोद छे लेता -है। इस प्रकार नये-नये सम्बन्ध जोड़कर मनुष्य 
चाहता तो सुख है; पर पाता दुःख ही है । इसी बातको भगवान्‌ 
कह रहे हैं कि जीव स्वरूपसे गुणातीत होते हुए भी “गुणों 
( अथवा देश, काळ, व्यक्ति, वस्तु ) से सम्बन्ध जोड्कर उनसे 
बंध जाता है । 


इसी अध्यायके सातवे इलोकमें आये प्रकृतिस्थानि? पदको ही 
यहाँ "गुणान्वितम्‌? पदसे कहा गया है । 


भार्मिक बात 
( १ ) जबतक मनुष्यका प्रकृति अथवा उसके काय---गुणोंसे 
विश्विन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, तवतक गुणोंके अधीन होकर उसे 
© करनेके ~ उ. ~ “se 
कम करनेके लिये वाध्य होना पड़ता है । चेतन होकर गुणोंके 
अधीन रहना अर्थात्‌ जड़की परतन्त्रता स्त्रीकार करना व्यभिचार-दोप 


नप. 


! 
है 


हे । प्रकृति अथवा गुणोंसे सवथा मुक्त होनेपर जो स्वाधीनताका 


अनुभव होता है, उसमें भी साधक जवतक ( अहंकी गन्ध रहनेके 

कारण) रस लेता है, तवतकं व्यभिचार-दोप रहता ही है । रस 
#न हि कश्चित्कणमपि जातु. तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्मं सवः प्रद्धतिजेंगुणेः ॥ 

(३।५) 

“निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमे क्षणमात्र भी बिना कर्म 


किये नहीं रहता; क्योंकि सारा मनुप्य-समुदाय अक्कतिजनित गुणोंद्वारा 
परवश हुमा कर्म करनेके लिये बाध्य क्रिया जाता इ |? 


८ हा 
fai 

4“ ३” 

1 


२ 


9 


६३ 


द्‌ 
Pd 
१, 
sie 


क pn 
ब 
ऐर 


oe we 


र 
क 
Ne 


ee 


RR 


११ 


३३० गीताका भक्तियोग ` [२० १५ 


न लेनेसे जब यह व्यमिचार-दोष मिट जाता है, तव अपने प्रेमास्पद 
भगवानके प्रति स्वतः प्रियता जाग्रत्‌ होती है । फिर प्रेम-ही-प्रेम 
रह जाता है, जो उत्तरोत्तर बृद्रिको प्राप्त होता रहता है । इस 
प्रेमको प्राप्त करना ही जीवका अन्तिम लक्ष्य है। इस ग्रेमकी 
प्राप्रिमि ही प्रणता है । भगवान्‌ भी भक्तको अपना अलोकिक प्रेम 
देकर ही प्रसन्न होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्तको योगियामें परमश्रेष्ठ 
योगी मानते हैं ।# 

गुणातीत होनेमें ( स्वयंका विवेक सहायक होनेके कारण )तो 
अपने साधनका सम्बन्ध रहता हैं, पर गुणातीत होनेके बाद 
ग्रेमकी प्राति होनेमें भगवानकी कृपाका ही सम्बन्ध रहता हें । 


(२) जब मजन-साधन, सत्सङ्ग, छुभकम करनेसे परमाथ- 
विषयक नयी-नयी बातें समझमें आती हैं, ज्ञान बढ़ता है, शान्ति 
मिळती है, उस समय साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये । 
तात्पर्यं यह हे कि जप, भजन, ध्यानादिके कारण ज्ञान बढ़ने, 
शान्ति मिंळनेसे जो सात्विक सुख मिळता हैं, उससे साधकको अपना 
सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये अर्थात्‌ उस सुखका रस नहीं लेना 
चाहिये; क्योंकि सत्वगुणसे उत्पन्न होनेवाला सुख भी वाँधनेवाला 

४ योगिनामपि सवपा मदतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्भजते यो -मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(गीता ६ | ४७) 


“सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लो हुए अन्तरात्मासे 
सुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परमश्रेछ मान्य हे ।? 


DN 
$ 
{+ 


अज्ञानीजन नहीं जानते | त 
जो वास्तवमें अपने हैं, उन परमात्मासे बिमुख होकर जड 

क ' ` और गशिवान्‌ संसारको अपना मानना ही विमूढता है | तात्पय 
8 € कि मनुष्यको संसार ( प्रकृति ) अथवा परमामासे शरीर, 
के योग्यता, भोग-पदार्थ, धन आदि. जो कुछ भी मिता है; उन्हे 


र. हें अपना 
मानकर उनसे (अपने छिये ही 2 सुखः लेना या सुख चाहना 
एन म विभूहता अथवा अपने ज्ञानका निरादर हे | ॒ 

.-. जैसे मिन्न-मिन्न प्रकारके कार्य करनेपर भी हम वही रहते है, 


प्र वैसे ही गुणोंसे युक्त होकर शरीरको त्याः 


गते, अन्य शरीरको प्राप्त 
होते तथा भोग भोगते समय भी “ख्य? 


| A 2 ( आत्मा ) वही रहता 
रर द है त्पय यह है कि परिवतन ओंमे है र नहीं 
ह ब है | तात्पय यह है कि परि क्रियाओंमे होता है धय में न हाँ । 


- परंतु जो भिन्न-भिन्न क्रियाओक्रे साथ मिलकर “यं? को भी भिन्न: 


मिन्न देखने छगता है, ऐसे अज्ञानी ( तत्त्वको न जाननेवाले ¬ आ (तलको न जाने) 


7 RR आणो | 
* तन्न सचय निमलत्या्रकाशकमनामवम्‌ । त क न 
खचसङ्गन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ || |... व. SO 

| क (गीता १४ | ६) को | छि बॅ 
' है निष्पाप | उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण । a व 
नो प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, वह सुखके सम्बन्धसे और शनके हुँ | | ¢; | 
नार सम्बन्धसे बँधता हे |? A र 
र प्‌] 


~ 


पा desl et कक मी हूं 
सकल कक ११०१ २०० २ ७2 तै नु नहि र 


ऱ्य 
उ क, ५+०.-3>०४०-०५-००-८-+०४-४लकखक | च 
* “१५ rm ss द्‌ 
3 - मे ल्याचर oe 
SN - 5 के ह ऱ्या र ठर 
१ न डील है ३०००५ न 
Ss, | “या ~ 


Seen er 
छ द्‌ 


£ 
a 
= 
x 
|; 


३१९ २ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


मनुष्यके छिये यहाँ “विमूढाः न अनुपश्यन्ति! पद दिये 
गये हैं ।% | 


मूढ छोग भोग और संग्रहमें इतने आसक्त रहते हैं कि. 
शरीरादि पदाथ नित्य रहनेवाले नहीं हैं--यह बात सोचते ही नहीं । 
भोग भोगतेका क्या परिणाम होगा ? उस ओर वे देखते ही नहीं । 
भगवानने गीताके सत्रहवें अध्यायम जहाँ सात्विक, राजस और तामस 
पुरुषोंको प्रिय लगनेवाळे आहारोंका वर्णन किया है, वहाँ सात्विक 
आहारके परिणामका वर्णन पहले किया गया है । राजस आहारके 
परिणामका वर्णन अन्तमें किया गया है और तामस आहारके 
परिणामका वणन ही नहीं किया गया है । इसका कारण यह है कि 
0 ०. 
सात्विक पुरुष कम करनेसे पहले उसके परिणाम ( फल ) पर दृष्टि 
* प्रकृतेः क्रियमाणानि गुगेः कर्माणि सर्वशः | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते ॥ 
(गीता ३ 1 २७ ) 
“सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुर्णोद्वारा किये जाते हैं, तो भी 
जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा हे; ऐसा अज्ञानी कैं कती 
हूँः--ऐसा मानता हे ।? 
न॑ आयुश्सत्ववलारोग्यसुखग्रीतिविवर्धनाः । 
रसाः स्निग्धाः खिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रिया: | 
कट्वम्ल्ब्वणात्युष्णतीद्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकापयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिएमपि चामेध्यं भोजनं तामसम्रियम्‌ | 
( गीता १७ | ८-१० ) 


we 


३३३ 


रखता है; राजस पुरुष पहले 


छे सहसा काम कर बैठता है, फिर 
परिणाम चाहे जैसा आये; 


परतु तामस पुरुष तो परिणामकी तरफ, 
दृष्टि ही नहीं डालता । इसी प्रकार यही भी (बिमृढाः न अनुपस्यन्तिः 
पद 1) पु भगवान्‌ मानो यह कहते हैं क्रि मोहग्रस्त पुरुष तामस 
ही. हैं; क्योंकि मोह तमोगुणका कार्य हैँ । वे विर्योका सेवन करते 
समय परिणामपर बिचार ही नहीं करते । केवळ भोग भोगने और 
संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं। ऐसे पुरुषोंका ज्ञान तमोगुणसे ढका 


रहता है। इस कारण बे शरीर और आत्माके भेदको नहीं 
जान पाते# | 


ज्ञानचक्षुषः 
तत्त्वसे जानते हैं | 


प्राणी, पदाथ, घटना, परिस्थिति--कोई भी खिर नहीं हे 
अर्थात्‌ इश्यमात्र निरन्तर अदर्शनमें जा रहा है--ऐसा प्रत्यक्ष 
अनुभव होना ही ज्ञानरूप चक्षुओंसे देखना है । परिवितनकी ओर 
दृष्टि होनेसे खतः ही अपरिबर्तनशीळ तत्त्वें स्थिति होती है; क्योंकि 
नित्य परितनशील पदार्थका अनुभव अपरिवतनसील तत्वको ही 
होता है । 
३ किश्िमकमकसिफा उक दू त्रिमिरगुणमयेर्मावेरेभिः सर्वमिद जगत्‌ | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ || 


(गीता ७। १३) 

'गुर्णोके कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस--इन तीनों प्रकारके 

भावोंसे यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणोसि परे 
युझ अविनाझीको नहीं जानता |? 


पश्यन्ति--ज्ञानरूप चक्षुओंवाले ( ज्ञानी ) ही 


दि विजय ब ` re 


naan 3 


MR भ 


2 
Pe RRR 
£ 


~.) 


ee oe 
[ 
PRE AE “जनक 


डी 
pe 


Fe ह 


| 


३३४ : 'गीताका भक्तियोग ` { अ० १५ 


यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये. कि ज्ञानी पुरुषका भी, स्थूल- 
'शरीरसे निकलकर अन्य शरीरको प्राप्त होना. तथा भोग भोगना 
होता है । ज्ञानी पुरुषका स्थूलशरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीर- 
को प्राप्त करना तथा रागबुद्धिसे विश्रयोका सेवन करना उसके द्वारा 
“नहीं होते । गीतामें दूसरे अध्यायके तेरहवे इ्लोकमें भगवानूने कही 
हे क्रि जैसे जीवात्माकी इस देहमें धालकपन, जवानी ओर वृद्धावस्था 
होती हे, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; परंतु उस 
बिप्रयमे ज्ञानी पुरुष मोहित अथवा विकारको प्राप्त नहीं होता%। 
कारण यह हैं कि वह ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूप चक्षुओके द्वारा यह 
देखता है कि जन्म-मरणादि सव क्रियाएँ या विकार पखितनशीछ 
रारीरमें ही हैं, अपरितनशीछ आत्मा ( “खयं? ) में नहीं । आत्मा 
इन विकारोंसे सत्र समय सबथा निर्लिप्त रहता हे । शरीरको अपना 
मानने तथा उससे सुख ठेनेकी आशा रखनेसे ही विमूठु पुरुषोंको 
तादाल्यके कारण ये विकार आत्मामें होते प्रतीत होते हैं । विमूइ 
पुरुष आत्माको गुणोंसे युक्त देखते हैं और ्ञाननेत्रोंवाले पुरुष 

आत्माको गुणसे रहित---वास्तविक रूपसे देखते र्ण 

# देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवन जरा । 

तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति॥ 
(गीता २। १३) 

[य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह। 

सवथा वतमानोडपि न मृदोऽभिजायते | 


(गीता १३ | २३) 
“इस प्रकार पुरुपको अर गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तस्व 


से जानता ह, वह सव प्रकारसे कतेव्यकमे करता हुआ भी फिर नहीं 
जन्मता ।१ 


स्छोक १०] गीताका भक्तियोग ३३५ 


मार्मिक बात 
गीतामें तीन प्रकारके चक्षुओंका वर्णन है--( १ ) खचक्ष, 
(२ ) दिव्यचक्षु और ( ३ ) ज्ञानचक्षु # । 'चचक्षु जड़ शरीरः 
के होते हैं, जिनसे जड़ पदाथ दीखते हैं; 'दिव्यचक्षु? भगवत्रदत्त 
होते हैं, जिनसे साकार भगवान्‌ दीखते हैं और 'ज्ञानचक्ष? स्वयं 
( आत्मा ) के होते हैं, जिनसे प्रकृति और परमात्मा ( अथवा 


जड: चेतन, सत:असत ) का भंद दोखता हे | 
ज्ञानचक्षुओंको प्राप्त करनेमें मनुष्यमात्र ₹ ओंको प्राप्त करनेमें मनुण्यमात्र स्वतन्त्र हैं | परमात्मा- 


का अंश होनेके कारण जीवात्मामें इतनी सामथ्य है कि वह अपने 


वित्रेकसे ( जड़ताकी त्यागकर ) तवका अनुभव कर सकः त्यागकर ) तत्त्वका अनुभव कर सकता है । 


मुक्ति ( भोग ) और मुक्ति-द्ोनों मनुष्यके उद्योग, पुरुषार्थ- 
धनि ह, पर भक्ति भ गर्वानूका आश्रय होनेसे ही होनेसे ही प्राप्त होती 
है । भुक्ति या मुक्ति जीवके अपने लिये है औरे भक्ति 


क न तु मां शक्यसे द्रष्ठमनेनेव स्वचक्षुपा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 
(गीता ११।८) 
परंतु सुझक्रो तू इन स्वचक्षुओंके द्वारा देखनेमें निःसंदेह समर्थ 
नहीं है; इधीसे में तुझे दिव्यचक्षु देता हूँ, इतसे तू मेरी ईश्वरीय 
योगशक्तिको देख |? 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा || 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
न (गीता १३] ३४) 
“इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेत्रशके मेदको तथा कार्यसदित प्रकृतिसे मुक्त 
होनेको जो पुरुष ज्ञानचक्षुओंके द्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त 
होते हैं ।? 


३३६ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


देने च दि ~ ही ७ किये ~ गां ह 
मगवानूको रस देनेके लिये हैं । जीव पहले किये गये भोगोका . 
फळ भोगनेमे तो परतन्त्र हें,# पर नये भोग मोगने अथवा न भोगुनेमे 
खतन्त्र है । जडताको महत्तव देनेके कारण जीव खयं वन्थनमे पड़ा 


ee ........... ०५० ३ १०६००02 ७७०४ SOP ००० ००१0 


हे, अतः जडताको महत्व न देकर वही खयं ( जीवाला ).छक्त-.औी 
हो सकता हैं ॥ ११॥ 
सम्बन्ध-- 
अब भगवान्‌ यह वतलाते हैं कि फ्छिलि छोकमें वर्णित 
तत्वको जो पुरुष यत्न करनेपर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है; 
और जो यत्न करनेपर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी हे | 
शयोक 
> 
यतन्तो योगिनइचेनं पयन्त्यात्मन्यचस्थितम्‌ । 
२७) ० 
यतन्तो5प्यक्कतात्मानो नैनं पडद्यन्त्वचेतसः ॥११॥ 
# त्रैविद्या मां सोमपाः पूतयापा यज्ञेरिट्रा खर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रछोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ || 
ते तं भुक्त्वा खगलोक विद्याल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं चयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते || 
तो (गीता ९ | २०-२१) 
“तीनां वेदोमे विधान किये हुए सकाम कोको करनेवाले, सोमरस- 
को पीनेवाले, पापरहित पुरुप मुझको (अर्थात्‌ इन्द्रको ) यञ्ञोके द्वारा 
पूजकर स्वर्गकी मातत चाहते हैं; वे पुरुप अपने पुण्योंके फलरूप खर्गलोक- 
को प्राप्त होकर खर्गमे दिव्य देवताओंके भोगोंकरो मोगते हैं |? 
थि उस विशाळ ख़र्गळोकको मोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोक- 
को प्रात होते ह्‌ | कलि प्रकार (खगंके साधनरूप ) तीनों वेदोंमें कहे हुए 
सकाम कमका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष बार-बार 
आवागमनको प्राप्त होते हैं | 


१ 


~ 


LB 0212, 11:21. 


नित्यप्रात्त ततचङगी प्राति छिये यत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है |, 
कारण यह है कि यलमात्र गुणोंके आश्रयसे होता है, परंतु “ये 
गुणोंसे सवया अतीत है । यत्नकी आवश्यकता केवल असाधनः 
( संसारका सम्बन्ध ) मिटानेके ल्यि है | 

समताको प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है; ओर भोग एवं 
संग्रहमें ही जिनकी रुचि है, ऐसे पुरुष यान ( अर्थात्‌ शात्रोंका 
“नन, आत्मानामविषयक आलोचन आदि ) करते हुए भीः 
तत्वका अनुभव नहीं कर पाते । 

यहाँ भगवातूने पिछले इमे आये शानचक्षुषः? और बिमूढा:?- 
पदोंसे वर्णित पुरुषोंका ही विवेचन क्रमश 
समानः अचेतसः पदोंसे किया है । 

अन्वय-- 

योगिनः, भात्मनि, अवस्थितम्‌, एनम्‌, यतन्तः, पश्यन्ति, च, 

अङतात्मानः, अचेतसः, यतन्तः अपि, एनम्‌, न, पड्यन्ति ॥ ११ ॥ 


पद्‌-व्याख्याः 

योगिनः--योगीजन | 
यहाँ “योगिन:? पद उन साधकोंका वाचक है, जिनका एकमात्र 
उद्देश्य सिद्वि-अतिद्विमें सम रहनेका बन चुका है । पाँचवें अध्यायके, 


* “योगिनः? और “अकृता-. 


७८०००७० १८ ०५६०००० 


३३८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
ग्यारहवें इटोकोर्मे भी 'योगिनः? पद इन्हीं सावकोंके डिये 
आया है । | 

जितने तत्त्वको प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय कर छिया है, उस 
योगीमें निप्काममाव खतः आता है; क्योंकि परमात्माको चाहनेवाला 


कभी भीगोंको नहीं चाह सकता और भोर्गोको चाहनेवाला कमी 
योगी नहीं हो सकता । एकमात्र तत्त्वको प्राप्त करनेके दृढ़ निश्चयमें 
ऐसी शक्ति है कि तत्त-प्राप्तिके आवश्यक साधन खतः प्राप्त हो जाते 
हैं। जैले धन-प्रापिके उद्देश्यले व्यापार-क्षेत्रमे आये लोगोंकें मनमें 
धन-प्रातिके नये-नये साधन या युक्तियाँ खतः आती रहती हैं ओर 
उनके सारे यल उद्देश्यकी सिद्विके लिये ही होते हँ | ऐसे ही तत्तत- 
ग्रापिका उद्देश्य हो जानेपर साधकको तत्त्व-प्राप्रिके साधन या 
युक्तियाँ खतः प्राप्त होती हैं ओर चाहे जैसी ( वाधक या सहायक ) 
परिस्थिति आये; प्रत्येक परिस्थितिमें साधकके सारे यत्न उद्देदयक्की 
सिद्धिके लिये ही होते 


कर्ता अपनेमें जेसी 'अहंता' इढ़तासे मान लेता है, उससे प्राय 
वेले ही कम होते हैं | अपनेको जिज्ञासु माननेप( जिज्ञासा-पूर्तिकी 


चेष्टा खत: होती हँ । नदुप्चका उददश्य कवळ तच्व-प्रास्तिका होनेसे 
उसकी अहंताका परिवलन खून: हो जाता है ( अर्थात्‌ भी भोगी 
हूँ, में गृहस्थ हूँ? भै ब्राह्मण ण ह आइका जगह “में साधक हूँ? यह 


। भाव हो जाता है ), जिससे तत्वकी -ओर उसकी प्रगति स्वतः होने 
, «| लगती है| . वी 


हि ८ 
i नट 
CR) 
प ¥ ईड ह 
भटा १ हा क र 
१६ EN ९ हा 


\ 


1.0० eh 
Sc OPT = 
_ ११५ 
PI. 
Wess ® 5 
So 
wre २४” सि 
जक 61 NCE, NA 
जिन 200 क उ) 
vir 
Nt ५ 
+ 
‘ew 9०" म्ये 


ही, न 22% 
(५. ६०१ 

१ 4 «६ ¢ 

~ बल न 

CN 1203 
३ 

> 


७ ree 


eg 1६ ग 


nant! 


न्द 
रे 
44 नु 
ये 
क" 
क 


न न क्ट 
RE अ 
ना न 
ति 

व्र 

कु 


dat 22 NF 
$१-- a 10.०६ ruins 3 24401040 oes bo oad 


! मोक ११] 


गीताका भक्तियोग 


३३९, 


पातज्ञळ-योगदशानमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग माना 


गया है---“योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः 


( १ है २ 5 


परंतु 


श्रीमदभगवद्गीता व्समता'को ही योग मानती है--“खमत्वं योग उच्यते? 
(२ । ४८) । गीतोक्त योगमें चित्तवत्तियोंका सम्बन्ध-विच्छेद है, 
निरोध नहीं । चित्तवृत्तिनिरोवमें जड़तासे सम्बन्ध वना रहता है, 
पर्‌ समतामें जड़तासे सम्बन्धविच्छेद होता है-- -. 

` तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्षितम्‌ । (गीता ६ ।२३ ) 
“जो दुःखरूप संसार ( जडता ) के संयोगसे रहित है, उसका 


नाम योग है |? 


चित्तबृत्तिनिरोध-रूप योगमें व्युत्यान भी होता है, पर 
चित्तबृत्तिनिरोध- रूम 
योगें विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर उसमें राग रह सकता है | 
विप्रयोका राग सबेथा न मिटनेसे बुद्विमान्‌ पुरुषोंकी इन्धियाँ भी 
विरोमे वलात्‌ प्रवृत्ति करा देती हैं । # इसके विपरीत मीतोक्त 
योगमें विषयोका राग मूलसे ही नष्ट हो जाता है । यह गीतोक्त योगकी 


समत्वरूप योगमें व्युत्यान नहीं होता 


बहुत विलक्षण महिमा है | 


| 
प्रमात्मतत्वका अनुभव होना “लरूप'की समता, राग-देपका |! 


मिटना 'बुद्िःकी समता और इतियोंका निरोध होना भनःकी समता है। | ह, 


अ यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषल्य विपश्चितः 
इन्द्रियाणि. प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः |. 


(गीता २। 


as 


(1 


६० ) 


ल्ट 


३४० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


गीतामें भगवानूने मनकी अपेक्षा 'बुद्धिकी समतापर ह्वी अधिक 
जोर दिया है । गीतामें 'बुद्धिकी समताको ह्वी “योग? कहा 
गया है-- 
“सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥' 
(२। ४८ ) 
“बुद्धकी समतासे परमात्मततव अथवा “खरूप”की समता | 
प्राप्त होती है । 'मन'की समता इसमें केवळ सहायक हो सकती है । 
गीता ब्रह्मको 'सम? कहती है--*निदोंषं हि समं ब्रह्म' (५। १९) 
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म और समता--दोनो तत्वतः एक ही हँ । 
जबतक बुद्दिकी समता'में स्थिति नहीं होती, तवतक योगकी प्राप्ति, 
नहीं होती ।# भगवान्‌ समतामें स्थित पुरुषको “परमयोगी? 
मानते हैं। । | 
गीतामें समताको सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है और 
यहाँतक कहा गया है कि समतार्मे स्थित पुरुषको युद्धरूप भयंकर 
कर्मका भी पाप नहीं लगता! । समतामें स्थित पुरुष संसारबन्धनसे 
सुगमतापूेक मुक्त हो जाता है-- 
निर्दन्द्वो हि महद्दावाहो सुखं वन्धात्मसुच्यते ॥ 
(गीता ५। ३) 
# श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ( गीता २। ५३) 
ने आत्मौपम्येन स्त्र सम पश्यति योज्जुन। | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः || (गीता ६। ३२) 
न्‌ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ | 
` ततो युद्धाय युज्यस्व मैवं पापमवाप्स्यसि ॥ (गीता २ | ३८ ) 


~ 
4 


६ 


१५ 
[६ 


3 
क 


है 


[63 ११29 


Mm १३३२ 


SAP SRP ine NT DE OU PC TE THOR 


ज्छोक ११ ] गीताका भक्तियोग , ३४१ 


श्रीविष्णुपुराणमें भक्तराज प्रहादजी कहते हँ--समत्वमाराध' 


है? । परंतु वतमानमें साधक भजन, ध्यान, साधक भजन, ध्यान, जप, खाध्याय आदिको 
डी भगवान्‌की आराधना मानते हैं और समता ( अर्थात्‌ राग-देष, 
हर्ष-शोकारिसे रहित होने ) की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते । 
करे पढ़े-छिल्ले लेग अज्ञान २ यहाँतक कह देते हैं कि राग-देष तो 
अन्तःकरणके धमे हैं; वे कमी मिटते नहीं | पर गीतामें भगवान्‌ 
राग-द्वेषको मात्‌ शत्रु बतलाते हुए उनके वमे न होनेकी प्रेरणा 
देते हैं |# राग-ष अन्तःकरणके 'विकार! हैं, धर्म नहीं । धर्म वही 
होता है, जो सदा धर्मीके साथ रहता है | यदि राग-द्वेष अन्त;करण- 
के धर्म होते तो जबतक अन्तःकरण रहता, तवतक उसके साथ 
रदते | परंतु यह बात अनुभवसे सिद्ध नहीं होती । अन्तःकरणमें 
राग-द्ेष सदा नहीं रहते; अपितु आते और जाते हैं--यह सबका 


अनुभव है । अतः समस्त व्यावहारिक आचरणों एवं अनुष्ठानोंकी 


अपेक्षा बुद्धिकी समता ( राग-हेपसे रहित होना दक समता ( राग-द्वपसे रहित होना ) श्रेष्ट है ।_ 

आत्मनि अवस्थितम्‌ एनस--अपने-आपमें स्थित इस (तत्त्व ) 
का ( अनुभव करते हैं ) । 

परमात्मतत्त्वसे देश-कालकी दूरी नहीं है | बह समानरूपसे 
सवत्र एवं सदेव विद्यमान है | वही सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा है--“अहमात्मा शुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।? 
{ गीता १० । २० ) । इसलिये योगीजन अपने-आप ही इस तत्वका 

# इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राद्वेषो व्यवस्थितो । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ ॥ ( गीता ३। ३४) 


न 
जज 


चमच्युतस्य' ( १ । १७। ९१) धमता ही गौ भगवानूकी आराधना 


ल 


३४२ जीताका भंक्तियोग ` '[.अ० १५ 
-अनुभव कर लेते हैं. | यही वात. भगवानने चोथे अध्यायके अड़तीसव 
:इल्ोकमें भी कही है कि समतामें स्थित कमयोगी अंपने-आपमें ही 
तत्वको प्राप्त कर लेता है--  । ` ; 
तत्खय॑ योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विस्दतिं॥ 
Ff & ss पी (गीता ४ .|.३८ ) 
सत्ता ( अस्तित्व या है?-पन ) दो प्रकारकी होती. :है-- 
( १) बिकारी और (२) खतःसिद्ध । जो सत्ता उत्पन्न होनेके 
बाद प्रतीत होती है, वह 'विकारी? सत्ता कहलाती" है ओर जो 
सत्ता कभी: उत्पन्न नही होती, अपितु ..सदेव ( .अदादिकाडसे ) 
ज्यों-कीज्यों रहती है, वह 'खतःसिद्धर सत्ता कहलाती दै । इत 
दृष्टिसे संसार एवं शरीरकी सत्ता “विकारी? . ओर परमात्मा एवं 
- :आत्माकी सत्ता. “खतःसिद्व? है । विकारी सत्ताको सत्तमे 
मिला देना भूल है ।# उत्पन्न हुई विकारी सत्तासे सम्वन्ध-विच्छेद. करके 
'अनुलन्न स्वत:सिद्ध सत्तार्म स्थित होना ही 'आत्मनि अवस्थितम? 
पदोंका भाव है । 
` जीत्र (चेतन) ने भावखदत्त विवेकका अनादर करके 
शरीर ( जड़ ) को भै और 'मेराः मान लिया अर्थात्‌ शरीरसे 
अपना सम्वन्ध मान लिया । जीवके वन्धनका कारण यह माना हुआ 
सम्वन्ध ही है । यह सम्बन्ध इतना दढ है कि मरनेपर भी छटंता 
विकारी सत्ता ( शरीर ) को खतःसिद्ध सत्तमे मिळानेका ताप . 


~ -अपनेको शरीर मानना ( अहंता ) और शरीरको अपना मानना 
_( ममता ) | अपनेको शरीर मानमेसे सत्य प्रतीत होता. हे और शरीरको 


१ अपना माननेसे शरीरमें प्रियता होती है । 


जी 


> 


डु अ शक 
हक 


मामा रील स यम ण लास प त 

Te ६. र ॥ पु 
बट जोक ११ ] गीताका भक्तियोग ३४३ हं हि 
र श्र कद 4 | 
१५ डे एम नेही. और कच्चा इतना है क्रि जब चाहे तब छोड़ा जा सकता ज्य 


है । किसीसे अपना सम्बन्ध जोड़ने अथवा तोड़नेमें जीव तथा ० 
पप फू,  सतन्त्र है । इसी स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके जीव शरीरादि वक. 
"पन नी} 


(क, विजातीय पदार्थोसे अपना सम्बन्ध मान लेता है | | न. 
या अपने वित्रेक ( शरीरसे अपनी मिन्नताका ज्ञान) दब जाता 
५ है । विवेकके दबनेपर शरीर ( जड़-तत्त्त ) की प्रधानता हो जाता 
है और वह सःय प्रतीत होने लगता है । सप्सङ्घ, खाध्याय आदिसे 
जेसे-जेसे विवेक बिक्रलित होता है, वैसे-वैसे शरीरसे माना हुआ 
बची 06 pes ) से अपने वास्तविक सम्बन्धका उनमें अपनी 
~= स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है । यही "आत्मनि अवस्थितम्‌? 
`. :पदोंका भाव है । 
er विकारी सत्ता ( संसार ) के सम्बन्धसे अहंता (मैं! पन ) 
`` ` की उति होती है । यह अहता दो प्रकारसे मानी जाती है--- 
, (१) श्रवणसे मानना ( जैसे, दूसरोंसे सुनकर भैं अमुक नामचाला 
गा मी हँ; 'में अमुक वणवाला हूं? आदि अहंता मान लेते हैं) (२ ) | । ड़ हि त 
था 555 क्रियासे मानना ( जैसे, व्याख्यान करना, शिक्षा देना, चिकित्सा... ु | क त 
पह? करना आदि क्रियाओसे भें? वक्ता हूँ; भै शिक्षक है; भै = 
£ न चिकित्सक हूँ? आदि अहंता मान लेते हैं ) । ये दोनों ही प्रकारकी ESA रा 
सकल अहंताएँ सदा रहनेवाली नहीं हैं, जव कि 'हैः-रूप लतःतिद्ध ०५ ी 
रगे आव सत्ता सदा रहनेवाली है | इन दोनों प्रकारकी अहंताओंके साथ जो क दि है | 
ला (म रूप विकारी सत्ता है, उसे सायक को 'है”--रूप खत:तिद्ध He 


३४४ गीताका भक्तियोग { अण १५ 


सत्ताके साथ निरन्तर नहीं मानना चाहिये.। जेसे, ब्राह्मणोचित 
कर्तव्य-कर्म करनेके लिये ही भें ब्राह्मण हूँ, और व्याख्यान देनेके 
डिये ही 'मैं वक्ता हूँ:---इस प्रकार कतंब्यमात्र समझकर दूसरों 
छिये कर्म करनेसे मानी हुई अहंताका सुगमतापूवेक त्याग हो 
जाता है | 'ैं”-रूपमें मानी हुई अहंताका त्याग होनेपर हूँ 
रूप विकारी सत्ताका भी खतः त्याग हो जाता है ओर योगीको 
“हैः-हूप खतःसिद्ध सत्तामें अपनी खितिका अनुभव हो. जाता 
है । यही अपने-आपमें तत्तका अनुभव करना है । 


विशेष बात - 

देश-कालादिकी अपेक्षासे कहे जानेवाले भै, “तू, 'यह? और 
धहः--इन चारोंके मूलमें 'है? के खूपमें एक ही परमात्मतत्त्व 
समभावसे विद्यमान है, जो इन चारोंका प्रकाशक ओर आधार. 
है । भै, 'तू?, “यह? और “बह” ये चारों निरन्तर परिवतनशीळ 
हैं एवं है? नित्य अपखितनशीछ है । इनमें प्तूं हैः, 'यह है? और 
धह है'--एऐसा.तो कहा जाता है, पर भै है!--ऐसा न कहकर 
में हूँ? कहा जाता है । कारण यह है कि भे हूँ? में हूँ? भें-पनके 
कारण आया है | जवतक मैं-पन है, तभीतक हूँ? के रूपमें 
एकदेशीयता या परिच्छिन्नता है | भेंः-पनके मिटनेपर एक 'है? ही 
शेष रह जाता है | । 

“आत्मनि अवस्थितम्‌ एनम्‌? का तात्पय यह है कि हूँ? में 
है? और है? में 'ूँ स्थित है । दूसरे शब्दोरमे व्य्टिमं समष्टि और 
समछिमे व्यष्टि स्थित है । जिस प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक- 


2 
हे 
LAMPS के. कळ छ ye 
व PT lamer 
५ म्ह nx रट 
€, 3, CN, 
SONI A ie, 


इर बग्ने ) में स्थित तत्वका अनुभव करना है । 


९५% 
m= 1 


3 


«> सि « 
भे " 


०१ { * ~] 


“iT “न 
Rd ot 
; र 
[ ७ 
व्र Mie Neg iN nds 0७ ॥ त 
- श्लोक ११ ] “गीताका भक्तियोग ३४५ 
| 


दूसरेसे अलग नहीं किये जां सकते, उसी प्रकार 'है? और (हँ दोनों एक- 
दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते, परन्तु जैसे जळ-तप्वमे 
समुद्र और लहरे--ये दोनों ही नहीं हैं ( वास्तवमें एक ही जल- 
तत्त्व है ), वैसे ही परमात्मतत्त ( है?) में हूँ? और «है? 

ये दोनों ही नहीं हैं | ऐसा अनुभव करना ही अपने-आप ( खयं ) 
मल 


। नके कारण ( संसारमें सुखासक्ति तथा परमात्मासे 
` विमुखता होनेसे ) ही परमात्माका अपने-आपमें अनुभव नहीं होता । 
. अतएव परमात्माको अपने-आपसे भिन्नमें देखनेके कारण उससे दूरी 
- या वियोगका अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्तिके थिये 
जगह-जगह भटकना पड़ता है । अपने-आपसे भिन्न जितने पदाथ 
हैं, उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है । इसके विपरीत अपने- 
आपमें परमात्माका अनुभव करनेवालेको उससे अपनी दूरी या वियोगका 

अनुभव नहीं करना पड़ता | गोखामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
याहि ते में हरि ग्यान गंवायो। 
परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहि, बाहर फिरत बिकल भयो धायो ॥ ५ ॥ 
ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहिं पायो । 
खोजत गिरि, तरु, लता, भूमि, बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो ॥ २॥ 
( विन्नय-पत्रिका २४४ ) 
# तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेप्राम्‌ ॥ 
(कठ० २ । २ । १३; स्वेताश्वतर ६। १२) 
'अपनेआपमें खित ( आत्म ) परमात्माको जो ज्ञानी पुरुष 
स देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला सुख प्राप्त होता है, दूसरोंको 
नहीं |? 


$ 


2००००२ 


यः 
& का ई 


ल 


क 


द | ६ 
i 


eg “टर 


ह 
६ 
1 न 


ई 
t 


३४६ 'शीताका भक्तियोग [ अ० १५०. 


अपने-आपमें परमात्माको देखना : भिन्नता ( द्वेतभाव ) का 
पोपक नहीं, अपितु मिन्नताका नाशक है । वास्तवमें “मैंपन ही 
मिन्नताको पोषित करता है । मनुष्यने भिन्नताके वाचक 'मै'-पन 
अथत्रा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारोंकोः 
भूल्से अपने-आपमें ही मान लिया है । उन्हें दूर करनेके लिये 
परमात्माको अपने-आपमें देखना है । इन विकारोंका नाश अपने- 
आपमें परमात्माको देखनेपर ही हो सकता है । ये विकार तमीतक. 
हैं, जवतक हम कू को देखते ए मानते ) हैं, 'है? को नहीं । 
इस हँ? के स्थानपर “हे? को देखनेपर कोई विकार नहीं रहता; 
क्योंकि है में कोई विकार नही है । छा 

TT डी 


णी" पट ४5 


सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति-अप्राप्तिमं जो सम रहते हैं, ऐसे 
योगीजन ही अपने-आपमें स्थित तत्को देख पाते हैं । सम हुए बिना 
नका अत्यन्ताभाव नहीं होता । इन्द्र होनेपर संसारमें और नि 
होनेपर_ खरूपर्मे स्थिति खतः होती है । जो निद्वन्द्र होता है, वही 
संसारबन्धनसे सुखपूवक मुक्त होता है---निडन्दो हि महाबाहो 
सुखं वन्धाखभुच्यते ॥ (गीता ५। ३ ) संसारसे सम्बन्ध जोड़ने- 
पर ही इन्द्र उतपन्न होते हैं । जो अनुकूल्ता-प्रतिकूलता, सुख- 
दुःख, राग-द्रप, हष-शोक आदि दन्होंमें उलझे रहते हैं, उनकी 
दृष्टि संसारमें ही फसी रहनेके कारण वे अपने-आपमें स्थित तत्त्वको 
नहीं देख पाते | खरूपमें स्थित होनेपर भी ( मैं-पनमें परिस्छिन्नताके 
संस्कारके कारण ) भैं? ओर 'है? का सूक्ष्म इन्दर शेष रह सकता: है; 
क्योंकि कीं? एकदेशीय और परिबतनशील है एवं 'है? सबदेशीय और 


- 


दद § हे ड 


इ 
२१५ न" 


हे बज 
शक 


जहा 
श्र 


£ 
४. >» क 
सरी. १ >... व 
+ ८५: | ३ 
कन औ के १५ 
५००५... २ 
पला >: 
५ (४01४ ९. क्ट 
LE 
लाल eR 
ET] 
१८ रस ऐड 
र SNF Ries 
tr ae 2.६ 
ती ड! EXE 


६११ 
< 
चर 


2. 4 


gegen 0 


मलोक ११] 


क ९ 
अपरिवतनशील । यह इन्द्र 'मेः-पनके . सवा: मिटनेपर ही 


मिटताहै। . ` | " 

संसार परिवतनशील है; संसारका ही अंश होनेके कारण 
में? भी परखितनशील है; जैसे--..'में बालक हूँ), “में युवा हूँ? 
मैं बृद्ध हूँ, भै रोगी हूँ), भें नीरोग हूँ? इत्यादि .! संसारकी 


तरह “म? भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है । जैसे-- संसार “नहीं? है, . 


३ 


में? भी “नहीं! है | 


नहिं सो परगटं देखिये, है सो दीखे नहि 


यहाँ शङ्का .हो सकती है लि.वालक; युवा आदि अवस्थाएँ तो 
वदळ गयौ, पर “में तो बही हूँ? अर्थात्‌ मैं? तो नहीं वदला ! समाधान 
यह है कि “विकारी? 'सत्ता ( जड़ ) को “स्वतःसिद्धः सत्ता ( चेतन ) में 
मिला देनेके. कारण ही मैं? में परिवर्तन नहीं दीखता । वस्तवमै 'मेंःका 
प्रकाशक ( “स्वय? ) वही रहता है, 'में वही नहीं रहता |- कं बालक हूँ? 
में जो भ्में? है, वह “मैं युवा ६? म नहीं है । अवस्थाओंके साथ सूक्ष्मल्पसे 
“में? भी बदलता है | इसो प्रकार अन्य शरीरकी प्राप्त ( दूसरा जन्म ) 
होनेपर भी पहले शरीरका झैँ, तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती 
भगवानने कहा भी है-- 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा | 
तथा देहान्तरपातिधोरसतञत न सुह्यति॥ 
(गीता २। १३) 
“जसे जीवात्माकी. इस देहमें वाळकपन, जवानी और वृद्धावस्था 
होती है, वेसे ही अन्य शरीरको प्राप्ति होती हें; उस विषयमै धीर पुरुप 
मोहित नहीं होता |? “स्वतःसिद्धः सत्ताको लेकर मैं वही हूँ? कहा जाता 


हैं आर “विकारी? सत्ताक्रो लेकर “में बदल गया? कहा जाता ह| 


गीताका भक्तियोगं: ३४७: 


सा. सुन्दर हं सदा, - नहिं सो सुन्दर नाहि 
bo 


a remem 


= 
मी: ककवा क पयन 


1. 


at 


३४८ गीताका भक्तियोग '[.अ० १५ 


'है? सदा है, और “नहीं? कभी नहीं है । “है? दीखनेमें 
नहीं आता, पर नहीं? दीखनेमें आता है, क्योंकि जिसके द्वारा हम 
“नहीँ? को देखते हैं, वे मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि भी “नहीं?के 
अंश हैं । त्रिपुटीमें देखना सजातीयतामें ही होता है अर्थात्‌ त्रिपुटीसे | 
होनेवाले ( करण-सापेक्ष ) ज्ञानमें सजातीयताका होना आवश्यकः 
है । अतः 'नहां'के द्वारा “नहीं? को ही देखा जा सकता है, है? 
को नहीं । "है? का ज्ञान त्रिपुटीते रहित (करणः निरपेक्ष ) है । 

नहीं! की खतन्त्र सत्ता होनेपर भी 'है? की सत्तासे ही 
उसकी सत्ता दीखती है । वै? ही, “नहीं? का प्रकाशक और आधार 
है । जिस प्रकार नेत्रसे संसारको तो देख सकते हैं, पर नेत्रसे नेत्रको 
नहीं देख सकते; क्योंकि जिससे देखते हैं, वह नेत्र है । इसी प्रकार 
जो सबको जाननेवाला है, उस परमात्माको कैसे और किसके द्वारा 
जाना जा सकता है ! 

“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।--( ब्रृहदारण्यक० २ | 
४ | १४ ) जो है? से प्रकाशित होता है, वह ( “नहीं” ) है? 
को केसे प्रकाशित कर सकता है ! 

अपने-आपमें स्थित तत्त्व ( 'है? ) का अनुभव अपने-आप 
( है? ) से ही हो सकता है । इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि (नहीं? ) 
से कदापि नहीं । अपने-आपसे होनेवाळा ज्ञान खाधीन एवं दूसरों 
( मन, बुद्धि आदि ) से होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है | अपने- 
आपर्मे स्थित तत्तका अनुभव करनेके लिये : करिसी दूसरेकी सहायता 
छेनेकी आवश्यकता भी नहीं है । इसीळिये गीतामें आया है--- 


हे 


हरै 
PD 


Eee Seno क खे 


| PER र 
हा वल, ह. 
भयको 7+ , 
१ त तक 
[चः न्छोक ११] रीताका भक्तियोग ३४२ 


Ae ~ 
FS ९००० ३ 
4३१, हर छा है 
4१ 


क“ 
पारे fe 
५1 ९ bt 


कता क्या 


श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कञ्चित्‌ ।' (गीता २। २९) * 
कार्नोसे सुनने, मनसे मनन करने, बुद्धिसे विचार करने आदि 
उपायोंसे कोई तत्त्वको नहीं जान सकता तै । कारण कि इन्द्रिया, 


* “श्रुत्वाप्येने वेद न चेव कश्चित्‌ः--इसका तात्पय तत्त्वके ज्ञानको 


असम्भव बतलानेमै नही, अपितु उसे करण-निरपेक्ष बतलानेर्म दै । मनुप्य 
किसी भी रीतिसे तत्वको जाननेका प्रयत्न क्यों न करे, पर अन्तर्मे अपने- 
आपसे ही अपने-आपको जानेगा | श्रवण, मनन आदि साधन तत्तके 
शानमें परम्परागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोघ करण- 
निरपेक्ष ( अपने-आपसे ) ही होता है। गीतामें अपने-आपसे ही अपने- 
आपको जाननेकी वात कई. जगह आयी है; जेसे-- 

आत्मन्येवात्मना दुष्टः खितप्रशस्तदोच्यते ॥ ( २ । ५५) 


यस्त्वात्मरतिरेव 


स्यादात्मदूतश्व मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥ (३ । १७) 


उद्धरेदात्मनात्मानं 


नात्मानमवसादयेतू ।( ६1५ ) 


यत्र चेवात्मनाःमानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति | (६। १९) 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति फेचिदात्मानमात्मना | ( १३। २४) 
भगवानके लिये भी अज्ञुनने कहा है-- 

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ स्वं पुरुषोत्तम । (१० | १५) 

† नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 


(कठ० १।२।२३; मुण्डक० ३।२।३ ) 


ध्यह परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे 


ही प्राप्त हो सकता है | ? 
नेव वाचा न मनसा 


प्राप्ठुं शक्यो न चक्षुषा। 
(कठ०२।३ | १२) 


ध्यह परमात्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रोसे ही प्राप्त किया 


जा सकता हूं !? 


3०० ० ~ 
ts 


० VN 


belie 


३५९ गोंताका भक्तियोग [ अ० १५ 


मन, बुद्धि) देश, काळ, वस्तु: आदिः सत्र प्रकृतिके काय हँ । प्रकृतिके 
कार्यसे उस तत्तको कैसे जाना जा. सकता है, जो प्रकृतिसे सवथा 
अतीत है | अतः प्रकृतिके कार्यका त्याग ( सम्बन्ध-विच्छेद ) करनेपर 
ही तत्वकी प्राति होती है और वह अपने-आपमें ही होती. है । 
साधकसे सबसे वडी. भूछ यह. होती है कि वह जिस रीतिसे 
संसारको जानता है, उसी रीतिसे .परमात्माको भी जानना चाहता 
है। परंतु संसार और पेरमात्मा-दोनोंको जाननेकी रीति परस्पर 
र्र है । संसारको इनि, मन, बुढि आदिक दारा जाना जाता द्वारा जाना जाता 
है; क्योंकि उत्तकी जानकारी करण-तापेक्ष क्योक्रि उसकी जानकारी करण-सापेक्ष - है; परंतु परमात्माको 


गंगा आग पत करा रक त 


जानकारी करण-निरपेक्ष है । 
जड़ताके आश्रयसे त्रिकालमें मी चिन्मयतार्मे स्थितिका अनुभव 


नहीं हो सकता । जडता ( स्थूळ, सूक्ष्म और कारण-शरीर ) का”आश्रय 
लेकर जी परमात्मततत्वका अनुभव करना चाहते हैं, वे पुरुष समाधि 


लगाकर भी परमात्मतत्तका अनुभव नहीं कर पाते; क्योंकि संमाधि 
भी कारण-शरीरके आश्रित रहती है । # 


# स्थूलशरीरसे “क्रिया» सूक्ष्मरारीरसे (चिन्तन तथा कारणदरीरसे 
समाधि! होती दै | क्ारणशरर्स हेवा समाधि सविकद्प ओर 
निर्विकल्प-दो प्रक्रारकी होती है । ध्याता, ध्यान और ध्येयर्मे जब केवल 
ध्येय शेष्र रह जाता है, तव 'सविकल्प समाधि? होती है; क्योंकि इसमें 
ध्येयका नाम; रूप और उस ( नाम-रूप ) का सम्बन्ध शेष रह जाता है । 
जव यह भी शेप्र नही रहता, तव “निर्विकल्प समाधि” होती है । 
कारणशरीर तथा उससे होनेवाली समाधि जांग्रत्‌, खप्न और सुपुत्ति- 
अवस्याकी अपेक्षा विशिष्ट होनेपर भी सुक्ष्मरूपसे निरन्तर क्रियाशील रहती 


EP 55 -s क है | क १ 
र 


0 हर या 
8 3 
हि, ०7 ? | 
55 5] 2: 
~ | 
oh 30. 
Mo dd £. 
हे न ¢ HT हि 4 > आणन हर, टिक 
4० ५ “पू € हम हि प्रो gd क 
१00 Sa 
DET ST ५23 Tm विवि cn bene Coes oo जा ळी चि Leno 3228. < 
भनि न्छोक ११] ` गीताका भक्तियोग ३५१ 
र पु ड़ पती : ~ = 7 i 
शि जो परमात्माको अपना तथा अपनेको परमात्माका जानते हैं, 1 
६३ वे ज्ञानरूप नेत्रोंवाळे योगीजनु ( श्र योगीजनु ( शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे Fe 
“न म आजा समस अलग करके -आपमें स्थित परमात्मतत्तका अनुभव 
gr १ पै ती ज्य थि न 3 
"रहे, - केर लेते है | परन्तु जो शरीरको अपना और अपनेको शरीरका र 
के तितर समझते हैं, वे बिमूढ और अकृतात्मा पुरुष ( शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 1 
लिला ह प्‌ व FI RR ई 
२ ४ शलक ` बुद्धि आदिके द्वारा ) यत्न करनेपर भी अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्व- 
नम्र: का अनुभव नहीं कर पाते । 
Re मार्मिक बात 
» => प्य्य्र पदों © यों 
६५ ^ एन आत्मनि अत्रस्ितम्‌? में भगवानूने अपनेको सम्पूण प्राणियों- 
"च्च की आत्मार्मे स्थित ( सवव्यापी ) त्रतलाया है । इसका अनुभव करनेके 
५५०३ लिये साधकको ये चार बातें ृढ़तापूेक,मान लेनी चाहिये-- | 
४ काळत र हैं । 
पि १. परमात्मा यहाँ हैं |) | 
गनर) ह ह 
Poa « परमात्मा अभी 
(वत Ne र र ~ 
Fi ३. परमात्मा अपनेमें हैं । 
0000 ४. परमात्मा अपने हैं । 
PR त मल SS 
कलवा हे । इस कारणशरीरसे भी अतीत होनेपर एकमात्र तत्त्व शेष रह जाता है । | कि 
“कति यही क्रिया और अक्रिया-दोनोंसे अतीत, सदा अखण्ड रहनेवाली “स्वरूपकी बु 2 FE 
पन ह घ समाघिः हे । कारणशरीरसे होनेवाली समाधिमें तो य्युत्यान होता हे, पर HE “२. "124 
+ नले 3 “स्वरूपकी समाधि? अर्थात्‌ तः सिद्ध खरूपका वोध होनेपर समाधि तथा heh ३ el ‘4d 
पद | व्युत्थान दोनों हो नही होते । इसे 'निर्वीज समाधि! कहते हैं; क्योंकि इसमें । fe | 
| संसारका सम्बन्ध ( बीज ) सर्वेधा नष्ट हो जाता है। इसे सहजावखा? भी | ४ ५ टाळ ey ह्य, 
नसर कहते हैं, पर वास्तवमें यह अवस्था नहीं है; अपितु अवस्थासे अतीत है । 0 तत | न . है 
किक अवस्थातीत कोई अवस्था वस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती | अवस्था नही होती| 7 ह 5 
EE ES ्ण्प्पव्प् पप्पा १ ० 


३५२ * गीताका भक्तियोग [ अ° १५ 


. परमात्मा सव जगह ( सवव्यापी ) होनेसे . यहाँ भी हैं; सत्र 
समय (वीन आ) बोन तीनों कालोंमें  होनेसे अभी मी हैं; सगे होनेसे. अपनेमें 
मी हैं; ओर सबके होनेसे अपने भी हैं । इस दृष्टिसे, परमात्मा यहाँ 

उन्‍हें प्राप्त करनेके लिये दूसरी जगह जानेकी, आवश्यकता 
नही है; अभी होनेसे उनकी प्राप्तिके लिये भविष्यकी प्रतीक्षा करनेकी 
आवश्यकता नहीं है; अपनेमें शोनेसे उन्हें बाहर ढूँढ़नेकी आवश्यकता 
नहीं है; और अपने होनेसे उनके सिवा किसीको भी अपना मानने- 
गी नहीं । अपने होनेसे खाभाविक ही अत्यन्त प्रिय 
5गेंगे ! 


प्रत्येक साधकके लिये उपयुक्त चारों बातें अत्यन्त ईक्त चारों बातें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं ` 
त यस ० 
“काठ लाभदायक हैं । साधको ये चारो बाते हृतासे मान लेनी 
चाहिये | समस्त साथनोंका ता साधनाका यह सार साधन है । इसमें किसी 
योग्यता, अभ्यास, गुण आदिको भी आवश्यकता नहीं है | ये बातें 
खतः सिद्व एवं वास्तविक हैं | इसलिये इन्हें माननेके ठिये तभी 
र्म क. क. ७5 ~ ~ 

योग्य हैँ; सभी पात्र हैं; समी समथ हैं | शत यही है कि ते एक 
परमात्माको ही चाहते हों । 


जितनी भी बाहरी ( मन, बद्रि इन्द्रियं, शरीरादिकी ) अत्रस्थाएँ 


पा मितयो है वे समसन नरर बदलती रहती हैं; रक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहती; परंतु “सर्य' अपना-खरूप--आता ) 
कभी नहीं बदलता; सदैव ज्यो-का सो रहता है । बचपनमे शरीर, 
इयँ, परिस्थिति, साथी, योग्यता, रुचि, सामर्थ्ये आदि जैसे थे, 
वेसे अव विल्कुळ नहीं हैं; पर मैं वही हूँ--पह सबका अनुभव 
ड | इसडिये प्ताथकको चांहिये कि वह निरन्तर ( न वदलनेवाले ) 


RC PRE SOP SON 2४१ “०,००० 


नोक ११] गीताका भक्तियोग ३५३ £ 
अपने खरूपको ही देखे, अवस्थाको नहीं | अवस्था कभी भी लयं? i 
तक नंहीं पहुँच सकती | अवस्थाका “यशसे कभी िब्चिन्मात्र भी नही 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । त 
यतन्तः पश्यन्ति--यत्न करते हुए अनुभव करते हैं । 4 
यहाँ “यतन्तः? पद साधनपरक है | भोतरकी लगन, जिसे पूर्ण हि 
किये बिना चैनसे न रहा जाय, यत्न कहलाती है | 
जिन साधकोंका एकमात्र उद्देश्य परमात्मतत््वको प्राप्त करना 
है, उनमें असुङ्गता, निमंमता और निष्कामता खतः आ जाती है । 
ऽन मूक; उदेरपका पूर्तिके छिये अनन्यभावसे जो उत्कण्ठा, तत्परता, व्याकुळता, 
जी कई विरहयुक्त चिन्तन, प्राथना एवं विचार साधकके हृदयमें प्रकट होते | 
ह हैं, उन सवको यहाँ 'यतन्तः! पदके अन्तर्गत समझना चाहिये । । 
7 ` जिसकी प्राप्तिका उद्देश्य बनाया; और जिसकी विमुखताको यत्नके | 
1. दारा दूर किया, उसी तत्का योगीजन अपने-आपमें अनुभव करते 
CO हैं । परमात्माके पूर्ण सम्मुख हो जानेके वाद योगीकी परमात्म-तत्त्वमें | 
`" सदा सहज सिति रहती है । यही 'पह्यन्तिः पदका भाव है । । 
_,_, ` योगश्रष्ट पुरुष भी योगियोंके घर जन्म लेकर तत्त्प्राप्िके लिये 
पमन यल करता है-_“यतते च ततो भूयः संसिद्धो' (गोता ६ । ४३) । त ही? 
दै हम अक्कतात्मानः अचेतसः--जिन्होने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं | | 7 
नाता, ¬~ किया और परमात्मसम्वन्धी विवेक भी जाग्रत नहीं किया | | &- अ. आ. रन 
हिमे! उनके सिद्धान्तके अनुसार न चलनेवाले ओर शा्रविरुद्ध घोर तप करने OE 0 
खा शून - वाले आसुरी मनुष्योंके लिये "अचेतसः? (३।२३२; १७।६); राक्षसी, | हा 0 है १ sR 
ळोत)  सादुरी और मोहिनी प्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये “विचेतसः? (९।१२); 007 र 4201 0 
गी० भ० २३-२४-- 3 क | 
/ ! हर 


| A ९ “३ f | 
फक? 


जै 


टु है = 
७८ 2. रर oe आनली न" 
ee ह ems pref 00७00 ME ह 


स्र 


३५४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


'अइताममान कहा गया है। अत:करणकी शि क्मगोगसे तुगमता- 
पूर्वक हो जाती है#। क्योंकि कर्मयोगका साधक सांसारिक पदार्थों (शरीर, 
11. मन { आदि.)-को_अपता ओर अपने लिये नहीं 
पत्ता । अन्तःकरणको अपना मानना ही मूळ अशुद्धि है । इसलिये 
वह उसे अपना न मानकर ( संसारसे मिला हुआ मानकर ) संसार- 
की सेवामें छगाता है | वह अपने लिये कभी कोई कम नहीं 
करता । | 
कर्मयोगका अनुष्ठान किये बिना ज्ञानयोगका अनुष्ठान करना 
कठिन है †। क्क 
जिन पुरुषोंको सत-असतका चेत ( विवेक ) नहीं हुआ है, 
उन्हें यहाँ 'अचेतस:? कहा गया है | 
जिनके अन्तःकरणमें संसारके व्यक्ति, पदार्थ आदिका महत्त्व 
वना हुआ है; और जो शरीरादिको अपना मानते हुए उनसे सुख- 
सोगकी आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष "अकृतात्मानः अचेतसः 
ह । ऐसे पुरुप तत्त्वकी प्राप्ति तो चाहते हैं, पर उसकी प्रापिके 
छिये शरीर, मन, वुद्धि आदि जड़ ( प्राकृत ) पदार्थोकी सहायतासे 
चेतन परमामतखको प्राप्त करना चाहते हैं । परमात्मा जड़ 
_पदावोंकी सहायतासे नहीं अपितु जड़ताके त्याग ( सम्बन्ध-विच्छेद )- ४ 
और आत्माको कर्ता माननेवाळे अज्ञानी मनुष्योंके लिये अइृतबुद्धिः 
( १८। १६ ) पद आये हैं । 
$ योगिन; कर्म कुर्बन्ति सङ्ग त्यवत्वात्मशुद्धये ॥ ( गीता ५ | ११) 
1 संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | ( गीता ५। ६) 


2p 


का क 


प 
हि... होता । वतमानमें तत्वका अनुभव जड़ताका सवथा त्याग होनेपर ही 


हो सकता है । 


जिसका आश्रय लिया जाय, उसका त्याग नहीं हो सकता--- 


Dre र ना यण पोका 
यह नियम है । अतः शरीर, मन, झु यम है । अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़-यदायोंका 


कर sa a र रश क्क द 
ला टु ०२ A उ RS 
Fo र PO +I £ नउ 
01 १200 a नी क क ८ शो. टु 


अको 


२ ष्छ 


न्छोक ११] गीताका भक्तियोग ३५५ 


से मिलते हैं। निष्कामभावसे दूसरोंकी सेवा करनेवाला योगी 
जड़ताका त्याग बहुत सुगमतापूर्येक कर देता है | 

यतन्तः अपि एनम्‌ न पश्यन्ति--यत्न करनेपर भी इस 
( तत्त्व ) का अनुभव नहीं कर पाते | 

प्रस्तुत इछोकमें “यतन्तः? पद दो वार आया है | भाव यह 
है कि यत्न करनेमें समानता होनेपर भी एक ( ज्ञानी ) पुरुप तो 
तत्तका अनुभव कर लेता है, दूसरा ( मढ ) नहीं कर पाता । 
इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्विके द्वारा 
किया गया यत्न तत्तप्रा्िमें सहायक्र होनेपर भी अन्तःकरण 
( जडता ) के साथ सम्बन्ध बने रहनेके कारण, और अन्तःकरण्मे 
सांसारिक पदार्थोका महत्त्व रहनेके कारण ( यत्न करनेपर भी ) 
तत्वको प्राप्त नहीं किया जा सकता । जिनकी दृष्टि असत्‌ 
( सांसारिक भोग ओर संग्रह ) पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष 
सत्‌ ( तत्त्व ) को केसे देख सकते हैं ? 

अक्कतात्मा और अचेतस पुरुष करनेमें तो ध्यान, साध्याय, 
जप आदि सव कुछ करते हैं, पर अन्तःकरणमें जड़ता ( सांसारिक _ 


_भोग ओर संग्रह ) का महत्त रहनेके कारण संग्रह ) का महत्त रहनेके कारण उन्हें तत्तका अनुभव 


नहीं हो पाता। यद्यपि ऐसे पुरुषोंके द्वारा किया गया यत्न भी 
| उन्हें ° ~ मे 
निष्फळ नहीं जाता, तयापि तत्वका अनुभव उन्हें वतमानम नह 


१ ३१.४ 


३५६ गीताका भक्तियोग ` [ अ० १५ 


आश्रव लेकर सावक जडताझा व्याग नहीं कर सकता । इसके 
सिवा मन, बुद्धि आदि जड-पदायोंको लेकर. साधन करनेवालेर्मे 
सूकम अहंकार वना रहता है, जो जड़ताका त्याग होनेरर ही 
निवृत्त होता है । जडता त्याग करनेका सुगमं उपाय है--रक- 
A भगवानका आश्रय लेना आश्रय लेना अर्यात्‌ भै भगवानका हैँ भगवान्‌ ` 
7 मेरे हैं? इस वास्तविकताको खीकार कर लेना; इसपर अटळ विश्वास 
“ कर लेना | इसके लिये यत्न या अभ्यास करनेकी भी आवश्यकता 
नहीं है । वास्तविक वातो दृहतापूवक खोकारमात्र कर लेनेक्री 
आवश्यकता है । 
जडता ( संसार ) से माने हुए सम्बन्धका कारण "राग' है। 
संसारको 'अपना' और अपने डिके माननेसे हो उप्तर्म-राग-हाता 
इ संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है--ऐसा बुद्धिसे जाननेपर 
औ राग ऐसा देखने नहीं देता | रागक्रे कारण हो संसार स्थायी 
दीखता है । संसारको स्थायी देखनेते ही सांतारकि भोगोंकी रुचि 
और उनका भोग होता है । अतर साधकको राग मिटानेके थिये 
ही यत्न करना चाहिये । गोतामे भातानूने मो राग मिटानेपर ही 
अविक जोर दिया है । 
रागरडित होनेसे ही समता? अर्थात्‌ 'योग'की प्रापि होती 
है । जिनका उद्देश्य समता-प्रा्ि है, ऐसे योगोजन रागको 
मिटानेका यत्न करते हैं. और रागक्रे मिटते हो उन्हें तत्काळ तक्रा . 
अनुभव हो जाता है । इसके तरिरीत रागयुक्त पुरुषको तत्तका 
अनुभव नहीं हो पाता । कारण कि रागक्रे मिंडे बिना अज्ञान नहीं 
मिटता । इसलिये सात्रककी दडिसे रागको मिटाना ही मुख्य है । 


न्छोक ११ ] गीताका भक्तियोग 
मार्मिक बात i 
यदि साधक प्रारम्भमें समता? को प्राप्त न भी कर सक्ने, तो Fi 
भी उसे अपनी रुचि या उद्देश्य समता-प्रातिका ही रखना चाहिये; Ee 
जैसा कि गोलामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
सति अति नीच उँचि रुचि आछो 1 चहिअ अमिअ जग जुट न छाछो 
क गह न 
तात्पय यह है कि साधक चाहे जता हो, पर उसकी रुचि 
या उद्देश्य सरव ऊँच[_ रहता चाहिये. सावकको रूचि या उदेश्य | 
पूतिकी लगन जितनी तोत्र होगी, उतनी ही शीत्र उसक्रे उदेश्यकी 
सिद्धि होगी । भगवानूका खमाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक 
करता क्या है, अपितु यह देखते हैं क्रि साधक्र चाहता क्या है-- 
२७० ९००० ““***** | रीझत राम जानि जन जी फी ॥ | 
रहृति न प्रभु चित चूक किए फी। फरत सुरति सय चार हिए की ॥ | 
( मानस १। २८ | २-३) 
एक प्रज्ञाचक्नु सन्त प्रतिदिन मन्दिर ( भगवद्विग्रहका दशन 
करने ) जाया करते थे | एक दिन जब वे मन्दिर गये, तव ' me द] 
किसीने पूछ लिया कि जब आपको दिखायी ही नहीं देता; तब ण EE 
यहाँ किसडिये आते हो सन्त बोठे--मुझे दिखायी नहीं देता, तो 7 _ ० 3 
क्या मगवानूको भी दिखायी नहीं देना में उन्हें नहीं देखता, पर (/ , A है... ह 
चे तो मुझे देखते हैं; त्रस, इसोसे मेरा काम वन जायगा ! A | ट a 1 
इसी प्रकार हम समताको प्राप्त मळे हो न कर सके, सिर ८2 र 5 
भी हमारी रुचि या उद्देश्य समताका हो रहना चाहिये, जिसे दकल कक 


भगवान्‌ देखते हो हैं ! अतः हनारा काम अवश्य हो जायगा । 


00१ कट 000 पै शा 


४ 


न ॐ; 


® कि हे “८४४ 1 

ट्रक ८,.५--< गीताका भक्तियोग [ अ० १७: 
सति £ 

८2. ह साधकोंके लिये विशेष बात 


5 शालोमें तीन दोष तत्प्राप्तिं वाधक कहे गये हँ--( १ ) 
मळ ( अनेक जन्मोंके तथा वतमानके पाप-कमोंका संग्रह ), ( २ ) 
"इहव ( चित्तकी चञ्चलता ) और ( ३ 2-आवरण ( ( अज्ञान )# । इनमें. 
अळी साधकको खयं. दूर करना पड़ता है; क्योंकि उसीने मळ: 
(पापों ) का संचय किया है। भरद्धिक अवसक्त महापे ` 
समीप वेठनेमात्रसे विक्षेपदोष और उनके वचनोंपर बिचार एवं श्रद्धा- 
ल बको 
"विश्वास करनेमात्रसे आवरण-दोष दूर हो जाता है. अतः मलदाक 
साधकको खर्य दूर करना पड़ता और विक्षेप व आवरण-दोष सनतो 
तथा भगवानूदी उपास दूर हो जाताही. २.२ बानूर्व दूर हो जाता है । 
मळ-दोषके रहते हुए किया गया यत्न सार्थक नहीं होता । 
चतेमानमें प्रायः साधकोंसे यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वे विक्षेप 
,और आवरण-दोषको दूर करनेका यत्न तो करते हैं, पर मैल-दोषको 
। i 


हक आतर आयन ही नही पेते । सीड उमा करनेकी वातपर ध्यान ही नहीं देते । इसीलिये उन्हें वास्तविक 
[तत्वका असु बत्मानमें नहीं हो पाता | तमानमें नहीं हो पाता । | 


# आवरण-दोपके दो प्रकार हे-- i 

( १ ) असत्तवापादक--इस दोषके कारण मनुष्य “परमात्मा नहीं 
है।इस प्रकार सत्‌ ( परमात्मा ) की सत्ताको न मानकर असत्‌ (संसार) 
की सत्ताको मानने लगता है । यह दोष श्रद्धा-विश्वाससे मिट जाता है 

(२) अभानापादक--इस दोपके कारण मनुष्यको परमात्मतच्वका. 
भान ( अनुभव ) नहीं होता | यह दोष सांसारिक सुखकी आसक्तिसे 
उत्पन्न होता है | अतः आसक्तिका अत्यन्ताभाव होनेपर यह दोष मिट. _ 


जाता है और परमंत्मतलका अनुभव हो जाता है... अनुभव हो जाता है। 
र """--ससाखि सुखको आसक्त ही प्रधान आव 


सांसारिक सुखको आसक्ति ही प्रधान "आवरण-दोपः हे । 
हली | 


ee 


5 
ही 5 


i १ %, रट Re 3 re 
et FA Ct ४४१ ५ ५ (ण, ४ 
क NR 


न्त 
os 


Y vy 


~ 


सम्यक 10 177 


ज्छोक ११ ] गीताका भक्तियोग 


मल-दोष ( पाप पा) केदो भेदहे (१). के दो भेद हैं---/ १ पिछले जन्मोके 
सञ्चित पाप और (२) २) वतमानके पाप या निमिद्द-भोग | या निपिद्ध-भोग । यज्ञ, 
दान, तप, तीथ, ब्रत आदि एक-एक शुभक पिछले अनेक जन्मोके 
सञ्चित पापोंका नाश करने तथा अन्तःकरणको पंरम पवित्र बनानेकी 


करनेसे वतमानके पाप नहीं होते । मुख्य बाधा वर्तमानके पापोंकी 
ही है । यज्ञ, दान, ब्रत आदि झुभकमोंको छि हो जते है. शभकमोको करनेसे साचत पाप चित पाप 
अहो जूते ह ८ “परत यज्ञ, दान, त्रत आदि झुभकर्म कलेके 
आग-साय खाथवश दूसरोंका अहित भी करते रहनेसे मल-दोप दूर 
नहीं होता । खाथका त्याग करके सद्भावषवक दूसरोंका खि | 
मळ-दोषका लि दीपका नारा केरनेको विशेष शक्ति है। 
यदि साधकके अन्तःकरणमें तत्त्वप्रातिकी तीव्र जिज्ञासा, 
भगवद्येमकी -तीत्र उत्कण्डा अथवा भगवान उत्कण्ठा भगवानूके न मिलनेकी तीव्र 
>उुठता ( विरह ) उत्पन्न हो जाय, तो मळ विक्षेप और आवरण 
जनों दोष तत्काळ नष्ट हो जाते हैं । निष्कामभाब-पूर्वक दूसरी 
सेवा एवं ध्यानः ग जज आदि करनेसे भी मल और विक्षेप दोनों-दोष 
दूर हो जाते हैं; और इन दोनों लोमक दूर होनेपर आवरण-दोपके 
दूर होनेमें विछम्ब नहीं होता; किंतु जप, ध्यान आदिके साथ- 
साथ निषिद्ध-कम ( पाप ) करते रहनेसे साधकको इन दोपोंके दूर 
होनेका अनुभव नहीं हो पाता । रो रर भयो करते रहनेसे मळ- 
“डा है, जिससे विक्षेप व आवरणःदोष ! है विक्षेप व आवरणऱ्दोष पुष्ट हो | रहते हैं। 
` मल-दोष ( निषिद्ध-भोग ) को नष्ट करना साधकके लिये 
अत्यन्त आवश्यक है । निषिद्ध-भोग भोगनेवाला पुरुप बहुत बड़ा पापी 
~ उर्म वहत बझ पापी 


३६० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


है । निपिद्व-मोग नरको तथा चौरासी छाख योनियोंमें ले जानेवाले 
होते हैं | जिसका उद्देश्य ही भोग भोगना है, वह निषिद्ध और 
बिहितकी पहचान नहीं कर सकता । परमात्रग्राप्तिमें तो न्याययुक्त 
या धर्मानुकूळ विहित-मोग भी वाधक होते हैं; फिर निषिद्ध-मोर्गोका 
तो कहना ही क्या है ! अतः साधकको भोगोंका त्याग तो करना 
_ दी पड़ेगा, चाहे वे निषिद्ध हों या विहित चाहे वे निषिद्ध हों या विहित । 

मल-दोषको नष्ट करनेका श्रेष्ठ ओर दृढ उपाय यह है कि 
साधक “अब मुझे भविष्यमें कोई निपिद्र-कम करना ही नहीं है!--- 
ऐसा दृढ निश्चय कर छे । यदि साधक मळ-दोपको दूर न करके 
विक्षेप और आवरण-दोपको दूर करनेका ही यत्न करे, तो वह चाते 
तो बहुत सीख लेगा, पर उसे वास्तविक वोध होना कठिन है । 
मळ-दोप ( वतमानके निपिद्र आचरण ) का त्याग किये बिना | वतेमानके निपिद्र आचरण ) का त्याग किये विना 
सत्स भजन) ध्यान आदि छुभकम केसे साधके उनका 
अभिमान” उत्पन्न हो जाता है। 


यहा! यह समझ लेना आवश्यक है कि अभिमानकी उत्पत्ति 


( सदूगुण-सदाचारके साथ किसी अंशमें विद्यमान ) EELS रसे 
ही होती है, सहुण-सदाचारसे कदापि नहीं । कारण यह हैं कि 


हणतात न मा तक भूछ । यदि सहुण-सदाचारसे अभिमान 
उत्पन्न होगा, तो आझुरी-सम्पत्ति कंसे मिटेगी १ दैवी-सम्पत्ति आुरी- 
सम्पत्तिको उत्पन्न करनेवाळी नहीं हो सकती । अतर सहुण-सदाचारका 
अभिमान होनेपर यही समझना चाहिये कि साथमै दुगुण-दराचार | 
भी हैं अथवा सहुण-सदाचारमें कमी है; जिस कमीके कारण साधक 


न 
F 
१ 
त 


+ 
७ 02 


क 
म्छोक १२] गीताका भक्तियोग 2, 
© F : 
न कभी-कभी वह काय भी कर बैठता है; जो नहीं करना चाहिये । a 
MESS RN ९ ४७ कर 
छ धनको कमी ( निधनता ) होनेपर धनका अभिमान, विद्वत्ताकी कमी ु 
( मुखता ) होनेपर बिद्वत्ताका अभिमान, शुणोंकी कमी ( दुर्गुण ) हन 
oe होनेपर गुणोंका अभिमान होता है | जहाँ प्रणता होती है, वहाँ द 
i क अभिमान नहीं होता ॥ ११ ॥ 
Me अ +. A | 
पन्द्रहवं अध्यायम्‌ पाच-पाच श्लोडोंके चार प्रकरण हैं | 
दो उनमें यह तीसरा पकरण वारहरेसे पन्द्रहवें- श्लोकतकका है, 
नी जिसमें छठा श्लोक सम्मिलित कर देनेपर पाँच श्लोक पूरे हो जाते 
उरल हैं । यह तीसरा प्रकरण विजेपरूपसते भगवान्‌के प्रभाव और महत्त्व- 
र को प्रकट करनेवाला है । छठे इळोकमें जो क्पिय (-परमधामको 
५१३ । १९ १7 6 न्दर कंते ns 
| >` पूर्य, चळ, और असि प्रकाशित नहीं कर सकते ) स्पष्ट नहीं हो 
20 पाया था, उसीका स्पष्ट विवेचन भगवान्‌ अगले ( बारहवें ) श्लोकमें 
दा है 
र. करते हैं । 
es इलोक--- | 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयते5खिलम्‌ । 
पट ली यंच्चन्द्वमलि यज्चाग्नों तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ ल ४71 
पी १ ९ CF EE = हुँ १, ण ३ 
हे भावाथ-—- CE शड 
i श्र ने के के सर का क 
चत्या भगवान्‌ कहते हँ कि सूयमें स्थित जो तेज .सम्पूण जगतक्को Fo | है 
न. -५ भकाशित वरता है और चन्द्र तथा अग्निमें जो तेज है, वह मेरा हक टा. पला भक 
EE १ - ; , mr « 
Fo ही है--ऐसा जानं । ` a 
क ३६" गा कर 3. ४ है ३1 पछि हट 
त भौतिक जगतूमे प्रकाश करनेवाले प्रभावशाली पदाथ तीन Re bh 
"४ > © भसे - नट कई 
त हे-पय, चन्द्र और अग्नि । साधारण चक्षुओंसे दीखनेवाले इन pe की 
0000 


३६२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


तीनों पदाथोंमें जो प्रकाश और प्रभाव है, वह उनका अपना 
न होकर भगवानका ही है | अतएव यें तीनों पदाथ भगवान्‌ या 
उनके धामको प्रकाशित नहीं कर सकते; क्योंकि कायं अपने कारणमें 
लीन तो हो सकता है, पर उसे प्रकाशित नहीं कर सकता । 

प्रभाव और महत्वकी ओर आकर्षित होना जीवका स्वभाव है । 
ग्राकृत पदार्थोके सम्बन्धसे जीव प्राकृत पदार्थोके प्रभावे प्रभावितः 
हो जाता है | कारण यह है कि प्रकृतिमे स्थित होनेके कारण जीवको 
ग्राकृत पदार्थो ( शरीर, खी, पुत्र, धन आदि ) का महत्त्व दीखने. 
लगता है, भगवानका नहीं | अतएव जीवपर पड़े प्राकृत पदार्थोंका 
प्रभाव हठानेके लिये भगवान्‌ अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह. 
रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदाथेमिं जो प्रभाव और महत्त्व 
देखनेमें आता है, वह वस्तुतः ( मूलमें ) मेरा ही है, उनका नहीं | 
सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूँ । मेरे ही प्रकारासे सब प्रकाशित हो. 
रहे हैं । 

अन्वय-— 

यत्‌, तेजः, आदित्यगदम्‌, अखिलम्‌) जगत्‌) भासयते, च) यत्‌+, 

चन्द्रमसि, यत्‌, भग्नो, ( अस्ति, ) तत्‌, तेजः) सामकम्‌) विद्धि ॥१२॥: 
पद-व्याख्या--- 

यत्‌ तेजः आदित्यगतम्‌ अखिलम्‌ जगत्‌ भासयते--सुयमें 
आया हुआ जो तेज सम्पूण जगतको प्रकाशित करता है । 

जेसे |भगवानूने (गीता २ | ५५ में ) कामनाओंकोः 
“मनोगतान्‌? बतलाया है, वैसे ही यहाँ तेजको “आदित्यगतम?' 
चतळाते हैं | ताय यह है कि जैसे मनमै स्थित कामनाएँ मनकाः 


ज्छोक १२] गीताका भक्तियोग 


थम या खरूप न होकर आगन्तुक हैं, वैसे ही सूयमें सित तेज 
सूयका धम या खरूप न होकर आगन्तुक अर्थात्‌ वह तेज सूयका 
अपना न होकर ( भगवानूसे ) आया हुआ है । 


सूयका तेज ( प्रकाश ) इतना महान्‌ है कि सम्पूण ब्रह्माण्ड 
उससे प्रकाशित होता है । ऐसा वह तेज सूयका दीखनेपर भी 
चस्तुतः भगवानका ही है । इसलिये सूर्य भगवान्‌ या उनके परम- 
चामको प्रकाशित नहीं कर सकता । भगवानूने गीतामें अन्यत्र भी 
कहा है कि मेरी उत्पत्ति और प्रभावको देवता एवं महर्पिगण भी 
नहीं जान सकते; क्योंकि मैं उन देवताओं और महर्पियोंका भी 
आदिकारण हुँ# । अजुन भी भगवानसे कहते हैं कि आपके 
खरूपको देवता और ( मायाशक्तिसे सम्पन्न ) दानव भी नहीं जान 
सकते । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं--- 
ू्वेपापि शुरू कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ ( योगदर्शन १1 २६ ) 
(ंथवर सबके पूवजांका भी गुरु है; क्‍योंकि उसका कालसे 
अवच्छेद नहीं है |? 
सम्पूण भौतिक जगतमें सूयके समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली 
पदार्थ कोई नहीं है | चन्द्र, अग्नि, तारे, विद्युत्‌ आदि जितने भी 
प्रकाशमान पदाथ हैं, वे सभी सूयसे ही प्रकाश पाते हैं | भगवानसे 


ऋ न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | 
अहमादिहि देवानां महणा च सर्वशः ॥ 
( गीता १० | ३ ) 
न हिते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः | 
(गीता १० | हे ) 


प 


IE SOE Si 


| ७. > है 


बज 


डे 


००-२-२६-५२ 


री टी 


त 0: x 


| 


३६४ 'गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


गै > 
प्राप्त तेजके कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, 
तब खयं. भगवान्‌ कितने विलक्षण और प्रभावशाटी होंगे# । ऐसा 


© 


बिचार करनेपर खतः मगवानूकी तरफ आकपण होता है। 


सूर्य भेत्रो'का अधिष्ठातृ-देवता है. | अतः नेत्रांसं जो प्रकाश 
( देखनेकी शक्ति ) है, वह भी परम्परासे भगवानकी ही दी हुई 
समझनी चाहिये | | 

च यत्‌ चन्द्रमसि--और जो ( तेज) चन्द्रमै ( है ) । 


जैसे सूयमें स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही 
भगवानसे प्राप्त ( आगत ) हैं, वैसे ही चन्द्रकी प्रकाशिका शक्ति. और, 
पोषण शक्ति दोनों ( सूयद्वारा प्राप्त होनेपर भी परम्परासे ) 
भगवद्मदत्त ही हैं । जसे भगवानका तेज 'आदित्यगत? है, वैसे ही 
उनका तेज “चन्द्रगतः भी समझना चाहिये । चन्दरमें प्रकाशको साथ 
शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, वह सव भगवानका 
ही प्रभाव है । व 3 
यहाँ चन्द्रको तारे, नक्षत्र आदिका भी उपंलक्षण समझना 
चाहिये । 
& पितासि लोवस्य चराचरस्थ त्वमस्य पूज्यश्च गुरुग्रीयांन | ' 
न त्वत्समोडस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रातमप्रभाव ॥ 
( गीता ११। ४३) 
“आप इस चराचर जगतूके पिता ओर सबसे बड़े गुरु एवं अति 
पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकम आपके समान भी 
दूसरा कोई नहीं हे) फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? | 


1 ~ 
ल्‍ ! 

हर - न्होक १२] गीताका भक्तियोग ू 8. RL 
यम, पत 1 र] 


वी (मनन करनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवानूकी ही 
७ दी हुई समझनी चाहिये । 


oo यत्‌ अझ ( अस्ति )--(तथा)जो ( तेज ) अन्निं (है )। 
प ए जैसे भगवानूका तेज 'आदित्यगत? है, वैसे ही उनका तेज 
, गिग्निगत भी समझना चाहिये । तात्पय यह है कि अग्निकी 
(| प्रकारिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवानूकी ही हैं, 
कद अग्निकी नहीं । 


यहाँ अग्निको बिद्युत, दीपक, लुगनू आदिका भी उपलक्षण 
समझना चाहिये । 


म्म अग्नि “वाणी'कां अधिष्ठातृ-देवता है । अतः वाणीमें जो 
पल माश (भक सलाड सि अथप्रकाश करनेकी शक्ति ) है, वह भी परम्परासे 
भगवान्‌की ही दी हुई समझनी चाहिये। _ 

| तत्‌ तेजः मामकम्‌ विद्धि--उस तेजको मेरा (ही तेज) 
वल जान । 


ति र का | र अति 
जो तेज सूर्य, चन्द्र और अग्निमें है और जो तेज इन तीर्नो- जे 


* 2 \ NT 

7 ' fo त. की 

रकती के प्रकाशसे प्रकाशित अन्य पदार्थों ( तारे, नक्षत्र, विद्युत्‌, जुगनू हुम णी १). अं 
दा आदि ) में देखने तथा सुननेमें आता है, उसे भगवानका ही |. 5 “पाण द. 

तश) पर तेज समझना चाहिये । । दम 2] 

¢ ५५ दै ९ नसे Mr जिभ > वी कि “क १ हूर | 

ली उपयुक्त पदोंसे भगवान्‌ यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस- फ्रि जु 5 51 
जिस तेजखी पदार्थकी तरफ आकर्षित होता है, उस-उस पदायमें | ~ 


क we) 


oe भ 
002, a t 
1 25 ~ + जु 
हु eee \ हू ७ = = 
००००००००४४ कप के क 
5 आ. है 
024 क रट > 
त” क 
de 
| है पु क र 
LC कक क |] 
का पि + > क 
५ क 5 S न 
~ 


३६६ गीतका भक्तियोग [०१५ 


उसे मेरा ही प्रभाव देखना चाहिये #। जैसे दूँदीके छड॒डमें जो 
लिठास है, वह उसकी अपनी न होकर चीनीकी ही है, वैसे ही 
अग्निमें कक, ~ 
सूर्य, चन्द्र और अग्निमें जो तेज है, वह उनका अपना न होकर 
भगवानका ही है । भगवानूके प्रकाशसे ही यह सम्पूण जगत्‌ 
प्रकाशित होता है--*तस्य भाखा सर्वमिदं विमाति' ( कठोपनिषद्‌ 
२। २। १५) | वह सम्पूणं ज्योतियोंकी भी ` ज्योति है-- 
“ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिः ( गीता १३।१७) । | 
जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता । 
अब्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्वे विश्व प्रकाशता ॥ 
° भो ०, 
सूय, चन्द्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणीके अधिष्ठाता 
> ट्स करनेवाले २, "> स्का प्रकट 
एवं उन्हें प्रकाशित करनेवाले हैं । मचुम्स अपने भावाको प्रकट 
करने और समझनेके जव नेत्र, मन ( अतःकरण ) और बाणी 
इन तीन इन्द्रियोंका ही उपयोग करता है । ये तीन इन्द्रिया जितना 
प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इन्द्रिया नहीं करतीं । प्रकाश- 
९0 >. 
का तात्पर्य है----अलग-अळग ज्ञान कराना । नेत्र और वाणी वाहरी 
करण हैं तथा मन भीतरी करण है । 'करणों?के द्वारा वस्तुका ज्ञान 
होता है । ये तीनों ही करण ( इद्धियाँ ) भगवानको प्रकाशित 
नहीं कर सकते; क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है, वह इनका 
अपना न होकर भगवानका ही है | इसल्यि भगवानको प्राप्त हो 
जद य्था fm Se प्रदर्शितमेव का 
१ यद्यद्रिभूतिमत्सत्त्ं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥| 
भिमूवियुकत ( गीता १०। ४१) 
युक्त जज नीत अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्ति- 
युक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशक्री ही अभिव्यक्ति जान ॥ 


As 


PRL 1 ० निक NCE HE 


५ न्छोक १३] गोताका भक्तियोग 
: सकते हैं; उनका आश्रय ले सकते हैं, पर उन्हें प्रकाशित नहीं 
` कर सकते ॥ १२॥ 

सम्वन्ध-- 
इश्य ( दीखनेवाले ) पदा्थोयें अपना प्रभाव वतलानेके वाद 


अब भगवान्‌ अगले दो इलोकोमें पदार्थोकी क्रियाओंगें अपना 
अभाव बतलाते हैं । 


१९४” 


पहले तेरहवें रलोकमें भगवान्‌ जिस झक्तिते समष्टि-जयतूमें | 
कियाएँ हो रही हैं, उस समि-ञ्चक्तिमें अपना अभाव प्रकट करते 
हँ । 
इलोक--- 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि डोषधोः सवाः सोमो भूत्वा रसरत्मकः॥ १३ ॥ 
भावार्थ--- 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि में ही एथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी 
शक्तिसे समस्त स्थावर-जङ्गम ग्राणियोंको धारण करता हुँ; और मैं ही 
रसमय चन्द्रके रूपमें लता-बक्षादि समस्त ओषधियों ( वनस्पतियो ) 
को पुष्ट करता हूँ । 
अन्वय 
च, अहम्‌; याम्‌, आविइय, ओजसा, भूतानि, धारयामि, च; 
रसात्मकः, सोमः भूत्वा, सर्चाः, ओषधीः पुष्णासि ॥ ५३ ॥ 
पद-व्याख्या-- | 
च अहम्‌ गाम्‌ आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि-- पना 
और मैं एथ्वीमे प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे सम्पूण भतोंको धारण | 
करता हूँ। 


जि हे 
न्ड % 
क्ली ॥0ई "६. - 


२६८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


भगवान्‌ ही पृथ्वीमें प्रवेश करके उसपर थित सम्पूण स्थावर- 
जङ्गम प्राणियोंको धारण करते हैं | तात्पय यह हैः किं प्रथ्वीमें जो 
वारण-शक्ति देखनेमें आती हैं, वह पृथ्वीकी अपनी न होकर भगवान्‌ 
की ही हैं | 

वज्ञानिक भी इस तथ्यको खीकार करते हैं कि प्रथ्वीकी 
अपक्षा जळका स्तर ऊचा हे ओर प्रथ्वीपर जलंका भाग स्थलकी 
अपेक्षा बहुत अविक है| । ऐसा होनेपर भी प्रथ्वी जलमग्न नहीं 
होती | यह भगवानूकी धारण-शक्तिका ही प्रभाव है | 


थो; सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः 
वासुदेवस वीयेण विधृतानि महात्मनः || 
| ( श्रीविष्णुसहखनाम १३४ ) 
सवग, सूय, चन्द्र तथा नक्षत्रसहित आकाश, दस दिशाएँ, पृथ्वी 
ओर महासागर--ये सब भगवान्‌ वासुद्वकी शक्तिसे धारण किये गये है |? 
i शथिव्याँ तिन्‌ यो यमयति महीं बेद न धरा. 
यमित्यादौ वेदी वदति जगतामीशंममलम्‌ | 
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु शृष्णोडक्षिविप्रय: 1) .. 
( शङ्कराचायक्कत कृष्णाष्टकम्‌ ) 
“ृथ्वीमें रहकर जो पृथ्वीका नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिन्हे 
नहीं जानती ( यः पृथिव्यां तिन्‌ परथिवी यमयति यं पृथिवी न वेद्‌.) 
आदि श्रृतियोंसे वेद जिन अमलस्वरूपको .जगतूका स्वामी) नियामक, ध्येय 
भार दवता, मनुष्य तथा मुनिजनोंको मोक्ष देनेवाला बतलाता है, 
शरणागतवत्सल निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरै नेत्रोंके विषय हों |? 
1 धथ्वीपर जडका कुछ भाग ७३ प्रतिशत एवं खळा कुल भाग 
२९ प्रतिशत माना जाता हे | 210 


क 
18 0248 


~ 


१ 
न 


ese 


SASL) 
L WO Ha 


3 
पहन 
१" 
टो 


मोक १३ ] गीताका भक्तियोग 


5 00. धथ्वीके उपलक्षणसे यह समझना चाहिये क्रि पृथ्वीकै अतिरिक्त 
की जहाँ भी घारण-शक्ति देखनेमें आती है, वह भगवानकी ही है । 
एथवीमें अनादि ओषधियोको उत्पन्न करनेकी ( उत्पादिका ) शक्ति 
क एन युरुत्वाकषेण-शक्ति भी भगवानकी ही समझती चाहिये | 

छ उस हि च रसात्मकः सोमः भूत्वा सचौः ओपधीः पुष्णामि-- 
दने ली र्‌( में ही) र चन्द्र होकर लता-बुक्षादि सम्पूण ओषधियों 
he तू वनस्प पुष्ट करता हूँ | 

ह ha WY Se 
FR चन्द्रम दो शक्तियाँ हैं---अकाशिका-शक्ति और पोषण-शक्ति | 
प्रकारिका-शक्तिमें अपने प्रभावका वणन पिछले इलो करनेके 
या वाद भगवान्‌ इस इल्ोकमें चन्द्रकी पोषण-शक्तिमें अपना प्रभाव 
जी बतलात हैं कि चन्द्रके माध्यमसे सम्पूर्ण वनस्पतियोंको मैं ही पुष्ट 
ग ह. करता हूँ । 
स्पा शुक्लपक्षमै रसमय चन्द्रकी मधुर क्रिरणोसे अमृत-वर्षा होनेके 
पन! कारण ही छता-वृक्षादि पुट होते हे और फलते-फूछते हें । माताके 
प्र उदरमें स्थित शिशु भी शुक्लपक्षमे बृद्धिको प्राप्त होते हैं | 


2) ७) 
~” [१ ० चन्‌ द्लोकका 
८ यहाँ 'सोमः? पद चन बाचक है, चन्द्रमण्डलका नही । 


रि नेत्रोंसे हमें जो दीखता है, वह _चन्द्रमण्डल है | चन्द्रमण्डलसे मी 

900 ऊपर ( नेत्रेसि न दीखनेवाला ) चन्द्रलोक है । उपर्युक्त पदो । 

+त विधरूपसे 'सोमः'पद देनेका अभिप्राय यह है कि चन्द्रम प्रकाशके । 

छात 7 साथ-साथ अग्रतवर्षाकी शक्ति भी है। | 

र यहाँ 'ओप्रधीः? पदके अन्तगत -गेहूँ, चना आदि सब प्रकारके |... ' 

ह अन्न समझने चाहिये | चन्द्रे द्वारा पुष्ट इए -अन्नका भोजेन करने हे 


की “4 - ४७ 
के ५ पती 


है २ छ Ag "41 त 
मि चात ल्य यी कण्यात onder SFTP 1 कै 


RE ; 1 
ee २0, + - - कक. 1 कप सश कक 


किलर फा “ळक, टर 

Ro कन , ॥ जी fpr GT is नका PR क" 
तुंबा 0 र ४५. ई 2 Ses eee eT 
noone pe ns 7-18 फ ye आळ | 

५ क च Fe 

छि चज ( 

वि को टॅ 

नव्य ; 
प 

5 ee ३ 7 
व भी 


72. छै. 


क कन 


३७० गोताका भक्तियोग [ अ० १५ 


से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। 
ओपषधियों, वनस्पतियोंमें शरीरको पुष्ट करनेकी जो शक्ति है, वह 
चन्द्रसे आती है । चन्द्रकी वह पोषण-शक्ति भी चन्द्रकी अपनी 
न होकर भगवानूकी ही है । भगवान्‌ ही चन्द्रको निमित्त बनाकर 
सवका पोषण करते हैं ॥ १३ ॥ 
खस्घन्ध-— 
समष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव वतलानेके बाद अव भगवान्‌ 
जिस शक्तित्ते व्यधि-जगतमें क्रियाएँ हो रही हैं, उस व्यष्टि-शक्तिमें 
अपना प्रभाव वतलाते हैं | 
इलोक— 
अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
भावाथ-— 
भगवान्‌ कहते हैं कि में ही वेश्वानर ( जठराग्नि )-रूपसे 
स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोंके शरीरमें स्थित प्राण और अपान-वायुसे 
संयुक्त होकर उन ( प्राणियों ) के उदरस्थ चार प्रकारके अन्न 
( भक्ष्य, भोज्य, लेख और चोष्य ) को पचाता हूँ । तात्य यह 
है कि व्यष्टि-जगतूमें अग्नि और वायु-तत्वसे होनेवाळी क्रियाओंमें 
मेरी ही शक्ति काम कर रही है । 
अन्वय--- 
अहम्‌) वेश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, आश्रितः 
म्राणापाचसमायुक्तः, चतुविधम्‌; अन्नम्‌) पचामि ॥ १४ ॥ 
पद-व्याख्या-- 


अहम्‌--में (ही) | 


क क खँ 
स्प ॥ | 
द न्य 
णी कीत. RICE cs 
ॐ wt 
RN i ७ 
डं छ र cyan 
जल, जयी 
क हि कू 2 
ट “, ४9६ ; 
. „< Ps, पु 
द्‌ ff शश 
त wig कू श्र 
न शन j डळ 
LE SA EY ड 
Spe oN ह 3 1 
DE NE "दु हे 
ST SET हड लत os Cee 
क % PNR ऱ्य व वड अडवा ह याणी 
Dom oes त की 
£ SE - 
`~ कि हँ र ३ र >. डु टू भू 
उम TTT one 1 


च 
स्छोक १४ ] गीताका भक्तियोग ३७१ 


© 
सूय, चन्द्र, अग्नि और पृथ्वीमें अपने प्रभावको वतळानेके 
गवानू घार गयोंकी 
[म वाद भ साधारण प्राणियोंकी इडिसे अप्रकट वेश्वानर-अग्निमें 
oo अपने प्रभावका वर्णन करते हैं । 
‘न £ 
चेइवानरः भूत्वा--वेश्वानर# ( जठराग्नि ) होकर । 
इसी अध्यायके वारहवें इलोकमें अग्निकी प्रकाशन-शक्तिमें 
अपने प्रभावका वणन करनेके बाद भगवान्‌ इस शछोकमें वेश्रानर- 


:; ॐ शु आनि तिमे नि करते हैं 
त? > पाचन-शक्तिम अपने प्रभावका वणन करते हें । 


९ 
तात्य यह है कि अग्निके दोनों ही कार्य ( प्रकाश करना और 
पचाना ) भगवान्‌की ही शक्तिसे होते हैं । मनुप्योंकी भाँति छता, 
प, क्ष आदि स्थावर और पछ, पक्षी आदि जङ्गम प्राणियोंमें भी 
1 वेश्वानरकी पाचन-शक्ति काय करती है | लता, वृक्ष आदि ( स्थावर ) 
र्‌ जो खाद्य, जळ ग्रहण करते हैं, पाचन-शक्तिके द्वारा उसका पाचन 
: अर होनेके फलखरूप ही उन लता-दृक्षादिकी वृद्धि होती है । 


हि ताक _ आणिचाम्‌ देहम्‌ आश्रितः---प्रागियोंके शरीरका आश्रय 
लेकर रहनेवाला ( मैं ) | 


हि ११११" णि "१५० रागी + 
- है [हम . प्राणियाके शरीरको पुष्ट करने तथा उनके प्रागोंकी रक्षा करनेके 
ए हिज लिये भगवान्‌ ही वेश्वानर ( जठराम्ति )-रूपसे उन प्राणियोके 


शरीरका आश्रय लकर रहते हैं सम्पूर्ण जगतके आश्रय-स्थान 
होनेपर भी परमसतन्त्र भगवान्‌ आश्रित होकर सबके हिंतके लिये 


© "९ हैं ति 
| काय करते हैं---यह उनकी कितनी सुद्ददता है ! 
वर रि य क अयमम्नविधानर वोज्यमन्त खे येद उ ऽऽ 
तद 7: क “अयमग्निवेश्वानरो योऽयमन्तः रुपे यनेदमन्न पच्यते यद्द्मथतेः 
[ ( वृहदारण्यक० ५1 १। १) 
“जो यह पुरुपके भीतर है, यह अग्नि वेश्वानर है, जिससे यह अन्न, 
जो भक्षण क्रिया जाता है, पकाया जाता है |? 


+ 
१ 
५ 


4 


> हो Fi 
३. oe Cee 


er व्यव rege 
हु दि आ 4 


DOR मलम Ft 
यम ESS + ् 


tg 


ड सनि ५ आन द, 13 चु ५.० ०५ द 0 00 
"निदि हि 0 ३ हो vt 1 
127 हि २... -., ७ दु ५22 RO चूत 
क ५ RoR 4.5)» Ee * पत्‌ ` “ 
५ he कीर त De कक म क | ७ क LS 
न्ड 4 क , अन्य रि प्र 3:. ताट 


शक ६ 


म ७5 हे - न ५ 


पा हा ह. टळू OE | पन ० त 
Re न CS 32 4 i 
5 पि 2 हि पु ५ * 3 शू 
क > ¢ ee # ON सकर हि २ 
“नु ७ ५ ० १ हु 
i डं - र ‘4 


है 
५ 
f 
न 
के 
जज हे 
पत 
नि 
कता 
क 
Rs 
~ 4! 
so 
न, 
Fr 
कि 
~ 
ति 
2 
fu 
त £ 
ड्‌ ir 
ee] i” 
क 1 य 
wi ४ क 
(2 2 
RR wn 
१ 
नई RR 
{£ { त 
९ ३ है 
AS 
Pe $ 
५ की": 
है 
MS 
ई 
1 
क तेद 
4? 20 १, 
ट्ट ट्ट 
घ FRE 
be 9०१३ hr A 
reve है बस ( 
क 4 
डट 
~ 


३७२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


“उुहृदं सर्वभूतानाम (गीता ५। २९ )' 
प्राणापायलमायुक्तः--प्राण और अपान-वायुसे'संयुक्त होकर | 
शरीरमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान--ये पाँच 

प्रधान वायु एवं नाग, कूम, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय--ये पाँच 


उपप्रधान वायु रहती हैं# | प्रस्तुत इलोकमें भगवान्‌ दो प्रधान 


# इन दसों प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्य इस प्रकार हैं-- 

( १ ) प्राण--इसका निवास-स्थान हृदय है। इसके कार्य है-- 
श्वासको वाइर निकालना, सुक्त अन्नको पचाना इत्यादि | 

( २ ) अपान--इसका निवास-स्थान गुदा है । इसके कार्य हैं--- 
श्वासको भीतर ले जाना, मल-मूत्रको बाहर निकालना, गर्मको बाहर 
निकालना इत्यादि । 


[ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणो ] ॥ ( गीता ५1२७ ) 


( ३ ) समान--इसका निवास-स्थान नाभि है | इसका कार्य हे-- . 


पचे हुए भोडनके रसको सव अङ्गोंमे बाँटना । 


( ४ ) उदान--इसका निवास-स्थान कण्ठ है । इसका कार्य 
है--मृत्युके समय सूक्ष्मशरीरको स्थूल्शारीरसे बाह्र निकालना तथा उसे 
दूसरे शरीर या लोकमें ले जाना | 

(५ ) व्यान -इसका निवास-स्थान सम्पूर्णं शरीर है । -इसका 
कार्य है --शरीरके प्रत्येक भागमें रक्तका संचार करना | 

( ६ ) नाग--इसका काय है--डकार लेना | 

(७ ) कूम--इसका कार्य है--नेन्नों शो खोलना व बंद करना | 

( ८ ) कुकर---इसका कार्य है--छींकना । 

( ९ ) देवदत्त--इसका कार्य है--जम्हाई लेना | 

( १० ) घनञ्जय--यह मृत्युके वाद भी शरीरमें रहता है, - जिससे 
मृत शरीर पूल जाया करता है । 


वास्तवर्म एक ही प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्योके अनुसार उपयुक्त 
भेद माने गये हैं । 


हो 


Se 


४» १७ 


डू के 
जे 


४3 PERN 1४: 


pee 


} 
| ह. सक 979 


2”, 


१३३ | >» ६ 2” 
क” 


लोक १४ ] गीताका भक्तियोग ३७२३ 


वायु--प्राण और अपानका ही वणन करते हैं; क्योंकि ये दोनों 
वायु जठराग्निको प्रदीप्त करती हैं । अग्निसे पचे हुए भोजनके सूक्ष्म 
अंश या रसको शारीरके प्रत्येक अङ्गमें पहुँचानेका सूक्ष्म काये 
भी मुख्यतः प्राण और अपान-वायुका ही है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि वेश्वानर-रूपसे में ही अन्नका पाचन 
करता हूँ; और प्राण तथा अपान-यायुसे में ही वेश्वानर-अग्नि- 
को प्रदीप्त करता हूँ तथा पचे हुए भोजनके रसको शरीरके 
समस्त अङ्गोंमें पहुँचाता हैँ । तात्पय यह है कि शरीरका 
आश्रय लेकर रहनेवाले वेश्वानर-अग्नि और प्राण तथा अपान- 
वायु भगवानसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं । 


चतुर्विधम्‌ अन्नम्‌ पचामि--चार प्रकारके अन्नको 
पचाता हुँ । 


प्राणी चार प्रकारके अन्नका भोजन करते हैं-- 


( १) भक्ष्य--जो अन्न दाँतोंसे चत्राकर खाया जाता है, 
जैसे रोटी, पुआ आदि । 


( २ ) भोज्य---जो अन्न केवल जिह्वासे विळोडन करते हुए 
निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि । 

(३) चोष्य--दाँतोंसे दवाकर जिस खाथ-पदायका रस 
चूसा जाता है और बचे हुए असार भागको थूक दिया जाता है, जैसे 
ऊख, आम आदि | व्रक्षादि स्थावर योनियाँ इसी प्रकारसे अन्नको 


` ग्रहण करती हैं । 


(४ ) लेह्य--जो अन्न जिह्वासे चाटा जाता है, जेसे चटनी, 
शहद आदि । 


Fo पदिय 


NS 


9 ह 


re लन एट 00 २ डक हि है SL | बला उ किना Te sie मा 


५७४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 

अन्नके उपयुक्त चार प्रकारोंमें भी एक-एकके अनेक भेद हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि उन चारों प्रकारके अन्नोंको वैश्वानर 
९ जठराग्नि )-रूपसे मैं ही पचाता हूँ । अन्नका ऐसा कोई अंश 
नहीं है, जो मेरी शक्तिके विना पच सके | 

भोजन-सम्बन्धी कुछ बातें 

साधकोंके लामाथ यहाँ भोजन-सम्त्रन्धी कुछ वाते वतलायी 

जाती हैं; जिनपर विशेष ध्यान देना चाहिये । | 


ee 


पाए 
पदा 


थ शुद्र, सात्विक हों । राजसी और तामसी 


oe 


# आयुःसत््ववलारोग्यसुख प्रीतिविवर्धना। | 
रस्याः स्निग्धाः सिरा हृद्या आहाराः साच्विकप्रियाः | 
(गीता १७ । १८) 
आयु; बुद्धि; बल) आरोग्य; सुख और प्रीतिक्रो वढानेवाले; रसयुक्त 
चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा खभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं |? 
कटवम्ललवणाच्युष्णतीद्षणरूक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः || 
( गीता १७। ९) 
“कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक 
ओर दुःख, चिन्ता तथा रोगों उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन 
करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं |; 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ | 
( गीता १७। १०) 


2 4 है. “२ 
DE So PONE वळ हे 
nt ----०--“.. 


कह ५२२०६ ५-2 तक हर कक त रे 
दण RS याये टं 


न्छोक १४] गीताका भक्तियोग ३७५ 


करनेपर “राजसी? और अधिक करनेपर “तामसी? हो जाता है | 
राजसी भोजन यदि कम किया जाय, तो वह “सात्विक? हो जाता है । 
भोजन बनानेवाळेकें भाव, विचार शुद्ध-साचिक हों । 


(a भगवानको भोग लगानेके उद्देश्यसे भोजन बनाया जाय और, | न 
0 2. उन्डींके प्रसादके रूपमें भोजन ग्रहण किया जाय | 
काशी शच भोजनके आदि और अन्तमें यह मन्त्र पढ़कर आचमन करे--- 5 
bE भै त्रह्मोपण ब्रह्म हवित्रेह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
बन है फय म्रह्मम तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 


(गीता ४ | २४ ) 
भोजनकी प्रत्येक वस्तुको उपयुक्त मन्त्र पढ़ते हुए भगवानके 
अपण करे । 

भोजनके आरम्भमें पहले पाँच ग्रास अग्रछिखित एक-एक मन्त्रको 
क्रमशः पढ़ते हुए ग्रहण करे---।“3 प्राणाय खादा”, “82 अपानाय 
स्वाहा? “३० व्यानाय खादा”, “४० समानाय खाहा' और 
४० उदानाय स्वाहा । फिर भोजन-क्रियाको यज्ञ समझते हुए प्रत्येक 

ग्रास आहतहृपमें ग्रहण करे । 
भोजन करते समय ग्रास-ग्रासमें भगवन्नाम-जप करते रहना 


वः 4 चाहिये । इससे अन्नदोष भी दूर हो जाता है#। 
ल्ल जा प्रत्येक ग्रासको बत्तीस बार चबाना चाहिये | इससे भोजन हि 
हक ठीक पचता है | षोडश महामन्त्र ( हरे राम हरे राम ) का दो हा 23 
ESTES FPS RSE PPO PRE आल कील अब 3. कक PSP PESR TI LR जा हि टं ॐ 
> “नो भोजन अघपका, रसरहित, इुर्गन्घयुक्त, वासी ओर उच्छिष्ट 7 ६ टू 4... 
र ( जूठा ) है तथा जो अपवित्र ( मांस, अंडे) मदिरा आदि ) भी है, वह “ 3 ) 0 
क भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है |? bs ८: 1 मिलत 
न्न! अ कवले कवले कुन्‌ रामनामानुकीतनम्‌। ' १ > | 
व्य यः कञ्चित्‌ पुरुषोञ्च्नाति सोञ्नदोपैन लिप्यते ॥ पर ग 3. >. 
१६ | जा 


नु ति 
a _ 


नो. र कर १ ५ ४ क रभ ही 


३७६ गीताका भक्तियोग - [अं०् १५ 


बार जप _करनेसे वत्तीसकी संख्या भी पूरी हो जाती है और 
भगवन्नाम-जप भी हो जाता हे ।| २ 

रसनेन्द्रिको बराम करनेपंर सभी इन्द्रियाँ वशमें हो जाती 
हुँ४ पर खाद-दृष्टिसे भोजन करनेपरं ( उत्तेजना आनेके कारण ) 
इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं | | 

भोजनकी मात्रा न कम हो; न अधिका । भोजन इतना करना 
चाहिये कि उदरका आधा भाग -अन्नसे भरे, चौथाई भाग 
जलसे भरे और एक चौथाई भाग खाली रहे । 


£ तावजितेन्द्रियो न स्थादविजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ ¦ 
न जवेद्‌ रसनं यावजितं सव. जिते रसे ॥ 
` (श्रीमद्धा० ११1८! २१) 
1 नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 
न चाति खप्नशोलंध्य- जाग्रतो नेव चाजुन ॥ 
*-(गीता६! १६) 
अजुन ! योग न तो बहुत खानेवालेका ओर. न विंल्कुल . नें 
खानेवालेका तथा न वहुत शयन करनेके खभाववोलेका ओर न सदा 
जागनेवालेका ही सिद्ध होता हे ।? । ' 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु | 
युक्तत्रप्नावदोधल्य योगो भवति इहुःखहा। | 
ँ | (गीता ६ । १७) 
“दुःखोक्रा- नाश_ करनेवाला; योग तो यथायोग्य .आहार-विहार 
करनेवालेका, कर्मोमि यथायोग्य चेष्टा 'करनेवालेका ओर यथायोग्य सोने 
तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है |? 
` विविक्तसेवी _ छप्वाशी.. यतत्राक्कायमानसः | 
 ' “` `` (गीता १८ । ५२) 


ल 


खछोक १० ] गीताका भक्तियोग श्र 
भोजन करते समय मन प्रसन्न रहना चाहिये। मनमें ( द्वेप, लौ 
ह च क्रोध र आदिसे ) अशान्ति या हळचळ होनेपर भोजन नहीं करना जा 
नेन हेला चाहिये; क्याक्कि ऐसी अवस्थामें अन्नका ठीक पाक नहीं होता% । ऱ्य 
0 भोजनके अन्तमें आचमनके वाद ये इछोक पढ्ने चाहिये--- | र 
अन्नाद्धघन्ति भूतानि  पजेन्दादन्नसंभवः । F 

| यज्ञाद्ववति पञ्जन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥ 


कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरससुद्गवस्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यस्ते प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
( गीता ३। १४-१५ ) 
फिर भोजनके पाचनके लिये “अहं वेश्वानरों भूत्वा० 


०८१) ( गीता १५। १४) शोक पढ्ते हुए मध्यमा अहुलीसे नामिकी 
पह ,; उीस्धीरेघुमाना चाहिये || _ | 

त सम्बन्ध--- 

मः) पिछले तीन र्होकोमें अपनी अभावधुक्त बिभूतियोंका वर्णन 
टी ब लु ग करके अव उस विषयका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ सव ग्रकारसे 
प्या जाननेयोग्य तरव स्वयंको बतलाते हैं--- 

इलोक--- 

| रवस्य चाहं दि खंनि विष्टो मत्तःस्मृतिजक्षानमपोहन च । 
न वेदेश्च सवेरहमेब वेद्यो वेदान्तरृद्देदविदेव चाइस्‌ ॥१५॥ 
रंद! | # ईर्ष्याभयक्रोधपरिप्डुतेन ढुब्धेन रग्देन्यनिीडितेन । 


पे 
~ 
Et 
a 
ल्क 
> ६ 


विद्देषयुवतेत च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति ॥ 

( माधवनिदान ) 
औँ भोजन-तम्वन्धी अन्य वातोंकी जानकारीके लिये गीताम्रेससे 
हु प्रकाशित 'नित्यकर्मप्रयोग' तथा 'भवरोगक्री रामवाण दवा? पुसतक 
दट) देखनी चाहिये । 


३७८ गीताका भक्तियोग | [ अ० १५ 


भावार्थ 

(भगवान्‌ कहते हैं क्रि) में सम्पूण प्राणियों ( संत, दुष्ट, धर्मात्मा 
पापी, पशु-पक्षी आदि )के हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ । मुझसे 
ही स्मृति और ज्ञान होता है | संशय, भ्रम, विपरीतमाव आदि दोष 
मुझसे ही नष्ट होते हैं । सम्पूण बेदोंके द्वारा जाननेयोग्य तत्त्व मैं 
ही हूँ । वेदोंके तत्वको जाननेवाळा और वेदोंको बनानेवाला; 
उनका समन्वय करनेवाला भी में ही हूँ | अतएव जिसने मुझे जान 
लिया उसने सव कुछ जान छिया अर्थात्‌ उसके लिये कुछ भी जानना 
शेष नहीं रहा । इसछिये मनुण्यको चाहिये कि वह मुझे ही जाननेका 
प्रयास करे, क्योंकि मुझे जाने विना मनुष्य चाहे संसारभरको क्यों न 
जाने, संसार-तरन्धनमें वह फसा ही रहेगा । परिणाममें संसारको सम्प्रण 
जानकारी व्यथ ही सिद्ध होगी । 

अस्वय-— 

च, भहम्‌; सर्चस्य, हृदि) संनिविष्टः; मत्तः, स्मरतिः) ज्ञानम्‌) च, 
अपोहनम्‌, ( भवति, ) च, सर्वेः, वेदेः, अहम्‌; एव; वेद्यः, वेदान्तकृत्‌ 
व; वेदवित्‌, अहम्‌) एव ॥ १५॥ 

पद-व्याख्या-- 
च-और । 
पिछले तीनों इलोकोंके साथ इस इलोकका समन्वय करनेके 
लिये यहाँ “च? पद आया है । 


अहम्‌ सवस्य ह॒दि संनिविएः--मैं सव ( प्राणियों ) के 
हृदयमें सम्यक, प्रकारसे स्थित हँ ।% 


के द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पछं स्ाद्वव्यनश्नन्नन्यो अभिचाक्रशीति || 
( मुण्डक० ३ | १ | १; अवेताश्वतर० ४। ६; ऋग्चेद १ | १६४ | 
२०; अथववेद ९ | १४। २० ) 


RR ठ फर 
|] , 5 


oe 
en, FY 
४-० ८४ 


नश 
टि 


Loe 


te 


+ 
> 


“११५१०९० मणी 
आ<” “4 र 


र. 


NT कीक 
103 पा 
कि क 
0700 nok रिया 


७७ 
कित 
कोक 
त । vy ee ५ 
FS हं 
८ 1 


ee 


र 


3 


न्छोक १५ ] गीताका भक्तियोग ३७९, 


पिछले इलोकोंमें अपनी विभूतियांका वर्णन करनेके पश्चात्‌ अब 
भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि में खयं सब प्राणियोके 
हृदयमें विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि 
स्थानोंमें भी भगवान्‌ विद्यमान हैं, परंतु हृदयमें वे विशेपरूपसे 
विद्यमान हैं । 

हृदय शरीरका प्रधान अङ्ग है । सब प्रकारके भाव हृदयमें ही 
होते हैं। समस्त कर्मोमें भाव ही प्रधान होता है । भावकी शुदि, 
समस्त पदाथ, क्रिया आदिकी शुद्धि ह थु, क्रिया आदिकी झुद्वि हो जाती है । अतः महत्त्व 
भावका ही है, वस्तु, व्यक्ति, कम आदिका नहीं । वह भाव हृदयमें 
होनेसे हृदयकी बहुत महत्ता है | हृदय सत्त्वयुणका कार्य है, इसडिये 
भी भगवान्‌ हद विशेवरूयसे रहते हे । 

उपयुक्त पदोंमें भगवान्‌ मानो यह कह रहे हैं कि में प्रत्येक 
मनुण्यके अत्यन्त समीप उसके हृदयमें रहता हूँ; अतः किसी भी 
साधकको ( मुझसे दूरी अथवा वियोगका अनुभव करते हुए भी ) 
मेरी प्रासिसे निराश नहीं होना चाहिये । पापी-पुण्यात्मा, मूख- 
पण्डित, निधन-धनवान्‌, रोगी-नीरोग आदि कोई भी खी-पुरुष 
किसी भी जाति, वण, सम्प्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति 
आदिमें क्यों न हो, भगवशद्याप्तिक वह पूण अविकारी है । 
आवश्यकता केवळ भगवत्प्रातिकी ऐसी तीत्र अमिलापा) लगन, 
व्य़ाकुलताकी है, जिसमें भगवत्प्राप्रिकि विना रहा न जाय ! 

“सदा साथ रहनेवाले तथा परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी 
जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही इक्ष--शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं । 
उन दोनॉमेसे एक ( जीवात्मा ) तो उस दृक्षके कर्मफर्लोका स्वाद ले-लेकर 
उपभोग करता हे; किंदु दूसरा ( परमात्मा ) उनका उपभोग न करता 
हुआ केवल देखता रहता है |? 


३८० गीताका भंक्तियोग [ अ० १५ 


` परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात्‌ सत्र जगह समानरूपसे परिपण 
होनेपर भी हृदयमें प्राप्त होते हैं । जसे गायकें सम्प्रण शरीरमें 
दूध ब्याप्त होनेपर भी वह स्तनोंसे ही प्राप्त होता हे अथवा 
पृध्वीमे सर्वत्र जल रहनेपर भी वह कुर आदिसे ही प्राप्त होतां 


है, वेसे ही सवब्यापी होनेपर भी परमात्माका उपलव्धि-स्यान 


हृदय? ही है» । इसी प्रकार गीताके तीसरे अध्यायमें परमात्माको 


बगत चतळाते हुए उसे “यज्ञ! ( कतव्य-कम ) में थित _कहा-- 


गया है | इसका तात्पय यह है किं सवगत ( सवब्यापी ) 
होनेपर भी परमात्मा “यज्ञ ( कतव्य-क्रम ) में प्राक्त होते हँ । 
ऐसे ही सूय, चन्द्र, अग्नि, पृथ्वी, वश्वानर आदि. सबम व्याप्त 
होनेपर भी परमात्मा «हृदय? में प्राक्त होते हं ।, 
परभात्मप्राप्रि-सम्वन्धी विशेष पात 

इृदयमें निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा. वस्तुतः 
प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त हैं; परंतु जड़ता ( संसार ) से माने इए 
सम्बन्धके कारण जइताकी ओर ही दृष्टि रहनेसे नित्यप्राप्त 


ener लि 


CNet Rl न 
परमात्मा अग्रा्त प्रतीत हो रहा है अधात्‌ उसकी प्रापिका अनुभव _. 
नहीं हो रहा है | जड़तासे सवथा सम्बन्ध-विष्छेद होते ही 


सवत्र विद्यमान ( नित्यप्राप्त परमात्मतत्व खतः अनुभवमें आ 
जाता है । 


# यही भाष गीतामें अन्यत्र भी आया है; जैसे--- 


'हुदि सवस्य विष्ठितम्‌ ( १२। १७); ईश्वरः सर्वभूतानां 
दद्देशेऽञ्चुन तिष्ठतिः ( १८। ६१ ) न 


1 तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ितम्‌ ॥ ( गीता ३। १५) 
न नर शितल वत Bis 0 


मंडी 5 ५७ 1024 
जौ गौ [ i 
~ Pt हर 
छ 


ल्क 3 ७ 
इ ४४२) 


+ ज शो न 
धी हु हे 
क) 8, "अ. 4 
भी ० ig १ र 
यै का = fF भ 
ser / 21% १० 5% “10 सी है 
हो न) न ७ रि $ हैं edd नि 
च Sa + क त कसल ह र. 
नि 5७ ४6५ 55 शि 
न्क Y ठ कै. 
! दै $ 00५, टर शनक 
28 तु पि 
a R 
£, 
हु १43 
5 त 
६ Si SDS e oes Snir Sn 
ड ४५७ 2022222200 “00 सक्त ह 


ह [क । न्छोक १५ ] रीताका भक्तियोग ३८१ र 
NSE, | परमात्मप्राप्तिक लिये जो सत्‌-कम, सत-चर्चा और सत्‌-चिन्तन ति 
Mae किये जाते हैं, उनमें जडता ( असत्‌ ) का आश्रय रहता ही है । व 

हि Fe कारण यह है कि जड़ता ( स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर ) का Er 
ME आश्रय छिये विना इनका होना सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें इनकी 
EN सार्थकता जइतासे सभ्बन्ध-विन्छेद कानेमें ही है । जड़तासे 
वकर पन ज्र सम्वन्ध-विच्छेद तभी होगा, जव ये ( Sri मल गज | 
ए वयो | सत्‌-चिन्तन ) केवळ संसारके हितके लिये ही किये जायगे, अपने|-7 | 
एय) व | छिये कदापि नही । । 
माण (+) | किसी बिशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदिके वदलेमें 
५ आ हे । | परमात्मप्रासि होगी---यद्द बिल्कुछ गळत धारणा है । किसी मूल्यके 
का छि से चा | बदलेमें जो वस्तु प्राप्त होती है, वह उस सूल्यसे कम झूल्यकी ही 
7? होती है--यह सिद्धान्त है | अतः यदि किसी विशेत्र सावन, योग्यता 
त आदिके द्वारा ही परमात्मग्राहिका होना माना जाय, तो परमात्मा उस 
बतुः | साथन, योग्यता आदिसे कम झूल्यके (कमजोर) ही सिद्व होतेहे. | 
"ह । जवकि परमात्मा किसीसे कम सूत्ये नहीं ह | इसलिये वे किसी हितका डो 
व्य साधन आदिसे खरीदे नहीं जा सकते । इसके अतिरिक्त यदि किसी | rl 
मूल्य ( साधन, योग्यता आदि ) के वदलेमें परमात्माकी प्राति मानी _ ॐ 0 
Ce जाय, तो उनसे हमें लाम भी क्या होगा १ क्योंकि उनसे भविक । 7. Me 
र | ूल्यकी वस्तु ( साधन आदि ) तो हमारे पास पहलेसे है ही ! he त 
150 5 ; 


© ~ म ~ > रमाः 1 है दे ; ९ 
जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मोसे मिळते हैं ऐसे प्रमात्माकी प्रापि | | 


वि ति करिसी कर्मका फळ नहीं है । का Co 

क कमोसे नहीं होती क्योंकि परमात्मप्राति करिसी कमका फल नहीं € 0000 ५ न 

$= हु क भय आभण जा २. कट र न 
मः विद 7५ न त्वत्समोडल्यम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकतरवेडप्यप्रतिमभाव | | 


(गीता ११ । ४२ 
= < i 5 


4“ ष अ न्यु 


३८२ शीताका भक्तियोग [ अ० १% 


प्रत्यक्ष कर्मकी उत्पत्ति अ्हभावसे होती है. और परमात्मप्राति 
अहंभावके मिठनेपर होती है । करि यह कि अहंभाव कृति 


रण ६९ याद 


सान ल हैं स 
(कम) और परमात्म कृति-रहित हँ । कृतिरहित_ तत्वको किसी त्वको किसी 


+ 


कृतिसे > त्य छ कतेन 3 
कृतिसे कँसे प्राप्त किया जा सकता है “नास्त्यतः छृतेच । 


क क्स यया फर बुद्धि *&/ 
आशय यह है कि परमात्मतत्वकी प्राति मन) १ इन्द्रिय _ 
शरीर आदि जड-पदार्थोके द्वारा नहीं अपितु द्वारा नहीं अपितु जडताक त्यागसे 
होती है । जवतक मन; वुद्धि, इन्द्रिया, शरीर; देश, काढ; वस्तु 
आदिका आश्रय है, तवतक एक परमात्माका आश्रय नह हो. 
सकता । मन; वुद्धि आदिके आश्रयसे परमात्मप्राति होगी--यही 
~ ङ्‌ oo i Fe 
साधककी मूल भूल हैं । दि जत आगन मास वेश्वासका 


॥ नियत EE 
त्याग हो जाय एवं एकमात्र परमात्माका ही आश्रय ओर विश्वासी) 


की++ 


हे जाय, तो परमात्मप्राप्तिमं विलम्ब नहीं हो सकता । 


मत्तः स्म्मृतिः ज्ञानम्‌ च अपोहनम्‌ ( भवति )--मुझसे 
( ही ) स्मृति, ज्ञान और अपोहन ( भ्रम, संशय आदि दोषोंका 
नारा) होता है । | 

किसी वातकी भूछी हुई जानकारीका ( किसी कारणसे ) पुनः 
प्राप्त होना "स्मृति? कहलाती है । स्मृति और चिन्तन---दोनोमें भेद 
है। नयी. वातका चिन्तन! और पुरानी वातकी “ति? होती हे). 
आ वचन आ चिन्तन संसारका और स्मृति परमात्माकी होती है; क्योंकि 


ts ७. 


रहता है । | 
कह की DD AR \ 
जा के कफ ज्र 


& 


2010 बन i FP 
= MF म 
se Og i 2 कु Ee ed ; 
रय र, FE ~ - आ 9: 
(7 He afl - हरी | 
डा टा ज्य >} 
क ओत र) ह 2 कह क. 
यमन 
[ ०११ रि (२७६० FE 
क कत न्छोक १५ ] गीताका भक्तियोग ३८३ - हक bi 
६. ITA 000 ने 
क म एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है । जो स्मृति चळ : 
Po की जाती है, वह 'बुद्विः में जो स्मृति होती है, वह “खयं” में होती ॒ 2 
33 हे है। होनेवाली स्मृति जड़तासे तत्काल सम्बन्ध-विच्छेद करा देती है । | मर 
RR भगवान्‌ यहाँ कहते हुँ करि यह ( होनेवाली ) स्मृति मुझसे ही | के 
: कम, दवे, विव) “२. 
0 क १ होती है । 
2. परमात्माका अंश होते इए भी जीव भूलसे परमात्मासे विमुख 
हो जाता है और अपना सम्बन्ध संसारसे मानने छगता है | इस 
भूळका नाश होनेपर 'में भगवानका ही हूँ, संसारका नहीं! ऐ | ऐसा | 
_ साक्षात्‌ अनुभव हो जाना ही “स्मृति? है अनुभव हो जाना ही “स्मृति! है । शाखमें भी ५३ 
जन्य ज्ञानं सुमतिः आता है{ । स्मृतिमै कोई नया ज्ञान या 
ङ अनुभव नहीं होता, अपितु केवळ विस्मृति ( मोह ) का नाश होता 
यी है । भगवानसे हमारा वास्तविक सम्बन्ध है । इस वास्तत्रिकताका 
(मदी) प्रकट होना ही स्मृतिका प्राप्त होना है । 
लाग ह पर्ती जीवमें निष्काममाव ( कमयोग )- खरूप--खोध ( ज्ञानयोग.) 
और भगृवम्रेम ( भक्तियोग )---तीनो खतः विदयमान _( भक्तियोग )-- दोनों खतः विमान हैं। जीवको 
हे हटाने) पी. ( अनादिकालसे ) इनकी विस्मृति हो गयी है, एक बार इनकी 
नरि # साक्षात्‌ भगवानके सुखारविन्दसे निकली हुई ्ीमद्धगवद्गोताके | आ. 202 
ह Pais) श्रवणसे अर्जुनको इसी स्मृतिक्री प्राति हुई थी-- । I 
bo < दि } ह 
टनी है रि , नशे मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । |. क? उ 
5) † महर्षि पतञ्ञलि कहते हैं--- ee तय 
ye $ न ली 
यी कि अनुभूतविषयासम्प्रयोगः स्मृतिः | ( योगदर्शन १। ११) न 4 
_ मत्र वि हे “अनुभव किये हुए विषयका न छिपा अर्थात्‌ प्रकट हो जाना | 4५ 
शि स्मृति है |? 2. क. ' 


००४ 2५” हिनता 


NO FE smart ~ 


x 
IOS SI id 
, री +०३४०० +#पकर+क)-+०९०--+ * 


» शै 


` न्न, 


३८४ गीताका भक्तियोग | अ० १५ 


स्मृति दो जानेपर फिर कभी बिस्मृति नहीं होती# । कारण यह है कि 
यह स्मृति “वयं! में जाग्रत्‌ होती है । “बुद्धि? में होनेवाळी लौकिक 
मृति ( बुद्धिक बन होनेपर । नष्ट भी हो सकती... है): पर 
“खयं' में होनेवाळी स्मृति कमी नष्ट नहीं होती । | 

किसी विषयकी जानकारीको 'ज्ञानः कहते हैं । लोकिक और 
पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है, वह सत्र ज्ञानल्लहूप परमात्माका 
आभास-मात्र है । अत; ज्ञानको भगवान्‌ अपनेसे ही होनेवाला वतलाते 
हैं । वास्तवमें ज्ञान वही है, जो “वयं? से जाना जाय । अनन्त, 
पूण और नित्य होनेके कारण इस ज्ञानें कोई सन्देह या भ्रम नहीं 
होता । यद्यपि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'ज्ञान? कहलाता है, 
तथापि सीमित, अल्प ( अपूण ) तथा परिवतनशील होनेके कारण 
इस ज्ञानमें सन्देह या भ्रम रहता है। जेसे, नेत्रॉसे देखनेपरं सूय. 
अत्यन्त वड़ा होते हुए भी ( आकाशमें ) छोटा-सा दीखता है । 
बुद्धिसे जिस वातको पहले ठीक समझते थे, बुद्धिके विकसित अथवा 
शुद्ध होनेपर वही बात गळत दीखने लग जाती है । ताप्पय यह है 
कि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान करण-सापेक्ष और अल्प ह और बुद्धि-जन्य ज्ञान करण-सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प 
ज्ञान ही “अज्ञान: कहलाता है । इसके विपरीत “खयं? का ज्ञान किसी 


# यज्शात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव | 
यन भूतान्यशेषेणः द्रक्ष्यस्थात्मन्यंथो संयि ॥ 
(गीता ४ । ३५) 
“जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे 
अजन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको.निःशेप भावले पहले अपनेमे 
और पीछे मुझ सब्चिदानन्द्घन परमात्मासे देखेगा ।? 


गा झा, च्छोक १५ ३ गीताका भक्तियोग ३८५ | 1 
१ श्‌ करण ( इन्द्रिय, बुद्धि आदि ) की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा कं 
णय पण होता है । वास्तवमें इन्द्रिय और वुद्दि-जन्य ज्ञान भी '्खयं? के हळ 
FA र ज्ञानसे प्रकाशित होते हैं अर्थात्‌ सत्ता पाते है । | < 
संशय, भ्रम, विपयेय ( विपरीत भाव ), तऊ-वित्क आदि न 
ह RR दोपोके दूर होनेका नाम “अपोहन? है । भगवान्‌ कहते हैं कि ये | 
7 (९५ >, (संशय आदि ) दोष भी मेरी पासे ही दूर होते ह । | 
Coe झाखरोंकी वाते सत्य हैं या लौकिक वातें ? भगवानको किसने | 
1 देखा है संसार ही सत्य है इ्यादि संशय और श्रम भगवानूकी | 
क ॥ कपासे ही मिटते हैं । सांसारिक पदायोमें अपना हित दीखना, उनकी ! 
त प्राप्तिमं सुख दीखना, प्रतिक्षण नष्ट होनेवाळे संसारकी सत्ता दीखना ॥ 
ती आदि विपरीत भाव भी भगवानकी छृपासे ही दूर होते हैं। गीतोपदेश- । 
= के अन्तमें अजुन भी भगवानकी कृपासे ही अपने मोहका नाश, | 
सम स्मृतिकी प्राप्ति और संशयका नाश होना सीकार करते हैं--- | 
ए नष्टो मोदः स्थृतिलंब्धा त्वत्मरलादान्मयाच्छुत । | 
{लिङि इ स्थितोऽस्मि गससंदेहः करिष्ये चलने नव ॥ 
de ( गीता १८ । ७३) 
EE विशेष वात | 
> मशुष्यको मुख्यरूपसे दो शक्तियाँ मिली हुई है--ज्ञान _ Re 
RS (_विवेक _)-शक्ति और क्रिया-शक्ति । इन दोनमिंसे किसी एक | - 
| „५ शक्तिका भी भढीमाँति सदुपयोग करनेसे मनुष्यका कल्याण हो १ क 
१ सकता है । 
दशा ) मनुष्यको जो विवेकशक्ति मिली हे, वह उसे अपने कमोसे : 
1 नहीं, अपितु भगवानूकी ळृपासे ही मिली है | कारण वह है कि बात 
Rt ७७४ कन FS 
गी० भ ० २५-- 


Do 


क 
॥॥ 
न 
कि 


शी चि; 


पे 


| 
र, , ६.७ कायण टता र 
डर 


त्य 


RIN 
oe a mE POP 


RRR ++ + 


BOTT णी मी 
व गू 


३८६ गीताका भक्तियोग : [ अ० १५: 


विवेकराक्तिसे ही शुम और अश्युम कमोंका ज्ञान होता है और फिर 
उन करमेमें प्रवृत्ति या उनसे निवृत्ति होती है । यदि विवेक उन 
कर्मोका फल होता, तो सबसे पहले ( विविक-प्राप्तिसे पूव ) वह 
शुभ कर्म कैसे करता £ अतः विवेकी प्रापिमें भगवानकी अहैतुकी 
कृपा ही कारण है । इस भगवद्मदत्त वितेकका सदुपयोग करना 
मनुष्यमात्रका परम कतव्य है । 


मनुष्यमात्रमें यह विवेक है कि पुरुष ( शरीरी) शरीरी ) और प्रकृति 
( शरीर ) दो हैं । पुरुष चेतन और अविनाशी. है, जब कि प्रकृति 
जड़ और विनाशी है । पुरुष सदेव अचळ ( एकरस ) रदता है 
जवे कि प्रकृतिम निरन्तर परिवतन होता रहता है । परंतु भूले 
पुरुष ( “खयं? ) प्रकृतिके काय शरीरको भै» “मेरा? और मेरे-डिये? 
मानकर अपनेको सवत्र परिपूण अविनाशी परमात्मसत्तासे पृथक्‌ मान 
लेता है और भें’ बन जाता है । वह अपनेको 'मैं?--रूपसे ऑर 
प्रकृतिको यह?-रूपसे मानता है । 


मैं? ( अहम्‌ ) और 'यह? ( इदम्‌? ) भिन्न-भिन्न होते हैं । जो 
जाननेमें आता है, उसे “यह” और जो ( यह! को ) जानता है, 
उसे में? कहते हैं । अतः '्यह?-रूपसे दीखनेवाला कमी. भै” नहीं- 
हो सकता । 'यह-खूपले' दीखनेत्राले संसारके पदाथ, व्यक्ति, 


परिस्थिति, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब यह? के अन्तगत 
आते हैं । 


सामान्य ज्ञानके अन्तगत “में” भी यह? क्रे.अथमें.ही_है । 
तापय यह है कि मै और 'यह? ( अर्थात्‌ अहंता और ममता ) 


टू क्व 
वि १ 
0002 मु नन 
नी जु pa] £ 
< io 
Ce! 
| A ह. र्‌ टु, ह. के 5 : % । 
00000 न न त त र 
ळं कट + 
ip So तश EERE 
a ५ हि ee न ४१ हँ १ 
+ a 
310 है | | 
स्टोक १५ ] गीताका भक्तियोग 
भन 
दोनों ही एक सामान्य प्रकाशक ( भ्य ) से प्रकाशित होते हैं; १ 
दोनोंका ही आधार एक है । यदि माने इए भै, ओर “यह? में एकता ला 
न. होती, तो मैं? का यह? की तरफ आकर्षण न होता | संयोग- | 
अन्य छुखासक्तिके कारण ही भै और यह? भिन्न प्रतीत होते हैं | 
Fa “वयं? निरपेक्ष-प्रकाश 5 है और भो! सापेक्ष-प्रकाशक है] | 
2 जब १ 
नी ई अह? का प्रकाशक जय? जब ( रागपूवक) व्यह' से अपना सम्बन्ध 
पप 22 भान छता हे, तब वह “भै? बनता है । इस प्रकार संसारके सम्बन्धसे 
२,१०१ २, १, 5०179. रः हि < 
अध्यन ही में? की सत्ता प्रतीत होती है, जो संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होने- 
न पर मिट जाती है । ससारसे सम्बन्ध होनेका कारण “राग? है | रागः । 
पर : अबिेकते हीमे ह 
की उत्पत्ति अविवेकसे होगे हे | जब साधक अपने वितेको | 
I पप क गनको मर णता दै । अव्निकके मिटते ही. | 
“न ८ ११५१ ग जाता न्न स 
ह ड्र सम्व्न्यका समया बिच्छेद हो जाना है और साधक मुक्त हो | 
जाता हे । यही जोन ( कके) दा लेग है। - 
£ रे र्‌ बु = Ee PR ह 
निरा (१ “ठत पास शरीर, इद्धियों, मन, बुद्धि आदि जो कुळ भी को हे 
द ( यह! कहुळानेवाळे ) पदाय हैं, वे सव-के-सव उसे संसारे ही Ss 0 


ne मिले हैं | उन मिले हुए पदायांको अपना? और अपने छिये? मानने- . 2 0 
ः सप) से मनुष्य बैँधता है । जब साधक संसारसे मिले हुए पदारथोको पो पि 
पे अपना’ और “अपने ढियेः न मानते हुए उन्हें ( संसारका और |" क 

संसारके लिये ही मानकर ) संसारकी दी सेवामें लगाता है और EE, 40 
> ऽ वदलेमें संसारसे कुछ नहीं चाहता, तव उसका संसारसे माने हुए | 


ly ७ 
मक) सम्बन्धका सवथा विच्छेद हो जाता है और वह छुगमतापूवेक मुक्त 


३८८ शीताका भक्तियोग [अ० १५ 


हो जाता है । साधकको सांसारिक क्रियाएँ तो अपने लिये करनी ही 
नहीं हैं, पारमार्थिक क्रियाएँ ( जप, व्यान आदि.) भी अपने लिये न 
करके संसारके हितके लिये ही करनी हैं । कारण यह कि संसारके 
हितमें ही अपना हित निहित है । संसारके हितसे अपना हित अलग 
माननेसे परिच्छिनता या एकदेशीयता ही पोषित होती है। इस प्रकार 

अपने लिये कुछ भी न करके संसारमात्रके हितके लिये ही निष्कामभाव- 
पुर्वक सम्पूण कम करना ही 'क्रियाशाक्ति? का सदुपयोग है । 


ज्ञानशक्तिका सदुपयोग ज्ञानयोग? और क्रियाशक्तिका सदुपयोग 
“कमयोगः कहलाता है । ज्ञानयोगके साधक ज्ञाननिष्ठाःक्तो एवं 
कमयोगके साधक 'योगनिष्ठा’को प्राप्त होते हैं ।# इसलिये भगवानूने 
गीतामें मक्तिकी निष्ठा नहीं वतलायी । {भक्ति-निष्ठा (थिति) 
अतीत है | वह ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिपर आश्रित न होकर 
भगवानूपर आश्रित है | अतः भक्त. ज्ञान या क्रिंया-निष्ठ न होकर 
“भगवन्निष्ठ' होता है । भक्त किसी निष्ठाके परायण नहीं, अपितु 
भगवानके परायण होता है । इसीलिये मगवानूने गीतामें भक्तके लिये 
४ लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा ' प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(गीता ३। ३.) 
त सा तु कमशानयोगेभ्यो5$प्यधिकतरा | फलरूपत्वात्‌ | | 
( नाग्दभक्तिसून्न २५-२६ ) 
“वह ( परमप्रेमरूपा ओर अमृतखरूपा भक्ति ) तो कर्म, ज्ञान और 
योगसे भी श्रेष्ठतर है; क्योंकि वह फलरूपा है |? 


1 साधककी ( साधनके ) आरम्भसे लेकर अन्ततककी स्थिति “निष्ठा? 
कहलाती है । इसके वाद उसे परमपद अर्थात्‌, परमात्माकी प्राप्ति होती है । 


गत [श म्छोक १५ ] गीताका भक्तियोग ३८९, 
7: ने झरे नि “मत्परमः? पत्र, 'मत्परायणः', “मामाश्रित् आदि पर्दोका 
> प पि कन न ति 

लज) ३ 


पे प्रयोग किया है और अपने भक्तको सम्पूर्ण योगियोंमें परमश्रे् योगी 


(कण थे हमा माना हैर । भक्ति निष्टा नहीं अपितु खामाविकता है । भगवानका 
$ सने इन हि ही अंश होनेके कारण जीवका भगवानके प्रति आकपण (प्रेम ) 
“हे हद (18 खासाविक है । वास्तवे भक्ति ( प्रेम ) खयं भगवत्वर्प ही है। 


से लिरल्लञ,.. `. ज्ञानयोग और कमयोगके साधक भी यदि चाहें तो भगवर्मेम 

रु ( भक्ति ) प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रारम्ममे प्रेम ( भक्ति ) की 
! न प्राप्तिका लक्ष्य अथवा संस्कार न होकर केवल संसारसे मुक्त होनेका 
TEA ळक्र्य होनेसे वे अपनी मुक्तिम ही सन्तोष कर लेते हैं। फलस्वरूप 
ह. Pr ( भें मुक्त हूँ? इस प्रकार अपनी मुक्तिका भाव रहनेपर ) उनमें 
॥ त न अहम? की गन्ध अर्यात्‌ अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व रह सकता है, जो 
Dr (४... 


र. ९ है 

आ १११. भगवत्प्रेम हो जानेप्र_ सवया मिट जाता है । 

वा अ) र्‌ ह % Ss 

Be - जब भें? था तब इरि.-नहीं, अव इरि है मेंनाहिं। . 
Str ० 2 Ore) 25 

विक प्रेम गळी अतिसाँकरी, ता में दोन समाहि ॥ 

न्ना नः iF १९९ 


1 , -.. मिर ( अहम्‌ )-का सवथा नाश हुए विना परिब्छिनताका 
As सत्यन्ताभाव नहीं होता । जवतक परिव्छिन्नता ( अपना किश्चिन्मात्र 
+ i ९ ° 
व्यक्तित्व ) है, तबतक पूणत्वकी प्राप्ति नहीं होती । पूणत्व भगवलेम- 
श की प्रापतिमें निहित है । 


दाला + योगिनामपि. सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना | 
स ` श्रद्धावान्मजते यो मांस मे युक्ततमो मतः || 
Co उम 

ja 


( गीता ६। ४७ ) 
“सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मा- 


तदि से मुझे निरन्तर भजता दे, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य हे | 
५ १०4 दे 
Hn 


a 


3 न 
१ ह 
|] 
क 
७७? 
हि जलिय 
क 
ie 
२२ के. 
मी 
स २ 
CS) 
Co] 
ह 
dee 
-e 
A 
ही 
ल्क 
मे 
pe) 
$e ई 
$ ~ 
विक I 
५ 8 10 २१04 
ee Er 
+ ६ ज ली 
ई उ क 
ret 
j F 
ser wi ह 
९. 
ek बस, 
~ 
ed ६ $ 
क रव ट ऱ्य 
2 दु {ef 
4 
ise ee 
| ALOE 
wo < i 
ee 


Sere is हि हे 1 
का कल; क “0 ति हि 
न ५ 
छूकर 
~ श 
~ € 


३९० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


वास्तवर्मे अपने खरूपकी स्थिति ( मुक्ति ) में भी सदा संतोष 
नहीं होता, .अतः एक ऐसी स्थिति आती है, जव मुक्तिमें मी सन्तोष 
नहीं होता, तव खतः भगवद्येमकी प्राप्ति होती है । परंतु प्रारम्भसे 
ही भगवत्रेमक्री ओर दृष्टि रहनेसे तथा भगवानूके ही आश्रित रहनेसे 
भक्तमें 'अहमःका किश्चित्‌ अंश भी रहनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
अतः वह भगवद्येमकी सुगमताप्रवक एवं तत्काल प्राप्त कर लेता है । 
तात्पय यह है कि भगवतद्येमकी प्राति ( सिद्धावस्थामें ) भक्तको 
तत्काल एवं ज्ञानीको कुछ विलम्बसे होती है । | 

घडा---जिसे बोध हो चुका है, वह ( अपने स्वरूपमें स्थित) 
महापुरुष अपनेसे भिन्न प्रेमास्पदको केसे मानेगा ? क्योंकि अपनेसे 
भिन्न प्रेमास्पदको माननेसे तो हेतभाव या परिब्छिन्नता ही घोषित 
होगी । 

समाधान--द्वेतमाव या परिच्छिनता “अहम्‌? से पोषित होती _ 
है । भगवद्मेमकी प्राप्तिमै उस 'अइमएका सथा नाश हो जाता है। 
अतएव बोध होने या सुक्त होनेके पश्चात्‌ ( भगवद्येमकी प्रापिमें ) 
प्रतीत होनेवाला द्वेत भी वास्तव्में अद्वेत ( अथवा उससे भी विलक्षण ) 
ही होता है । प्रेम सदा एकता ( अभिन्नता या अद्वैत ) में ही होता 
है अर्थात्‌ प्रेम उसीसे होता है, जिससे किसी प्रकारका भेद_न हो; 
जिसका त्याग न हो सके । प्रेममें यह विलक्षणता है कि उसमें एक 
ही तत्त्व दो रूपोमें प्रतीत होता है,। जीवकी परमात्मासे तात्विक 
एवं खरूपगत एकता है, इसलिये प्रेम परमात्मासे ही होता है, अन्य 
किसीसे कदामि नहीं । संसारसे माने हुए सम्बन्धमें वह श्रेम? ही 
'आसक्तिःके रूपमें दीखने लगता है | 


शै 


की 


क्क 


ताऊ Ih 


3, 
ei 


क 


Rl 
जोक. १५ ] गीताका भक्तियोग 
मगवलेमको प्रात करना ही मानवका प्रधान और अन्तिम 
'छक्ष्य 


है | अपनी मानी हुई एयक सत्ताको भगवग्मेममें परिणत करके 
प्रेमास्पद ( भगवान्‌ ) से अभिन्न होनेमें ही उसकी सची पूणता है । 
प्रेमकी प्राति करानेके लिये ही भगवान्‌ अपनी प्रभावयुक्त विम्नतियोंका 
वणन करते हुए अपनेको सवके हृदयमें स्थित वतलाते हैं । 
भगवत्पेप-सम्बन्धी मार्मिक वात 
भगवठोम ( करण-निरपेक्ष होनेके कारण ) अनिवंचनीय है; 
गूँगेके खादकी तरह--- 
अनिर्वचनीयं प्रेमखरूपम्‌ । सूकाखादनवत्‌ 1 
( वारदभक्तिसूत ५१-५२ ) 
इस प्रेममें दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुय आदि समी भाव 
समाप्त हो जाते हुँ । यह प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण 
वढ्नेवाला, विच्छेदरहित, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अनुभवरूप है-- 
गुणरहितं कामनारदितं प्रतिक्षणबर्धभानमविछिस्न॑ सूक्ष्मतर- 
सचुभडरूमस्‌ । ( नारदभक्तिसून ५४ ) 


इस प्रेममें भक्त और भगवान्‌ दो दीखनेपर भी एक हैं और 
'एक होनेपर भी दो हैं । प्रेममें भक्ति, भक्त और भगवान्‌ ( अथवा 


vis 
६ 
१ क 
+3 ¥ त सन 
च अक 3 है 1 अर 
ळ्‌ 
॥ ह 3 


= 
३६४ शण 
प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद ) तीनों अभिन्न हो जाते हैं । एक प्रेमके र क ह त. तील 
सिवा कुछ भी नहीं रहता। सत्र कुछ प्रेममय हो जाता हे । करण- ... 1 जना कल, 
होनेके w OC ~ ३. द र नली ४, 
निरपेक्षता होनेके कारण यहाँ कमकतृविरोध भी नहीं है। यहाँ ५ 


भक्त और भगवान्‌ दोनों ही एक-दूसरेकी इष्टिमें भक्त और भगवान्‌ 
हैं । दोनों ही एक-दूसरेमें निवास करते हैं । दोनोंकी यह 'अभिन्नता 


re _ ७४ - 
"३९२ गीताका भक्तियोग ` [ ० १५ 
- चेदान्तके 'अद्वेत? से भी अत्यन्त विक्षण होती है ।# दोनों ही एक 

दूसरेको प्रेमरस प्रदान करते हैं |? 
यह प्रेम क्षति, पूर्ति, निवृत्ति और अरुचिसे सवेथा रहित है । 
योग ( मिलन ) और वियोग ( विरह ) एक ही प्रेमरूप नदीके दो 
तट हैं । योग और वियोग दोनों ही चिन्मय और प्रेमरसको बढ़ानेवाले. 
होते हैं । इस ग्रेममें योग भी वियोग हे और वियोग भी योग है । 
तत्त्वतः केवल योग-ही-योग ( नित्ययोग ) है, वियोग है ही नहीं | 
योगकी अवस्थामें 'कहीं वियोग न हो जाय !? और वियोगकी अवस्था- 
में कब योग होगा !'---इस अत्युत्कट चिन्तनके रूपमें “नित्ययोग? 
रहता है | इस विलक्षण प्रेमका रसाखादन करनेके लिये एक ही 
परमात्मतत्त भिन्न-मिन्न रूपोंमें प्रकट होकर लीला करता है--- 
"एकोऽइं वहु स्याम; कारण यह है कि एकमें प्रेम-ठीला नहीं 

होती---'एकाकी न समते ।! 

. सृष्टिक आरम्ममं एक ही परमात्मा प्रेमकी लीला करनेके लिये 
श्रीकृष्ण और श्रीराधाके रूपसे' प्रकट हुए ।† जैसे वे श्रीराघा-रूप-- 
"से प्रकट इए, वैसे ही वे जीव-रूपसे भी प्रकट हुए । श्रीराधा तो 
भगवान्‌के ही सम्मुख रहीं, पर जीन भगवानसे विमुख हो गया! 

* “अद्वतः में पहले देत होकर फिर ( दवेत मिटनेपर ) अद्वेत होता 
है, जब कि प्रेम? में पहले अद्वेत होकर फिर द्वैत होता है । 
1 येय॑ राधा यश्च कृष्णो रसाब्विदेहस्चेक: क्रीडनार्थ द्विधाभूत्‌ । 


| ( श्रीराधातापनीयोपनिषद्‌ ) 
'जो ये राधा और जो वे कुणा रसके सागर हैं, वे एक हदी 
लीलोफे लिये दो रूप बने हुए है, ' ` 


झा ' म्छोक १५ ] _ गीताका भक्तियोग ३०३. 
कर जीवसे यही गळती हुई कि उसने प्रेम-ठीलाके खिलौनों--प्राकृतिक 
पदायोमें अपनापन ( राग ) कर लिया; उनसे अपना सम्बन्ध मान 
लिया । इसी कारण उसे भगवानसे अपनी खाभाविक्त अभिन्नता और 

प्रेमका अनुभव नहीं हो रहा है | 
श्रीराधाका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे संयोग हो, तव भी वे एक हैं 
व और वियोग हो, तब भी वे एक हैं । इसके विपरीत जीवका प्रकृतिसे 
संयोग हो, तब भी वे दो हैं और वियोग हो, तत्र भी वे दो हैं । 
वास्तवमें प्रकृतिसे संयोग माननेपर भी जीवका प्रकृतिसे कभी संयोग 


| 

रः न नहीं हो सकता और भगवान्‌से वियोग माननेपर भी जीवका भगवान्‌- | 
$ रे हि से कभी वियोग नहीं हो सकता । जीवमात्रका भगवानसे 'नित्ययोग' | 
7 5०5० ८ का सथा बिच्छेद करना अत्यावश्यक है । | 
पजने १ वास्तवमें प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद तो अपने-आप | 

| ही निरन्तर हो रहा है, क्योंकि प्रकृति निरन्तर परिवतनशीळ ( चळ ) 
गी दत ह और जीव निरन्तर अपरितनशील ( अचळ ) है । परन्तु प्राकृतिक | 
: इ दिर पदाथोमें सुखबुद्धि होनेक्रे कारण जीवका प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धमें | 
इट हि सद्भाव दयो जाता है । इसीलिये प्रकृतिते खाभाविक नित्य-वियोग और 
टप भगवानसे स्वाभाविक नित्य-योगका अनुभव नहीं हो पाता-। जब 
fe [सारें री रहता, केवळ भगवान - 
i जीवका संसारमै कहीं भी अपनापन नहीं रहता, वेब भगवान Fe 
वही!» ही पूर्ण अपनापन हो जाता है, तव उसे भगवानूसे अपने स्वाभाविक } ७ आ. 
ला रिति नित्य-योग, प्रेमका अनुभव हो जाता है । ही 


दादा भगवानमें प्रेम? है, जीवमें 'अपनापन' करने ( अथवा सम्बन्ध री 


जों्रमे-)-की योग्यता । भगवानमें अपनापन करनेसे जीवको भगवान्‌ 


ER न्क ॥ ६! न क To " 9 


ie 


Pe 


~ 


~~ पि 
i १. ~ क 1४ er ७७७७४ 


३९४ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


की अहैतुकी कृपासे प्रेम प्राप्त होता है । इस प्रकार भगवानूसे प्रेस _ 
पाकर ही जीव भगवानुसे प्रेम करता है» और उसीसे भगवान्‌ उसीसे भगवान्‌ 
रीज्ञ जाते हैं । तभी कहा गया है-- 
ऐसो को उदार जग साहीं । 
बिनु सेवा जो द्रवे दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
( विनयपत्रिका १६२ ) 
प्रेमका तात्पय “देले! में है । मगवानमें प्रेम इसीळिये है कि 
उन्होंने अपने-आपको समी प्राणियोंको प्रा-का-प्रा दे रखा है-- 
“हृदि सर्वस्य विष्ठितम! ( गीता १३ | १७) 
“तवेस्य चाहं दि संनिविष्टः (गीता १५ | १५) 
“शवरः सर्वभूतानां हददेरोऽ्ुन तिष्ठति? ( गीता १८ । ६१) 
जीवमें प्रेम इसीळिये नहीं है कि उसे प्रेम और प्रेमास्पदकी 
आवश्यकता है । कारण कि संसारसे माने हुए सम्बन्धके कारणं जीव 
अपनेमें अभावका अनुभव करता है, जव कि भगवानूमें कोई अभाव न 
दोनेसे उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है । अतएव भगवान्‌ ग्रेम देते 
हैं और जीव प्रेम लेता है | प्रेम प्राप्त होनेके वाद जीव भी 
गवान्‌को प्रेम देता है । 
` अपनापनके समान न कोई वल अपनापनके समान न कोई वळ है, न कोई योग्यता है, न 
कोई पवित्रता है, न कोई विलक्षणता है और न कोई अधिकार 
क्ष्थुतिभीकइतीद-- || 
रसो वे सः । रसं ह्येवायं लळ्वानन्दी भवति । 
`, ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ७ ) 


को 
र 
rr 


mS हँ 
र र १7८. | 02 

SR ति Re 
36% 7 820 9२४ च अगा र ०: 

PF... रक < ५ 
2. ति यु कै बीं E 
| > ee i 4% 
१; i ET त 


® p STONE सत 0 क कको 2 SS 


7 
2 


[श न्छोक १५ ] गीताका भक्तियोग ३९५ 
जर स्वयं खिचे चले आते हैं | इतना वळ किसी भी अन्य साधनमें 
न नहीं है । 
है च्च सर्केः वेदैः अहसम्‌ एव वेद्य---ओर सम्पण वेदों ( पुराण, 
स्मृति आदि वेदानुकूल शात्रों ) के द्वारा में ही जाननेयोग्य हैँ | 
पः यहाँ सै: पद वेद एवं बेदानुकूल सम्पूण शात्रोंका वाचक 
र दै । सम्पूर्ण शास्त्रोका एकमात्र तात्य परमात्माका वास्तविक ज्ञान 
कराने अथवा उनकी प्राप्ति करानेमें है । | 
गीतामें भी यह वात आयी है कि वेद गुणमय संसारका 
वणन करते हैं और वेदोंमें श्रद्धा रखनेवाले सकाम मनुष्य भोगोंमें | 
रचे-पचे रहते हैं#; परन्तु प्रस्तुत स्लोकमें (उपयुक्त पदांसे ) भगवान्‌ | 
यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेंदोंका वास्तविक तादय मेरी प्राप्ति | 
करानेमें ही है, सांसारिक भोगोंकी प्रापि करानेमें नहीं । रतियोमें 
सकामभावका विशेष वणन आनेका यह कारण मी है कि संसारम 
सकाम मनुर्ष्योकी संख्या अधिक रहती है । इसलिये श्रुति ( सत्रकी | 
माता होनेसे ) उनका भी पालन करती है । | 


अ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित: | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः || 


Ep SY (गीता २।४२) . 

9.६ ५८८९ ~ ~ निल्लै गण्य ® 

ed नगुण्यविषया वेदा ेगुण्यो भवाजुन | ! 

नई निद्दन्दो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ || | 

द (सकी प (गीता २।४५ ) | 

लॉ र” पु ७ सो : रिष्टा < तिं ~ थयन्ते | 

= अविधा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिप्ठा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । | 
ते पुण्यमासाद्य-सुरेन्द्रलोकमरनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ 

दद | ( गीता ९ | २०) 

इ 


1६ 


01 आड 


हु i न 


३९६ गीताका भंक्तियोग ' [ झ० १. 


जाननेयोग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिन्हें जान लेनेपर फिर 
कुछ भी जानना शेप नहीं रहता । परमात्माको जाने विना संसारको 
कितना ही क्यों न जान ळें, जानकारी कभी पूरी नहीं होगी, सदा 
अधूरी ही रहेगी ।# अजुनमें भगवान्‌को जाननेकी विशेष जिज्ञासा 
थी । इसीडिये भगवान्‌ ( उसे सन्तुष्ट करते हुए ) कहते हैं कि 
वेदादि सम्पूर्ण शास्त्रोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने 
वेठा हूँ। तुम्हें बहुत जाननेसे क्या प्रयोजन है. ! भगवानूको जानने- 
के वाद कुछ जानना शेष नहीं रहता ( गीता ७। २) ।† 
वेदान्तक॒तू---वेदोंके वास्तविक तत्त्वका निर्णय करलेवाळा |. 
मगवानूसे ही वेद प्रकट हुए हैं| । अतः वे ही वेदोंके. 
# साङ्गोपाङ्गानपि यदि यश्च वेदानधीयते । 
वेदवेद्य॑ न जानीते वेदभारवद्दो ` हि सः] 
( महाभारत; शान्ति, ३१८ | ५० } 
“साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़कर भी जो वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माको 
नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदोंका वोझ ढोनेवाला है |? 
1 अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ | ` 
(गीता १० | ४२) 
तेरहवें अध्यायके वाईँसमें श्‍लोकर्मे श्यम्‌? पद देकर भगवानने अपने- 
को ही जाननेयोग्य बतलाया है | 


1 कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
(गीता ३ । १५) 
“विहित कर्माको वेदसे उत्पन्न और वंदको अविनाशी 'परमात्मासे 
उत्पन्न हुआ जान |? 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ (गीता १७। २३) 


fe 


& 1 he FP | ~= उक | पक करी ; है 
A र अड | 
4 र क्व हा ड 
॥ ५ लाई हु न 
21 
ट्री 
, हु इ श्र 
| अ ची ORY NEON” का 
के पन त “> क PR i य त हि कर > ॥ , , ळू हि ५270. $ पा क हु 
त ह. र जडित (> पह ४2 - हि र” टू +} 
De फि तट ला A RRR 
९ _ बि का 
[४] न्छोक १५ | गीताका भक्तियोग कह 
ककि: अन्तिम सिद्धान्तको ठीक-ठीक वतलाकर वेदोंगें प्रतीत होनेवाले कु 
> जनि विरोधोंका भळोभाँति समन्वय कर सकते हैं। इसडिये भगवान्‌ कइते ~ 
RRA ०५ क्रि ~ रोका ° होनेके 01. मन्न 
"चह हैं कि ( बेदोंका प्रण वास्तविक ज्ञाता होनेके कारण ) में ही का 
rene - ~ गतर यथार्थ ९ € क क 
"म्ये दिए कि चेदोके यथाथ तात्पयका निणय करनेवाला हँ । ह 
र ह) च--ओर | कुक 


सहे ९ वेदवित्‌ अहम्‌ एव--बेदोंको जाननेवाळा में ही हूँ । 
(नल वेदोके अथ, भाव आदिको भगवान्‌ ही यथार्थरूपसे जानते 
1001) हैं । वेदोंमें कौन-सी वात क्रिस भाव या उद्देश्यसे कही गयी है; 
आ वेदोंका यथाथ तात्यय क्या है इत्यादि वार्ते भगवान्‌ ही पृणरूप- 
लब तय से जानते हैं; क्योंकि भगवानूसे ही वेद प्रकट हुए हैं । 

वी अ वेदोमें भिन्न-भिन्न वित्रय होनेके कारण अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ भी 
ग एक निर्णय नहीं कर पाते । अतएव वेदोंके ययाथ ज्ञाता भगवान्‌- 
तां ४) का आश्रय लेनेसे ही वे वेदोंका तत्त्व जान सकते : और श्रुति- 


१ 
' घरका विप्रतिपत्ति’ से मुक्त हो. सकते हैं ।! 
द इस ( पंद्रहवे ) अध्यायके प्रथम इछोकमें भगवानूने संतार-वृक्ष- 


को तत्त्वसे जाननेवाले मनुष्यको श्रेदवित्‌? कहा था । अव शस शलोक 


(rein में भगवान्‌ खयंको “वेदवित्‌? कहते हैं । इसका तात्य यह है कि शिना अ! 
A १० ० ~ iy लेनेवाला वानसे अ र , न 
A संसारके यथाथ तत्त्वको जान लेनेवाला महापुरुष भगवानसे अभिन्न हो | मकन 
HIE ली तक नि हि « आ 

क! “उस परमात्मासे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वद तथा यज्ञादि हि न 


पि | | रचे गये |? , * शी > गे wr क ह 
110 ४ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते. यदा स्यास्यति निश्चला । डा 


दागी ~ अ न | 
(पदन समाधावचला बुदडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ | Css क ` | ६३! 

(गीता २। ५३ ) a 1000 
; 5१:1३ Cars गं 


३९८ गीताका भक्तियोग ग अ० १५ 
जाता है । संसारके यथाथ तत्वको जाननेका अभिप्राय है---संसार- 
की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और परमात्माकी ही सत्ता है!--इस 
प्रकार जानते हुए संसारसे माने हुए सम्बन्धको त्यागक्रर अपना 
सम्बन्ध भगवान्‌से जोड़ना; संसारका आश्रय त्यागकर भगवानूके 
आश्रित हो जाना | 
प्रकरणकी विशेष बात 

भगवानूने श्रीमद्भगवद्गीताके चार अध्यायोंमें मिन्न-मित्न रूपोसि 
अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है-- | 

सातवें अध्यायमें आठवें श्लोकसे वारहवें श्ठोकतक सृ्िके 
प्रधान-प्रधान पदार्थोमें कारणरूपसे सत्रह बिभूतियोंका वर्णन करके. 
भगवानने अपनी सवव्यापकता और सवरूपता सिद्ध की है। 

नवें अध्यायमें सोलहवे श्गेकसे उन्नीसव॑ श्लोकतक क्रिया, 
भाव, पदाथ आदिमें काय-कारणरूपसे पैंतीस विभूतियोंका वणन 
करके भगवानने अपनेको सवव्यापक बतलाया है । - 

दसवें अध्यायका तो नाम ही “विभूतियोग” है । इस अध्यायमें 
सवप्रथम चौथे और पाँचवें स्छोकमें भगवानने प्रागियोंमें होनेवाले मार्बोकी 
उत्पत्ति अपनेसे वतळाते हुए 'बीस विभूतियांका वणन किया है। 
फिर जीसवे इलोकसे अड़तीसवें इलोकतक भगवानने इक्यासी प्रधान 
विभूतियोंका विशेषरूपसे वर्णन किया है । 

इस पंद्रह अध्यायमें वारहवं इलोकसे पंद्रहव॑ इलोकतक 
भगवानूने अपना प्रभाव वतलानेके लिये पंद्रह विभूतियोंका वणन 
किया है ।% 


% इस अध्यायमें वर्णित पंद्रह विभूतियाँ इस प्रकार हैं--- 


८. 4 
200 
0 


१० 


4 फेल 
क 


७ ८ ग्री 
‘es ~ ” 2 
; ४५ ३. कमी 
॥ 4 कर डे ag] श 
i MIE F SE) कै 3 oa i 
pe. fs ह न 
>. Fr (03 “>>> तला री 
7 है 
_ ७ ट = ल्‍ू | 
८ 44 ~ १, 
i घु 5 i 1 र 
ए हैं 
कौ 2 
कप त क ९ 
क SEI 
क म लॉक १११. 


हो 
[न न्छोक १५ ] गीताका भक्तियोग ३९९ Er: 
Se rt उपर्युक्त ९ त मे त्िूतिये भोका ९ है 
हक उपयुक्त चारों अध्यायोंमें मिन्न-मिन्नरूपसे विभृतियोंका वणन २३ 
ल्याको है लाम तत. वत हि ता सा वासवेन स 2 
Co क्‌ त्पप यह है कि साधकको “वाखुदेवः सवम! 
मद च ( गीता ७। १९ ) “सुत्र कुछ वासुदेव ही है? इस तत्तका अनुभव gh 
¢ we जाय ५२०० ~ ४ ~ ~ 
ण दवा रस हो जाय । इसीलिये अपनी विभूतियोंका वणन करते समय भगवानने “ 
© ~ है २ 
अपनी सव व्यापकताको ही विशेप्ररूपसे सिद्ध किया है; जेसे--- 
i \ “मत्तः परतरं बान्यत्किञ्चिदस्तिः (७1७) 
- मित्र त्‌ क हे 
पा निकाह मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी महान्‌ कारण नहीं है |! 
'सद्सञ्चाहध जैन! (९ 1 १९ ):- 
पण होल एक “तत्‌ और असत्‌--सत्र कुछ मैं ही हूँ ? * 
पत अह सस्य प्रभवो मत्तः सर्द प्रचतेते ( १० । ८) 
४७, बने) ११५ ११० 
विशी 'में ही सत्रकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही सव जगत्‌ 
ह चेष्टा करता है ।? 
इ “न तदस्ति दिना यत्स्यान्मया भूतं चराखरम्‌ ।' 
i ३ (१०। २९) 
त “चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं दै, जो मुझसे रहित _ 
दर्दी हि हो अर्थात्‌ चराचर सब प्राणी मेरे ही खरूप हैं ।? 
वि » ~ विभतियोंवे वणन क. क 
फा इसी प्रकार इस पंद्रहवे अध्यायमें भी अपनी विश्वतियोंके वणन- होह. 
न््डा द्वद इयर बि कहते Nw +, दै कः हि बन 
काग का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- या 0 
५ खं (१ ) सूर्यमें खित तेज, ( २ ) चन्द्रमे स्थित तेज, ( ३ ) अग्निमें व मटा कन, 
4 छक स्थित तेज, (४ ) प्रथ्वीकी घारण-शक्ति, (५) चन्द्रकी पोपण-द्षक्ति, (६) त शि 
र्य, - द्रवानर, ( ७ ) प्राण-वायु; (८ ) अपान-वायु; ( ९ ) द्वृदयखित अन्तर्यामी, हन et 
उ विन (१०) स्मृति, (११) ज्ञान, ( १२ ) अप्रोइन, (१३) वेदों द्वारा जाननेवोग्य) ० 
be निक) हि“ Wier 
( १४ ) वेदान्तका कती और ( १५ ) वेदोंको जाननेवाला | i ता 
Fi 


१200 tr 
"क टे 


४०० गीताका भक्तियोग [| अ०- १५ 
“सर्वस्य चाइ हृदि संनिविष्टः ( १५ | १५) 
कं सम्पूण प्राणियोंके हृदयमें भळीमाँति स्थित हूँ ।' 


° 
तात्पर्यं यह हुआ क्रि सम्यूण प्राणी, पदाय परमात्माकी 
सत्तासे ही सत्तावान्‌ हो रहे हैं । परमात्मासे मिन्न किसीकी भी 
स्वतन्त्र सत्ता नही है । 


प्रकाशके अभाव ( अन्वकार ) में कोई वस्तु दिखायी नह में कोई वस्तु दिखायी नहीं 
देती । नेत्रोसे किसी वस्तुको देखनेपर पहले प्रकाश दीखता है; 
उसके वाद वस्तुः दीखती है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु प्रकाशके अन्तगत 
ही दीखती है; किंतु हमारी दृष्टि प्रकाशपर न जाकर प्रकाशित 
होनेवाळी वस्तुपर जाती है । इसी प्रकार यावन्मात्र वस्तु, क्रिया, 
माव आदिका ज्ञान एक विलक्षण और अल्नुप्त प्रकादा--ज्ञान-तच्वके 
अन्तगत होता है, जो सबका प्रकाशक ओर आधार है । प्रत्येक 
चस्तुसे पहले ज्ञान-तत्त्व ( खयं-प्रकाश परमात्मतत्त्व ) रहता है । 
अतएव संसारमें परमात्माको व्याप्त कहनेपर भी वस्तुतः संसार बादमें 
है और उसका अधिष्टान परमात्मतत्त्व पहले है अर्थात्‌ पहले परंमात्म- 
तत्र दीखता है, वादमें संसार । परंतु संसारमें राग होनेके कारण 
हमारी दृष्टि उसके प्रकाशक ( परमात्मतत्त्व ) पर नहीं जाती । 


पी सा सत्ताके बिना संसारकी कोई सत्ता नहीं है । परंतु 
परमात्मसत्ताकी तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी-पदार्थोमें 
राग या सुखासक्ति रहनेके कारण उन प्राणी-पदार्थोकी पृथक 
( स्वतन्त्र ) सत्ता प्रतीत होने लगती है ओर परमात्माकी वास्तविक 
सत्ता ( जो तच्वसे है) नहीं दीखती । यद्वि ,संसारमें राग या 


De क. ५ ०-0 


नर [छा शोक १५ ] गीताका भक्तियोग ४०१ 
त | पयत ता त 
२. १५1४) खासफ्तिका सत्रथा अभाव हो जाय, तो तत्त्वसे एक परमात्मसत्ता 
"रग ह ही दीखने या अनुभवमें आने छगती है | अत विभूतियोंके वशनका 
हम हह तावय यही है कि किसी भी ग्राणी-पदाथकी ओर दृष्टि जानेपर 
boon साधकको एकमात्र भगवानूकी स्मृति होनी चाहिये अर्थात उसे प्रत्येक 
(१९,१३१ ४४ Brit 


प्राणी-पदायमें भगत्रान्को ही देखना चाहिये । 
वतमानमें समाजकी दशा वहुत विचित्र है | प्रायः सब लोगोंके 
अन्तःकरणमें रुपयोंका अत्यधिक महत्त हो गया है । रुपये खयं 
काममें नहीं आते, अपितु उससे खरीदी गयी वस्तुएँ ही कामें आती 
हैं; परंतु लोगोंने रुपर्योके उपयोगको विशेष महत्त्व न देकर उनकी 
संख्याकी वृद्धिको ही अधिक महत्त्व दे दिया ! इसळिये मनुष्ये पास 
वु जितने अधिक रुपये होते हैं, वह समाजमें अपनेको उतना ही अधिक 
ए वस्त, वड़ा मान लेता है†। इस प्रकार रुपयांको ही महत्त्व 
: देनेचाळा व्यक्ति परमात्माके महत्त्वको समझ ही नहीं सकता । फिर 


दल) की है परमात्मप्रामिके बिना रहा न जाय--ऐसी छान उस मनुष्यके 
रछ सा अ समं सर्वेषु भूतेपु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
1604 विनश्यत्खविनश्यन्त यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ 

-- तह ग ( गीता १३ | २७) 
_ नी “ज्ञो पुरुष नए होते हुए चराचर सब भूर्तोमि परमेश्वरको नागरदवित 
ब और समभावसे स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है ।! 

पस 30 न॑ वस्तुतः रूपयोंकी संख्याफे आधारपर अपनेको छोटा या बढ़ा 
पक ` आनना पतनका चिह्न है। रुपयोंदी संख्या केवल अभिमान बढ़ानेके 
लाती रि अतिरिक्त और कुछ काम नहीं आती । अभिमान आउसुरो-सम्यत्तिका अह 
CR हे । जितने भी ढुगुण-दुराचार पाप हैं, सव अभिमानरूरी दक्षकी छायाम 

KS - 0.5 0 म ति ति र न लाल प की 
दह ५---जी० भ० २६- 


ve a 


४०२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


अन्त:करणमें उत्पन्न हो ही केसे सकती हैं ! जिसके अन्तःकरणमें 
यह वात बेठी हुई है कि.रुपयोंके बिना रहा ही नहीं जा 
सकता अथवा रुपयोंके विना काम ही नहीं चल सकता, उनकी 
परमात्मामें एक निश्रयवाळी वुद्धि हो ही नहीं सकती । जिनके 
अन्त:करणमें रुपयोंका महत्त्व इतना अविक वेठा हुआ है कि 
फपयोंके ब्रिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है?--यह 
बात उसकी समझमें आती ही नहीं । 

जिस प्रकार ( एकमात्र धन-प्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर ) 
व्यापारीको माल लेने, माल देने आदि व्यापार-सम्बन्धी प्रत्येक 
क्रियामें धन ही दीखता हैं, इसी प्रकार परमात्मतत्त्के जिज्ञासुको 
( एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर ) प्रत्येक वस्तु,- क्रिया 
आदिमें तखसख्पसे परमात्मा ही दीखते हैं। उसे ऐसा अनुभव हो 
जाता हैं कि परमात्माके अतिरिक्त दूसरा कोई तत्त्व हे ही नदा, 
हो सकता ही नहीं । 

वि ४ सामक बात 

( १ ) अजुनने चोदहवं अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय प्रछा 
था । गुर्णोके सङ्घसे ही जीव संसारमें फँसता है । अतः गुणोंका 
सङ्ग भिटानेके जिये भगवानूने यहाँ अपने प्रभावका वर्णन किया. 
है । छोटे प्रभावको मिटानेके लिये बढ़े प्रभावही आवश्यकता 
होती है । अतः जवतक जीवपर गुणों (संसार ) का प्रभाव है, 
तबतक भगवानके प्रभावको जाननेकी वहुत आवश्यकता है । , 

# भोगेइवयंप्रसक्तानां - . तयापहतचेतसाम | 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाघों न विधीयते ।| ` 
(गीता २ । ४४.) 


७, १ 
de रर 

क र 
EF 

६ 


लोक | १ प्‌ ] 


गीताका. भक्तियोग 


अपने प्रभावक्रा वर्णन करते हुए श्रीमगवानूने ( इस 
अध्यायके वारहवेंसे पंद्रह इलोकतक ) यह बतव्यया कि में ही 
कब तको प्रकाशित करता हूँ; में ही थीं प्रवेश करके जगतका प्रकाशित करता हूँ; में ही प्रथ्वीमें प्रवेश करके 
सव -प्रागियोको धारण करता हूँ; में ही (प्रध्वीपर ) अन्न उत्पन्न 
करके उसे पुष्ट करता हैं; जब मनुष्य उत अन्नको खाता है, 
तब में ही वैश्वानर-रूपसे उस अन्नको पचाता हूँ, और मनुप्यमें 


सिद्ध होता है कि आदिसे अन्तक समझ _. इसे अन्ततक समष्टिसे व्यषटितककी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ भगवानके नानक अन्तगत, उन्हींकी शक्तिसे हो रही । उन्हींकी शक्तिसे हो रही हैं । मनुष्य 
अहंकारवश अपनेको उन :- अपभेका उन क्रियाओका कर्ता मान लेता है ( अर्था कर्ता मान लेता है ( अर्थात्‌ 
उन वियाओंको व्यक्तिगत मान लेता है) और बंध जाता है मान लेता है ) और बेंध जाता है | 
(२ ) एक भगवानको ही “अपना? मानकर, जो भक्ति होती 
है, वह ग्रेमाभक्ति? और मगवान्‌के प्रभावको देखकर शास्रविधिके 
अनुसार जो भक्ति होती है, वह “बैधी-भक्तिः कहलाती है । प्रेमा- 
भक्ति वेधी (दूसरी) भक्तिका फल है | ईस प्रेमामक्तिमें तो 
भगवान्‌ भी भक्तके भक्त हो जाते हैं; क्योंकि भगवान्को भी 
प्रेमकी चाह है । 


एक भगवानमें ही 'अपनापन' होनेयर फिर उनके प्रभावको 
जाननेकी आवश्यकता नहीं रहती । भगवान्‌के प्रभावको देखकर 
जो भक्ति होती है, वह वास्तवमें प्रभावकी ही भक्ति है, भगवान्‌- 
की नहीं । प्रभावको देखनेवाले भक्तको भी भगवान्‌ उदार 
मानते हैं---“उदाराः सर्व एवेते( गीता ७। १८) | परन्तु 
प्रभावको देखकर होनेवाली भक्ति भगत्रान्‌की अनन्य भक्ति नहीं हो 


| 
| 
| 


ड 
% 
ड 
अ 
पका 
क 
000 
आह. 3 
#िक पक 
हा ५ 
ककी 
१, ¦ 
न 
नि 
+ 
Dre 
क 
२ 
i 3 
कक? ती 
+ 
a) 
५६ र 
५; 
% 
oe डक 
sand 
x 
शे 
ळर 
अत के 
9 
कह. 


शू नम, 
| उँ 
कू ८. 


४०४ गीताको भक्तियोग [ अ० १५ 
सकती । अनन्यभक्ति एकमात्र भगवान्‌में अपनापंन होनेसे ही हो 
सकती है ॥ १५ ॥ 
सभ्बन्ध— 
श्रीभगवानूने इसी अध्यायके प्रथम इलोकसे पंद्र हवें इलोकतेके 
( तीन ग्रकरणोंगें ) क्रमशः संसार, जीवात्मा, और परमात्माका 
विस्तारसे वर्णन किया। अव उतत विषयका उपसंहार करते हुए अगले 
दो रलोकोंमें उन तीनोंका क्रमशः क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम 
नामोंसे ) स्पष्ट वर्णन करते हैं । 
इलोक--- 
द्वाविमौ पुरुषों लोके क्षरञ्चाझ्र एव च] 
क्षरः सवीणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 


भावांर्थ-- 
इस मनुष्यलोकमें क्षर अर्थात्‌ विनाशी और अक्षर अर्थात्‌ 
अविनाशी दो प्रकारके पुरुष हैं । इनमें समस्त प्राणियोंके ( स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण ) शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी तथा 
निर्विकार कहा जाता है | क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम 'पुरुषोत्तम! 
नामकी सिद्विके छिये यहाँ भगवानूने क्षर और अक्षर दोनोंको “पुरुष” 
नामसे सम्बोधित किया है । 
अन्वय--- 
लोके, क्षरः च, अक्षर: एव, इमो, दो, पुरुषौ, ( स्तः ), 
सर्वीणि, भूतानि, क्षरः, च, कूटस्थः) अक्षरः, उच्यते ॥ ६६ ॥ 
पद्‌-ग्याख्या-- 
लोके---इस मनुष्य-लोकमें | 
इदंता? अर्थात्‌ यह? रूपसे दीखनेवालेको “लोक” कहते हैं । 
यहाँ 'लोके' पदको मनुष्यलोका वाचक समंझना चाहिये; क्योंकि 


AA 


2 
PAL 


न्होक १६] 


गीताका भक्तियोग 2०७ 


जीवका बन्धन या मोक्ष मनुप्यलोकमें ही होता है | इसी अध्यायके 
a ~ जीवलोके Ce Fa 
सातव ३डोकमें 'जीवलोके पद भी इसी अथमे आया है । 
क्षरः च अक्षरः एव इमो द्वी पुरुषो ( स्तः )--विनाशी और 
अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं । 
इस जगतूमें दो विभाग जाननेमें आते हैं--शरीरादि नाझवान्‌ 


१ पदाथ { जड़) और अत्रिनाशी जीवात्मा ( चेतन ) जैसे विचार करनेसे 


स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दीखनेवाला शरीर है और 
एक उसमें रहनेवाला जीवात्मा है । जीवात्माके रहनेसे ही प्राण काय 


१. 3... और ० SCT 
करते हं आर शरीरका संचालन होता है | जीवात्माके साथ प्राणाकः 


निकलते ही शरीरका संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने 
लगता है | लोग उस शरीरको जला देते हैं । कारण कि महत्त्व नाशवान्‌ 
शरीरका नहीं अपितु उसमें रहनेवाले अविनाशी जीवात्माका है । 
पञ्चमहामूतों (आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ) से बने हुए 
शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड और नाशवान्‌ हैं । प्राणियोंके 
( प्रत्यक्ष देखनेमें आनेत्राले ) स्थूळ शरीर स्थूळ समष्टि---जगतूके साथ 
एक है; दस इन्द्रियां पाँच प्राण, मन और बुद्वि-इन सत्रह तत््वासे 


युक्त सुक्ष्म शरीर सूक्ष्म समछि-जगतके साथ एक है और शरीर सुक्ष्म समष्टि-जगतके साथ एक है ओर कारण- 
शरीर ( खभाव, कमसंस्कार, अज्ञान) कारण समटि-मगतू ( मूळ 
Mle 


` „~ प्रकृति )के साथ एक है । ये सव क्षरणशील ( नाशवान्‌) होनेके कारण 


“वर? नामसे कहे गये हें । 
वास्तवमें “व्यष्टि? नामसे कोई वस्तु है ही नहीं; केवल समष्टि 


संसारके थोड़े अंशकी वस्तुको 'अपनी? माननेके कारण उसे व्यष्टि 


241 
(जेव 
१ , 0 ॥ 
कती 
Cs 
we 
=, 
टे 
क दि 
क 
छ 
hy 
भ ल्ब 
> क की 
हि ८ 
RN 
4०३ 
१ 
५ ई 
ce, रै. ६ ८ 
ति दि 
कं य CER 
टू Ce 
eed २०, है भू 
ब 1 “ब 
er 
०००१ Re 
द्‌ ५ 
CE | 
4 ० 
ली 
क, २ वृ 
0000 
; १ द्र» t 
ह डी & ete कै 
हु ५ 
हक हि 0 
नत + 4 
2 
Boe 


टक 


४०६ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
कह देते हैं | संसारके साथ शरीर आदि वस्तुओंकी भिन्नता केवळ 
( राग-ममता आदिके कारण ) मानी हई है, वास्तवमे है नहीं । मात्र 
पदाथ और क्रियाएं प्रकृतिकी ही हं । छवएब स्थूल, सुक्ष्म और 
कारण-शरीरकी समस्त क्रियाएँ क्रमश: स्थुल, सूक्ष्म आर कारण सर्मा: सम : समष्टि 
संसारके हितके लिये ही करनी हैं, अपने खायके लिये नहीं । 

जिस तत्वका कभी विनाश नहीं होता और जो सदेव निर्विकार 
रहता है, उस जीवात्माका वाच्क यहाँ “अक्षरः पद है । ः प्रकृति. 
जड़ है और जीवात्मा ( चेतन परमात्माका अंश होनेसे ) चेतन है । 


इसी अध्यायके तीसरे इछोकमें भगवानूने जिसका छेदन करनेके 
लिये कहा, उस संसारको यहाँ “क्षरः पदसे, और सातवें इल्ोकमें 


# पदार्थों और ,क्रियाओको संसारका मानना कर्मसोग?, प्रकृतिका 
मानना ज्ञानयोग? और भगवानका मानना “भक्तियोग? है,। इन्हें चाहे 
जिसका मानें, पर ये अपने नहीं हैं--वह तो मानना ही पडेगा | 


† गीतामै क्षर, अक्षर भोर पुरुषोत्तम--इन तीनोंका एक साथ 


वर्णन भिन्न-भिन्न नामेसि इस प्रकार हुआ है. हुआ दे- 


अध्याय-रलोक | क्षर अक्षर - 


पुरुषोत्तम . , 
क सा तर फाराम 7 7 ना तन त न्नः - 
७ | ४-६ | अपरा प्रकृति | परा प्रकृति | अहम्‌ 
८ | ३-४. | अधिभूत; कर्म .अध्यात्म; अधिदेव. ब्रह्म; अध्रियज्ञ 
२३ ।-१-२ क्षेत्र, | क्षेत्र ¦ माम्‌. . 
१४ | ३-४ | मंहदूनेझ; योनि सभ बीज ' ˆ अहम पिता 


पं [६०११ श्लोक १६] 


गीताका भक्तियोग 2०७ 


म भगवानूने जिसे अपना अंश वतळाया, उस जीवात्माको यहाँ “अक्षरश 


दम पद्रसे-कह्दा गया है | 


कि त यहाँ आये क्षर, अक्षर अद पुरुषोत्तम शब्द क्रमशः पुंलिङ्ग 


दा हर मत हक र नि 
| गा लिड्ठ नहीं हर | 
भा ४7) प्र || | 225, 


s 
gn (टन । १५५ ce ३९५७५ 
{ कष्ठे गये हैं ) | 
रै 
रट म्मा Er ३% 


खीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग 


A ~ [i क ती 
३ । इससे यह तात्पय समझना चाहिये कि 
हि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो री हैं, न पुरुष हैं, और न 
३. न, ६ -६ र हि Re a छै दन छ 
..>. 1 १ नपुंसक ही हँ । वास्तवमे छिङ्ग भी शब्दकी दृटिसे है, तत्त्वसे कोई 


हट हि ९ > गिरयो ~ 
Th सर्वाणि बूताति क्षरः--सम्प्रण ( प्राणियोंके ) शरीर नादावान्‌ 


डड इसी अध्यायके प्रारम्ममें जिस संसार-इक्षका खरूप वतलाकर 
“5 <- उसका ' छेदन करनेकी प्रेरणा दी गयी है, उसी संसार-इक्षकों यहाँ 


Dn क ~ ८१ 
EOE “श्वर? नामसे कहा गया है । 


ca i होता हे । उदाहरणार्थ-- 
आर्ट ¢, र्मा ५ ९ टु 


(१) क्षर-- 


> वे" ५ हि ् ॥| 
द्री र ‘(२ ) अक्षर-- 


1) 


| डर :":(३ ) पुरुपोत्तम-- 


> ट्री 
द ही 
` पद, ५:0८ 1 31) 
र टि 
> ॥ 
01 
नी । 


तका .. _ # गीतामें क्षर, अक्षर ओर पुरुपोत्तमक्रा वर्णन तीनों लिङ्गमि प्रात 


क्षरः ( १५ | १६ )--पुँछिङ्क 

अपरा (७ | ५ )-न्रीलिङ्ग 

महद्ब्रह्म ( १४ । ३-४ ) नपुंसकलिङ्ग 
जीवभूतः ( १५ । ७ ) पुलिङ्ग 
जीवभूताम्‌ ( ७ । ५ )-स््रीलिज्ठ 
अध्यात्मम्‌ ( ८ । ३ )-नपुंसकलिज्ठ 
भता (९ । १८ )-पुँलिङ्ग 


गतिः ( ९] १८ )-ल्ीलिङ्ग: 


शरणम्‌ ( ९। १८ )-नपुंसकलिङ्ग 


४०८ गीताका भक्तियोग [° १५ 


गीतामें “भूत? शब्द अनेक अर्थोमें आया है» । परंतु यहाँ 
म्भूतानि' पद प्राणियोके स्थूळ, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंका ही वाचक 
समझना चाहिये ! कारण यह है कि यहाँ 'भूतॉ'को नाशवान्‌ बतलाया 
गया हैं | प्राणियोंके शरीर ही नाशवान्‌ होते हैं, प्राणी नहीं; अतः 
यहाँ “भूतानि! पद जड शरीरोंके लिये ही आया है । - 

च कूटस्थः अक्षरः उच्यते--ओर॒ जीवात्मा निर्विकार कहा 
जाता है । । 
इसी अध्यायके सातवें इलोकमें जिसे भगवानने अपना सनातन 

अंश बतलाया है, उसी जीवात्माको यहाँ “अक्षर? नामसे कहा 
गया है । 
जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण .करे, चाहे जितने लोकोंमें 
जाय, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता; वह सदैव ज्यो- 
का-त्यो रहता है| । इसीळिये उसे यहाँ 'कूटस्थ' कहा गया है । 

गीतामें परमात्मा और जीवात्मा दोनोंके खरूपका वणन प्रायः 
समान ही मिलता है । जेसे परमात्माको ( १२ । ३ में ) "कूटस्थ? 
पञ्चतन्मात्राओंका वाचक है| “अविभक्तं च सूतेषु ( १३। १६) में 
“भूत! शब्द प्राणियोंका वाचक है। "भूतगणान्‌? ( १७। ४ ) और 
“भूतानिः ( ९ । २५) में “भूत? शब्द भूतयोनिके लिये आया है । 

| भूतग्रामः स एवायं भूत्या भूत्वा प्रलीयते | 


। (गीता ८ । १९) 
गरीरस्थोर्पे कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 


(गीता १३ । २१) 


eee 


शोक १६ ] गीताका भक्तियोग 2११ 


तथा (८1४ में ) 'अक्षर? कहा गया है, बसे हो | 
१६ में जीवात्माको भी 'कूटस्थ! और 'अक्षरः कहा -.तो अन्य 
एकता है । 

खरूपसे जोवात्मा सदा-सवदा निर्विकार ही है, परंतु भूछसे 
प्रकृति ओर ग्रकृतिके काय शरीरादिसे अपनी एकता मान लेनेक्रे 
कारण उसकी "जीत? संज्ञा हो जाती है, अन्यथा ( अईत-सिद्धान्तके 
अनुसार ) वह साक्षात्‌ परमात्मतत्व ही है । 

` जार्मिक बात 

प्रकृति ( क्षर पुरुष ) सदा क्रियाशीछ रहती है और जीवात्मा 
( अक्षर पुरुष) सदा अक्रिय रहता है । यथपि जीवात्माका वास्तविक 
सम्बन्ध अपने अंशी परमात्मासे ही है, तथापि उसने भूछसे अपना 
सम्बन्ध प्रकृतिसे मान लिया । प्रकृतिसे माना हुआ यह सम्वन्ध 
कृत्रिम और अखामाविक है; क्योंकि अक्रिय-तत्त्वका सम्बन्ध क्रिया- 
झोल तच्वके साथ होना कमी सम्भव नहीं है । इसलिये माने हुए 
सम्बन्धका निरन्तर खतः खामाविक वियोग हो ही रहा है; परंतु 
जीवात्माने अपने इस माने हुए सम्मन्धमें सद्भाव ( सत्ताका आरोप) 
कर लिया । इसीसे जीवात्मामें 'अहंभाव? उत्पन्न हो गया, जिसके 
कारण उसने प्रकृति ( शरीर )में होनेवाळी क्रियाओंको अपनेमें 
आरोपित कर लिया अर्थात्‌ उन क्रियाओंका कर्ता अपचेक्रो मान लिया | 

मानी हुई वात न माननेसे मिट जाती है--यह सिद्धान्त हेर] 
अतः साधक उस माने हुए सम्बन्धको न माने अर्थात उस (प्रतजण 


क्र श्रीगवान्‌ कहते हे--- 


अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ ( गीता ३1 २७) 


Femmes reese ० अ “नन मान 
Ne armed 


अ 
१ 
५ . 
र 


अ पर 
क (4 


ड „ गीताका भक्तियोग [ अ० १% 


= २ जळ प्रकृतिते माने हुए ) सम्बन्धक प्रतिक्षण वियुक्त होनेमें 
परिवतन्रदा कि १ कोक 
त्री कर ले, जो वास्तवमे है । इसमें किसी परिश्रमको 
आवशयकता नहीं है; क्योंकि माने हुए सम्बन्धका तो अपने-आप प्रति- 
क्षण वियोग हो दी रहा है | केवळ उधर दृष्टि करनेकी आवश्यकता 
डैँ॥१६॥ 
इलेक--- 
उत्तमः  पुरूषस्त्वन्यः  परमातत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येब्यय ईदघरः ॥ १७ ॥ 


९ 


भावार्थ-- 

' पिछले ( सोलह ) इलोकमें वर्णित “श्वर? और “अक्षर! दोनों 
पुरुषोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसे परमात्मा ' नामसे कहा 
गया है | वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें व्याप्त रहकर सम्पूण 
प्राणियोंका भरण-पोषण करता है । कल - 

अन्वय-- | 
उत्तमः, पुरुषः, तु; अन्यः, ( अस्ति ); यः, अव्ययः, इश्वरः) 
रोकत्रयम्‌  आविञ्य, विभर्ति) परमात्मा; इति, उदाहतः ॥ १७ ॥ 
` ` ` 'अहङ्कारसे मोहित अन्तःकरणवाला पुरुष मैं कंती हूँ---ऐसा मानता 
है इसंलिये-- ` CF rs तक . प 
त ` नेव किंचित्करोमीति युक्तो' मन्येत तस्ववित्‌ । 
NS .: (गीता ५। ८.) 


“तत्त्वको -जाननेवाला युक्त: पुरुष ऐसा माने क्रि में कुछ भी नहीं 
करता हूँ 0 .. | | 


` उपर्युक्त दोनों स्थानोंपर मन्यतेः और “मन्येत? पद आये हैं, 
जिससे यही बात सिद्ध होती है कि मानी हुई भूलको न मानना ही उसे 
मिटानेका उपाय दै। गमन मिटटी रा न" 


७५ 
के 
३ 
nhs 


है tol 


क 


ASS 


> ०२ ०७ 


¢ 


ब्र 


f 
ई 


१३ 


3 


फे 


हि 


करा 
इ , 
न 


ळे क कैफ हे त र ४ 
~ Pi न्ह न = ड ती ह. 
i % क 
SRE कक की त कक? ७ 4 
क OT Ta Sr 
Moe Fo हि छ 
कर क. | | 
५ त जु ती हि 
Re 


' गीताका भक्तियोग ४६४ 


|! छोकरछ] 


13 न पद-ब्यांख्या-- 

त्से , उत्तमः पुरुषः तु अन्यः ( अरि 

मे आल 1 न्यः ( आस्त )---उत्तम पुरुष तो अन्य 
“पेद ` (ही है)। - | - 0०५ 

पिछले कमें > रो) व परुपोका ९ 

| हे पटल सोके क्षर और अक्षर दो प्रकारके पुरुपोंका वणन 
केरनक वाढ अत्र भगवान्‌ यह वतळाते हैं कि उन दोनोसे उत्तम 
tx पुरुष तो अन्य ही है |# 


> ८. CS 
0. १ ०००० 
५ 1292 रार पणय 


। 
| न 

| भिन "हि अन्यः? पद परमात्माको अविनाशी अक्षर ( जीवात्मा ) से 
भिन्न वतळानेके छिये नहीं अपितु उससे विलक्षण वतलानेके लिये 
| 
| 


ह 23 कर rN इसी ल्यि 
pee vi मा है इसीडिये भगवान्‌ने अगले ( अठारूवें ) इडोकमें | 


| अपनेको नाशन्‌ क्षरसे “अतीत? और अविनाशी अक्षरसे 'उत्तम' 
, वा 
टासी ॥ . छाया हे । परमात्माका अंश होते हुए भी जीवात्माकी दृष्टि । 
पाय 2 १ 

+ द अक्षरे ब्रझपरे त्वन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । | 

.: बीर त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ | 
( श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ५1 १ ) | 


|), क यि) इ जिस | | | 

भे he 2७ ७. ति र बु 
~ जिस ब्रझासे भी श्रेष्ठ, छिपे हुए, असीम ओर परम अक्षर परमात्मामें 
विद्या और अविद्या दोनों स्थित हे, वही ब्रह्म है। विनाशगोल जडवर्ग 


तो अविद्या नामसे कहा गया हे और अविनाशी जीवात्मा विद्या नामसे । 


पर पु आये 1 
वमी 


a है 


~ , “0 ४ 
जो इन विद्या और अविद्या दोनोंपर शासन करता है, वह परमेश्वर इन be होर 


दोनोंसे भिन्न--सर्वथा विलक्षण है 1? | 2 क 

क्षर प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । . 1 न कन्ने, 

9 2044 | ( इवेताइवतरोपनिपट्‌ १1 १० ) 2 दा 
`` ` “प्रकृति तो विनाशंशील है औरं इसे भोगनेवात्य जीवात्मा अम्ृत- सा CI 
स्वरूप अविनाशी है । इन दोनों ( क्षर ओर अक्षर) को एक ईश्वर अपने SR 
Re 


झासनमें रखता है |? ` 


i > ~ prams 


seo IIIT oe 20 
कं 


Ss ७० ४७२*०-४७० Ram जू 


नका ce णा ु । 
~ डू शिकु $ म्य VNTR 
उ क थे न 


we 


षि 


४१२ गीताका भक्तियोग - [ अ० १% 


( या आकर्षण ) नाइवान्‌ क्षरकी . ओर हो रही है । हसीलिये 
यहाँ परमात्माको उससे विलक्षण बतलाया गया है । 
यः अव्ययः {इवरः लोकत्रयम्‌ आविद्दय विभति--+जों अव्यय 
( अविनाशी ) ईश्वर तीनों लोकॉमें प्रविष्ट होकरं सत्रका भरण-पोपण 
करता है | 
वह उत्तम पुरुष ( परमात्मा ) तीनों छोकोंमें अर्थात्‌ सत्र 
समानख्यसे नित्य व्याप्त है । 
यहाँ 'त्रिभति? पदका तात्यय यह है कि वास्तवर्मे परमात्मा 
ही सम्पूण प्राणियोंका भरण-पोषण करते हैं, पर जीवात्मा ( संसारसे 
अपना सम्बन्ध मान लेनेकें कारण ) भूलसे सांसारिक व्यक्तियों आदि 
को अपना मानकर उनके भरण-पोषणादिका भार अपने उपर 
ले लेता हे | फलखरूप व्यथ ही दुःख पाता रहता है ।# 
0 छः 
भगवान्‌को “अव्यय: कइनेका तापय यह है कि सम्पूण 
लोकोंका भरण-पोषण करते रहनेपर भी भगवानूका कोई ब्यय 
( खच ) नहीं होता अर्थात्‌ उनमें किसी तरहकी क्रिश्चिन्मात्र भी 
कमी नहीं आती । वे सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं । 
श्वरः शब्द सगुणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ 
है--शासन करनेवाला । 
परमात्मा इति उदाहतः---( वह उत्तम पुरुष ) परमात्मा 


इप प्रकार कहा गया है | 


अ भरण-पोषणकी बात भक्तिमार्गमै ही आ सकती हैं, ज्ञानमार्ममें 
नहीं । कारण कि भक्तिमागर्म जीव और परमात्मार्मे भिन्नता मानी जाती 
है । इसल्यि प्रस्तुत प्रकरणको भक्तिका ही मानना चाहिये | 


५ [ ४० 1५ 
> शौ हीन 
शा er 


एमा 


~ , 11 जू त 0 3 न 
+ RE» _ ee +* A क टी 
7 AR पि प हि ॥॒ ॥ ( १ ॥ त 
आक शेशुकआससाकगववजआ्तर यायाय 1 व 


RAR 


2 
छै 


पटी. 


ग रेलका 


हक, 


ग्छहोक १७ ] 


रीताका भक्तियोग 2१३ 


भबिनाशी पुरुपोत्तमक्रो ही “परमात्मा? के नामसे कदा गया 
६ । परमात्मा? शब्द निगुणका वाचक माना जाता है, जिसका अथ 
है---परम (श्रेष्ट ) आत्मा अथवा सम्पण जीवांका आत्मा । प्रस्तुत 
उलोकमें इश्वर? और "परमात्मा? दोनों शब्द आनेका तातय यह है 
कि सगुण और निगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है । 

मार्मिक चात 

यद्यपि माता-पिता वालकका पालन-पोपण किया करते हैं, 
तथापिं बालकको इस वातका ज्ञान नहीं होता क्रि मेरा पालन-पोषण 
कौन करता है, कैसे करता है और किसलये करता है । इसी 
प्रकार यद्यपि भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंका भलीभौँति पालन-पोषण 
करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुप्यको ( भगवान्‌पर दृष्टि रहनेसे ) 
इस चातका पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन-पोषण कौन करता 
है । भगवानका शरणागत भक्त ही इस वातकरो भळीमाँति जानता 
है कि एक भगवान्‌ ही सत्रका सम्यक्‌ प्रकारसे पालन-पोपण कर 


row PONISI FTI CIT nn nd 
- शक; रे 
SED SE 
& ३ #५ 30. 0. ता 
डत BS ३२ ९.० 


रहे हैं । 
पालन-पोषण करनेमें भगवान्‌ किसीके साथ कोई पक्षपात ३ 0 
- रति र छ “के 
€ विषमता ) नहीं करते । वे भक्त-अभक्त, पापो-पुण्यात्मा, आलिक- | क शी! 
क ६ हि श्र ; ई 
नास्तिक आदि समीका समानरूपसे पालन-पोषण करते हॅक । 15. # |. ४0० ॥ 
वण वा > FO 
१० अयमुत्तमोञ्यमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा । | ता हक 
इलाघ्यो5इळाध्यो वेत्थं न वेत्ति भगबाननुग्रहावसरे || ००९५ | 
अन्तःखभावभोक्ता ततोऽन्तरात्मा मद्दामेघः । ग i 
खदिरश्चम्पक इव या प्रवर्षणं किं बिचास्यति ॥ I 
( प्रवोधसुधाकर २५२-२५३ ) न 


४१४ " गीताका भक्तियोग [अ० ३५ 


प्रत्यक्ष देखनेमें. आता दै क्रि भगवानद्वारा रचित सुडिमें सूय सबको 
समानरूपसे प्रकाश देता है, एश्वी.सवको समानरूपसे धारण करती 
है, वैश्वानर-अग्नि सबके अन्नको समानरूपसे पचाती है, वायु 
सबको ( श्वास लेनेके लिये ) समानख्पसे प्राप्त होती है,- अन्न-जल 
सबको समानरूपसे तृप्त करते हैं इत्यादि ॥ १७ ॥ 
सम्बन्ध--- . 
फ्छ्छि इलोकमें वर्णित उत्तम पुरुपके साथ अपनी एकता 
बतलाकर अव साकार रूपसे प्रकट भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना अत्यन्त 
गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं, जिसके कारण इस पंद्रहव अध्यायको 
“गृह्यत” कहा गया ह | 
i इलोक-- 
यस्मात्क्षरमतोतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ ` 


भावाथ--- 

( भगवान्‌ कहते. हैं कि) मैं क्षर ( वस्तु, व्यक्ति, शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदाथमात्र ) से सबथां अतीत, 
अर्थात्‌ निर्दि हूँ और अक्षर ( अपने अंश जीवात्मा ) से भी उत्तम 
हूँ । इसीळिये मैं ( क्षर और अक्षर दोनों पुरुषोंसे उत्तम होनेके कारण ). 
छोकमे और वेदों तथा शाखत्रोमें भी “पुरुषोत्तम? नामसे प्रधिद्द हूँ । 

“क्रिसीपर कृपा करते समय भगवान्‌ ऐसा विचार नहीं करते क्रि यह 
जाति, रूप, घन और आयुसे उत्तम है या अधम? स्तुत्य है या निन्च ? 


“यह अन्तरात्मा-रूपी महामेध आन्तरिक भावोंका . ही भोक्ता है। 
मेघ क्या वर्षाके समय इस . बातक्रा विचार करता है क्रि यह खदिर 
र 
(खेर ) है अथवा चम्पक ( चम्पा ) १: 


हक बद. ९९५ 
१५: रप सृ से हो 
* १. ६२१, 

॥ 0 

HS ves A 
2, क्ली 
| २५९५१ पोज ब 

क जू 

बह टोल लडो > 
' ET ६) वु 
ee घो CRE 
» PIS 5: 
३ “4 ६१ ४ 


- दह | 
12771 ८1 


क 
१ रु 
कि 
क 
रे 
ही. की 
च 
हु 
हि च 


3. त. 


171. 


र 
अर पहन 


ey Nf 
2163 0. 


| 


स्छोक १८] 


MR MMe. हक कक 
गीदाका भक्तियोग 2१०. , न 
अन्वय--- ह. 3 
यस्मात्‌, अहस्‌, क्षरम्‌, अतीतः, च; अक्षरात्‌, अपि; उत्तम: 
अतः, लोके, च, वेदे, पुरुषोत्तमः) प्रथितः) अस्मि ॥ १८॥ 
पट-व्याख्या--- 
यस्मात्‌ अहम्‌ क्षरम्‌ अतीतः-क्योकि में क्षर ( नाशवान्‌ 
जडवग क्षेत्र ) से अतीत हैँ । 
` इन पदोंमें भगवानूका यह भाव है कि क्षर ( प्रकृति ) प्रतिक्षण 
परिवतनशील है और में नित्य-निरन्तर निर्विकार खूपसे ज्यो-का-र्‍्यों 
रहनेवाला हूँ | अतः में क्षरसे सवथा अतीत अर्थात्‌ परे हूँ । 
शरीरसे पर ( व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, निर्विकार, सूक्ष्म ) 
इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियोसे पर मन है और मनसे पर बुद्धि है । इस 
प्रकार एक-दूसरेसे पर होते हुए भी शरीर, इन्द्रियाँ, मन और 
. बुद्धि एक ही जातिके जड हैं। परंतु परमात्मतत्त इनसे भी 
” अत्यन्त पर है»; क्योंकि वह जड़-जातिका नहीं अपितु चेतन है। 
च--और । 
अक्षरात्‌ अपि उत्तमः--अक्षर ( अविनाशी जीवात्मा ) सेः 
भी उत्तम हूँ । 2 छु ऱ्ह 
यथपि परमात्माका अंश होनेके कारण जीवात्मा ( अक्षर ) . 5 ६ के. 
की परमाऱ्मासे तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान्‌ अपनेको | | | 
जीवात्मासे भी उत्तम वतळते हैं | कारण ये हैं---( १) परमात्माका | | a 0 


eee ae eS Soe ee ee en TN Fs कडू seme ees” हट. 
§ 
ह्‌ रै १५ ७ 

¢ ~, ड र्ती 1३ 

EE ७. LD SRR 
fe A Me 
५ 
छु ~ ` 

: त पि रय क + ही क 
र क कई 


} : कड हु 

२० |) री nue i 
मातेवर | अ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः | | 0७. ये 2 
दद हि 2 मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ग या 
गित) एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तम्यात्मानमात्मन! | | EI 
र जदि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ TO ह 
FERS ( गीता ३ । ४२-५३ ) ~ 


४१६ गीतांका भंक्तियोग [ अ० १५ 
अंश होनेपर भी जीवात्मा क्षर ( जड़ प्रकृति ) के साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है' और प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हो जाता है, 
जत्रकि परमात्मा ( प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण ) कभी मोहित 
नहीं होते । ( २ ) परमात्मा प्रकृतिको अपने अधीन करके लोकमें 
आते ( अवतरित होते ) हैं, जबकि जीवात्मा प्रंक्रतिके वशमें होकर 
छक आता है | (३) परमात्मा सदैव निर्लित रहते हैं, 
जबकि जीवात्माको नि होनेके छिये साधन करना पड़ता है । 


-ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 

मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गीता १० | ७) 

२-त्रिभिर्गुणमयेभावेरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमः्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७ | १३) 

३-अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वगेऽपि सन्‌ | 

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मभ्षायया || 
(गीता ४ । ६) 

४-भूतप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते | 

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ 
(गीता ८। १९) 

५-न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृद्षा | 
( गीता ४ | १४ ) 

न च मां तानि कर्माणि निब्रध्नन्ति धनंजय | 


( गीता ९। ९ ) 

६-इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 
(गीता ४ | १४ ) 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते|| 
(गीता ७ | १४ ) 


पयस 


पदी! । 
{ 4४11 


न द्रव्य | 
दद ॥ 
( यहा श) 


क्त 
। ( Fo । 


(गत ८। १) ` 


( हि pS 


स्छोक १८] 


गीताका भक्तियोग ४१७. 


भगवानद्वारा अपनेको क्षरसे 'अतीतः और अक्षरसे उत्तम? 
बतलानेसे यड्‌ भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर--- 
दोनोंमें भिन्नता है। यदि उन दोनोंमें मित्रता न होती, तो 
भगवान्‌ अपनेको या तो उन दोनोंसे ही अतीत वतलाते या दोर्नोसे 
ही उत्तम बतलाते | अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान्‌ 
क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम हैं, वैसे अक्षर भी क्षर से अतीत 
और उत्तम है । 

अत+--इसलिये । 

यहाँ "अतः? पदका सम्बन्ध इसी सटोकमें आये 'यस्मात! 
पदसे है । 

लोके च चेदे--लोकमें और वेदमें | 

“लोक! पदके तीन अर्थ है--( १) भूर्लोक आदि चौदद 
लोक, ( २) उन लोकोंमें रहनेवाले जीव और (३) पुराण, 
स्मृति आदि शाख । इन समीमें भगत्रान्‌ 'पुरुपोत्तमः नामसे प्रसिद्द 
हं । इसी अध्यायके सोल्हवें इलोकमें भगगनने क्षर और अक्षरको 
शी लोकमें रहनेवाला बतलाया । 

शुद्र ज्ञानका नाम वेद? है जो अनादि है । वही ज्ञान 
आनुपूर्वीरूपसे ऋक्‌, यजुः आदि वेदोंके खूपसे प्रकट हुआ है । 
वेदोंमें भी भगवान्‌ पुरुषोत्तम” नामसे प्रसिद्ध हैं । 

पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि--पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूं । 

पिछले इलोकर्मे मगवानने कहा था कि क्षर और अक्षर दोर्नोसे 
उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है इसे 


गी० भ० २९७--- 


हन 2 ० “९ ironed reve 


; 


४१८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 
वतळाते हुए भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम 
पुरुष--पुरुषोत्तमः मैं ही हूँ ! 

विशेष बात 


( १ ) भौतिक सृष्टिमात्र क्षरः ( नाशवान्‌ ) है और परमात्माका 
सनातन अंश जीवात्मा 'अक्षर ( अविनाशी ) है । क्षरसे अतीत और 
उत्तम होनेपर भी अक्षरने क्षरसे अपना सम्बन्ध मान छिया--इससे _ 
बढ़कर और कोई दोष, भूल या गलती है ही नहीं | क्षरके साथ 
“यह सम्बन्ध केवळ माना हुआ है, वास्तवर्मे एक क्षण भी रहनेवाला 
नहीं है । जेसे बाल्यावस्थासे अबतक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर 
भी हम कहते हैं कि मैं वही हूँ? | यह भी हम नहीं वतला 
सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था समाप्त हुई और युवावस्था आरम्भ 
इई । कारण यह कि गङ्गाजीके प्रवाहकी भोति, शरीर निरन्तर ही. 
उडता रहता है; जब कि अक्षर ( जीवात्मा ) गङ्गाजीमे स्थित शिला . 
( चयन ) की भाँति सदा अचल और असङ्ग रहता है । यदि अक्षर 
मी क्षरक्री भाँति निरन्तर परिवतनशील और नाशवान्‌ होता तो इसकी 
दुविधा या आफत मिट जाती । परन्तु खयं अपरिवर्तनशील और अविनाशी 
होते हुए भी यह (अक्षर ) निरन्तर परिवर्तनशीछ और नाशवान्‌ 
क्षरको पकड़ लेता है---उसे अपना मान लेता है | होता यह है 
कि अक्षर क्षरको छोडता नहीं और क्षर एक क्षण भी व्हरता नहीं। 
इस दुविधा या आफतको मिटानेका सुगम उपाय हे-क्षर(शरीरादि ) 
को क्र ( संसार ) की ही सेवामें लगा दिया जाय उसे संसारी 


eS 


वाडिकाकी खाद बना दिया जाय । 


HY 


ह हि 
है औ १2१2. 


0 
क 


र 2 र 


बिच 


श्रीकृष्ण ही वह (क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम) पुरुषोत्तम-तत्त्व हू | 


Fo ~ त 
ह. नोक १८] गीताका भक्तियोग ४१०, नही 
ती मनुष्यको शरीरादि नाशवान्‌ पदार्थ अधिकार करने अथवा ; 
अपना माननेके लिये नहीं, अपितु सेवा करनेके लिये ही मिले हैं । 47 
प इन पदार्थोके द्वारा दूसरोंकी सेवा करनेकी ही महुप्यपर जिम्मेवारी 
यापर) हए है, अपना माननेकी विल्कुछ जिम्मेवारी नहीं । | 
नद है। ते ES, पंद्रहवें अध्यायमें श्रीमगवानूने पहले क्षर--संसारइक्षका | 
पर कछ ०-५ वणन किया । फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्माकी शरण 
पा be होने अर्थात्‌ संसारसे अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्माको अपना । 
4 पी पट माननेकी प्रेरणां की । फिर अक्षर--जीवात्माको अपना सनातन | 
0. र अंश वतळाते हुए उसके खरूपका वणन किया । तत्पश्चात्‌ भगवानने | 
हि दह ( बारहवेंसे पंद्रहवें इलोकतक ) अपने प्रभावका वणन करते हुए 
प महच छ बतळाया क्रि सूय, चन्द्र और अग्निमे मेरा ही तेज है; में ही पथ्वीमें | 
बकाया ¬ प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे चराचर सत्र प्राणियोंको धारण करता. | 
भि झा! हित हूँ; मैं ही अमृतमय चन्दके रूपसे सम्पूण वनस्पतिर्योको पुष्ट करता | 
ग हि हूँ; वेखानर अग्निके ख्पमें मैं ही प्राणियोके शरीरमें स्थित होकर 
व्यार उनके द्वारा खाये इए अन्नको पचाता हूँ; में ही सव प्राणियोंके हदयमें ह 
पतात अन्तर्यामीछूपसे विद्यमान हूँ; मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन क “१74 
न ( भ्रम, संशय आदि दोषोंका नाश ) होता है; वेदादि सत्र शास्त्रों के क ५.4 
PE द्वारा मैं ही जाननेयोग्य हुँ; और वेदोंके अन्तिम सिद्धान्तका निणय न ms, 
- हह इ. करनेवाला तया वेदोंको जाननेत्राला भी मैं ही हूँ । चस प्रकार अपना ~ 5 
ये छत ` ` प्रभाव प्रकट करनेके बाद इस इलोकमें भगवान्‌ यह गुद्यतम रहस्य ५: 1६ 
१ वादी प्रकट करते हैं कि जिसका यह सत्र प्रमाव है, वह ( क्षरसे अतीत ह बळा 
कह और अक्षरसे उत्तम ) 'पुरुपोत्तमः मैं साक्षात्‌ साकारख्पसे प्रकट “ह 


क MP 2% id i 
नक, य. 


डल पा “सखी ॥ ३ 


डन" 


eee एरी 


क गो 


नब 
(3 कड कि 
a7) क 
क कि 


४२० गीताका भक्तियोग ` [.अ० १५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनपर बहुत विशेष कृपा करके ही 
अपने रहस्यकी वात अपने सुखसे प्रकट की है; जेसे कोई पिता अपने 
पुत्रके सामने अपनी गुप्त सम्पत्ति प्रकट कर दे अथवा जैसे कोई 
मनुष्य भूले-भटके मनुष्यको अपना परिचय दे दे कि जिसके लिये तू 
भटक रहा है, वह में ही हूँ और तेरे सामने बेठा हूँ ! ॥ १८ ॥ 
सरत्रत्थ--- 
चौदहवें अध्यायके उपान्त्य श्लोकमेंअ भगवानूने जिस 
अव्यभिचारिणी भक्तिकी वात कही थी और जिते ग्राप्त करानेके लिये 
पंद्रहवें अध्यायमें संचार, जीव और परमात्माका विस्तृत विवेचन 
किया गया, उसका अब अगले इलोकमें उपसंहार करते हैं । 
श्लो 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सत्रविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


भावाथ-- 

है भरतवंशी अजुन ! इस प्रकार जिसकी मूढ़ता दूर हो गयी 
है ( अर्यात्‌ जिसने क्षरसे माने हुए सम्बन्धको त्यागेकर केवल मुझ 
पुरुपोत्तमको अपना आत्मीय मान लिया है ), ऐसा भक्त मुझे 
“पुरुपोत्तम? जाननेवाला है । वह सवज्ञ है; क्योंकि उसने जाननेयोग्य 
उस तत्त्व ( पुरुषोत्तम ) को जान लिया है, जिसे जाननेके बाद 
फिर कुछ जानना शेंब नहीं रहता । ऐसा जानकर वह सत्र प्रकार- 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 

स गुणान्समतीत्येतान्त्रहमभूयाय कर्पते ॥ 
(गीता १४ । २६) 


~ LA 

१; ef 
Fe 1 
Me 

१५" $ ”' > 


एरपोतमन्‌। 
आदत बात (१! 


५ 
rE 

it a आह 4 oe 

: र क 


ड 


५.4 


जोक १९ ] 


गोताका भक्तियोग ४२१ 
be ही भजन करता है | उसकी सम्पूण चेशाएँ मेरे निवे ही 
| 


भन्वय--- 
भारत, एवम्‌, यः, असम्मूढः, माम्‌, 
सर्ववित्‌, सव॑ भावेन, साम्‌, भजति ॥ ५९॥ 
पद-व्याख्या- 
भारत" हे भरतवंशी. अर्जुन ! 
चौदहवें अध्यायके इक्कीस श्थेकमें अजुनने गुणतीत पुरुपके 
लक्षण और आचरण पूछते हुए गुणातीत होनेका उपाय पका था | 
उसके उत्तरमें भगवानूने गुणातीत पुरके लक्षण और आचरणोंका 
वर्णन करके छब्बीस रलोकमें अव्यभिचारिणी भक्ति? को गुणातीः 
होनेका उपाय वतळाया | उस अव्यभिचारिणी भक्तिको प्राप्त कराने 
निये भगवानूने पंद्रहवें अध्यायका आरम्भ किया । उसी व्रिपयका 
उपसंहार करते हुए भगवान्‌ “भारत? सम्बोधनके द्वारा अंजुनका 
ध्यान आकर्षित करते हैं कि जिस अव्यभिचारिणी भक्तिसे मनुप्य तीनों 
गुणोंको अतिक्रमण कर जाता है, उस भक्तिका खरूप हैस 
्रकारसे मेरा ही भजन करना ( 'सवमावेन माम्‌ भजति? ) | 


NS धा 


- जव मनुष्य भगवान्‌को क्षर और अक्षर दो उत्तम धुरुपोत्तमः 
जान लेता है, तब वह केवळ उन्हीकी शरण हो जाता है और उन्हे 
अपना मानते हुए सब प्रकारसे निरन्तर उन्हींका भजन करता है | 
ऐसे पुरुषका सम्बन्ध प्रहृतिके कार्य गुणेसि तथा जिससे गुण उत्पन्न 
होते हैं, उस अकतिसे नहीं रहता। उसका एकमात्र सम्बन्ध प्रकृतिसे 
सवथा अतीत, उसके आश्रय और प्रकाशक पुरुपोत्तमसे हो जाता है । 

एवम्‌ यः नसस्मूढन इस प्रकार जो मोहरहित मक्त | 


Sos ess 


पुरुपोत्तमम्‌ , जानाति, सः, 


«के अल 
व्र कक 
र. 


ह 


४२२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


सनातन अंश बतलाया है | अतः अपने अंशी परमात्माके वास्तविक 
(सम्बन्ध ( जो सदासे ही है ) का अनुभव करना ही उसका मोहसे 
- रहित ( असम्मूढ ) होना है । 
संसार या परमात्माको तत्त्वसे जाननेमें मोह ( मूढता ) ही 
बाधक है । किसी वस्तुकी वास्तविकताका ज्ञान तमी हो सकता है, 
जब उस बस्तुसे राग या देषपूवक माना गया कोई सम्बन्ध न हो । 
नाशवान्‌ पदार्थोसे राग-देषपृवक सम्बन्ध मानना ही मोह है । 
संसारको तत्त्वसे जानते ही परमालासे अपनी अमिन्नताका , 
अनुभव हो जाता है और परमात्माको, तत््वसे जानते ही संसारसे 
अपनी भिन्नताका अनुभव हो जाता है । संसारको तत्त्वसे जाननेसे 
संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और परमात्माको 
तत्त्वसे जाननेसे परमात्मासे वास्तविक सम्बन्धका अनुभव हो जाता है। 


संसारसे अपना सम्बन्ध मानना ( जो वास्तवमें नहीं है अपितु 
जीवका अपना बनाया हुआ है) ही भक्तिमें व्यभिचार-दोष है । 
इस व्यभिर-दोषसे सवथा रहित होनेमें ही उपयुक्त पदोंका भाव 
समझना चाहिये। | 

माम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ जानाति--मुझे पुरुत्तम जानता है । 

जिसकी प्रता सत्रथा न्ट हो गयी हे, वही पुरुष भगवानको 
“पुरुषोत्तम? जानता है ।% 

# भगवानको जाननेसे पहले भी मूढ़ता दूर हो सकती दै, पर 


भगवानको जाननेके वाद मूढुताका सवथा अभाव हो जाता है--“परं 
इष्टा निवर्तते ( गीता २ । ५९ ) | 


| 
बभ 
>! 


न 
[| 
१ 

ls 

झी 


डु 

1 
5b 
हौ 


१२ 
म 


१ 


Pi ८ शि 


x 


त ही 4 
FS 
| 
छ वत 
3 दै 
च 


रिध हक अ ह 
EE 


ee केक 


bh, Wats 


‘1 
जौ 


डे 
re 


Ls 


शोक १९ ] 


गीताका भक्तियोग ४२ 


क्षरसे सवरथा थतीत पुरुषोत्तम ( परमपुरु परमात्मा )को ही 
सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केवळ उन्हींको अपना मान 
लेना ही भगवानूको ययायरूपसे 'पुरुतोतमः जानना है । 
संसारमें जो कुछ भी प्रभाव देखने-सुननेमें आता है, वह सत्र एक 
भगवान्‌ (पुरुषोत्तम) का ही है---ऐसा जान लेनेसे संसारका आकर्पण 
-स॒वेया नष्ट हो जाता है । यदि संसारका थोड़ा भी आकण रहता है, 
तो यही समझना चाहिये कि भगवानको तत्त्वसे अभी जाना ही नहीं | 
चौदहवें अध्यायमें भगवानूने गुणातीत होनेके अनेक उपाय 
अजुनको वतलाये । अत्र वे अजुनसे मानो यह कहते हैं कि जो 
मुझे “पुरुषोत्तम” जान लेगा, वह मी गुणातीत हो जायगा अर्यात्‌ उसे 
अपने गुणातीत खरूपका अनुभव हो जायगा, जो वास्तवमें है» । 
सः सर्ववित्‌--वह सववज्ञ । 
जो भगवान्को “पुरुषोत्तम? जान लेता है और इस विप्रयमें 
जिसके अन्तःकरणर्मे कोई विकल्प, श्रम या संशय नहा रहता, उस 
पुरुषके लिये जाननेयोग्य कोई तत्त्व शोप नहीं रहतागँ । इसलिये 
भगवान्‌ उसे 'सबंबिदः कहते हैं! । 
£ अनादित्वान्निर्युणत्वासरमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थो$पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते || 
(गीता १३। ३१) 
भूयोडन्यज्शातव्यमवरिष्यते ॥ 
(गीता ७1२) 
(जिते जानकर संसारमै फिर ओर कुछ भी जाननेयोग्य रोप नहीं 
रह जाता !! त तल 
प तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सवशः re i 


त यन्शात्वा नेह 


त क त न 


PR 


+ 

गी 
र 
$ 
१ 
t 


कन चि 
| चव 
न्‌. 
३ 
भू 
न 
re 
« 
हि | 
ब, 
ई, 
क २ 
Pe) 
% 
ag 
र 
हि 
$ 
wr 
र 
१ 
ड ». 
A हे + 
a ह, Fs TT 
§ 
3 ह 
wee ४० ५ Mais 
१५ तष 
WY 4०० 
का 
अमन, 
त अ लट 3 
७ कर्मा 
Cd t 
+» हनन्‌ £ 
oY दर. 
० Mes 
3 
ति भु, < A “ह 
i ढु कररती 
“जानी करै £ 
८४७ 1 


यसे 
. ती 


- ४२३ ` गीताका भक्तियोग - { अ० १५ 


भगवानको जानेवाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा-छिखा 
' क्यों न हो, वहं सब कुछ जाननेवाला है; क्योंकि उसने जाननेयोग्य 
तत्वको जान लिया । उसे और कुछ भी जानना शेंब नहीं है । " 
सर्वभावेन माम्‌ भज्ञति-सत्र प्रकारसे मेरा ही भजन 
“करता है । 
जो पुरुष भगवानको 'पुरुत्रोत्तम? जान लेता है, उस “सववित्‌? 
पुरुषकी पहचान यह है कि वह सब प्रकारसे खतः भगवानका ही 
'भजन करता है । | 
जब मनुष्य भावानूको 'क्षरसे अतीत? जान लेता है, तव 
उसका मन (राग) क्षर-संसारसे हटकर भगवानमें लग जाता 
हवै और जब वह भगवानको “अक्षरसे उत्तम? जान लेता है, तब. 
, उसकी बुद्धि ( श्रद्धा ) भगवानमें लग जाती है% । फिर उसकी 
“प्रत्येक वृत्ति और क्रियासे खतः भगवानूका भजन होता है । इस 
: प्रकार सब प्रकारसे भगवान्‌का भजन करना ही 'अब्यमिचांरिणी 
भक्ति’ है। 
शरीर, इन्द्रियॉ, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थोसें जबतक 
मनुष्य रागपूवक अपना सम्बन्ध मानता है, तत्रतक वह सत्र 
प्रकारसे भगवानका भजन नहीं कर सकता । कारण कि जहाँ राग 
होता है, बृत्ति स्वत: वडी जाती है । 
“हे सौम्य | उस अविनाशी परमात्माक्रो जो कोई जान लेता दे; वह 
सवज्ञ,है । वह सवरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है |? 


अ किसी विशेष महत्त्वपूर्ण ब्रातरर मन रागपूर्वक तथा चुद्धि श्रद्धा- 
पूवक लगती हे | | 


, क 
१ ६ क 
A सी ० है १ हु की. क 
५ = 2 : po 
fe कुर. आत ह. क. 
हि AS ४ 2 § ` 
आ आ PT VIR - 
Ce २१५ es 1 कतवा त BN 


अगा ११. ek 


'स्ठोक १९ ] ` गीताका भक्तियोग ४२५ 


७०१ 


भें भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हँस 

© >३ नेसे 
वास्तविकताको टढ़तापूवक मान लेनेसे स्वतः सब प्रकारसे भगवानका 
भजन होता है । किर भक्तकी मात्र क्रिया ( सोना, जागना, बोलना, 


चलता, खाना-पीना आदि ) भगवानकी प्रसन्नताके ल्यि होती है, 
अपने क्रिये नहीं# । 


ज्ञानमागमें "जानना? और भक्तिमागमें भानना? मुख्य होता है । 
जिस बातमें किश्चिन्मात्र भी सन्देह न हो, उसे दढतापूवक 'मानना? 
ही भक्तिमागमें 'जानना? है | भगवानको सर्वोपरि मान लेनेके वाद 
भक्तसे स्वतः सब प्रकारसे भगवानका भजन होता है-- 


अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सर्च प्रचतेते। 
इति मत्वा भजन्ते मां चुधा भात्रसन्मन्विताः ॥ 
( गीता १०।८) 
= © ७१ २, 
में ही सम्पूण जगतूकी उत्पत्तिका कारण हूँ ओर मुम्नसे ही 


0 


सब जगत्‌ चेष्टा करता है, इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त 
बुद्विमान्‌ भक्तजन मुझे ही निरन्तर भजते हैं ।? 


श्या दोहनेऽवहनने मशनोउलेपेङ्घे्ुनामरुदितोश्षणमाङनादी । 

गायन्ति चेनमनुरक्तधियो5श्रुकण्ठ्यो घन्या ब्रजस्रिय उदक्रमचित्तयाना: || 

( श्रीमद्धागवत १० | ४४। १५ ) 

“ज्ञो गोओंका दूध इुहते समय, घान आदि कूटते समय, दही 

मथते समय, आँगन लीपते समय, बालडोंको पालमेमें झुलाते समय, रोते 

हुए बच्चो लोरी देते समय, घरोमे जळ छिड़कते समय तथा झाडू देने 

आदि सब कमोंको करते समय प्रेमपूर्ण चित्त आँखोंम आँसू भरकर गद्गद 

कण्ठसे श्रौकृष्णकी दिव्य लीलाओंका गान करती रहत' हैं। वे धीकृप्ामे 
निरन्तर चित्त लगाये रहनेवाली ्रजवासिनी गोपियों धन्य हैं| 


४२६ गीताका-भक्तियोग [०१७५ 


भगवानूको पुरुषोत्तम” ( सर्वोपरि ) माननेसे भी मनुष्य 
सर्ववित्‌ हो जाता हे, फिर सब प्रकारसे भगवानका भजन करते हुए 
भगवानूको “पुरुषोत्तम जान जाय--इसमें तो कहना ही क्या हैं ! 

सम्बन्ध- 

“अरुन्थती-दर्शन-न्याय? ( स्थूलसे क्रमशः सूक्ष्मकी ओर जाने ) 
के अनुसार श्रीभगवानूने इस अध्यायमें पहले “क्ष? और फिर 
“अक्षर'का विवेचन करनेके पश्चात्‌ अन्तमें पुरुषोत्तम” का वर्णन. 
किया--अपने पुरुषोत्तमत्वको सिद्ध किया | 

अब भगवान्‌ इस अध्यायमें वर्णित विषयको परम गोपनीय 
चतलाते हुए इसका माहात्म्य प्रकट करते हैं, जिससे साधक इस 
अध्यायका महत्त्व समझ जाय तथा इस-ओर उसकी रुचि बढ़ जाय 
अर्थात्‌ वह भगवानूमें लग जाय | 

इलोक-- 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदसुकक्‍्त मयानघ। 
एतद्वुद्ध्वा चुद्धिमान्स्यात्कतकृत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 
भावार्थ-- 
हे निष्पाप अजुन ! इस प्रकार संसार, जीवात्मा और परमात्माका 
विवेचन करनेवाळा यह गुद्यतम शास्त्र मुझ पुरुषोत्तमके द्वारा कहा 
गया है । हे भरतवंशी अजुन ! इस अध्यायमें वर्णित मुझ पुरुषोत्तमको 
जो तत्त्वसे जान लेता है, वह ज्ञानवान्‌ और कृतकृत्य हो जाता है।. 
तात्पय यह कि इस अध्यायमें वर्णित तत्वको जाननेवाला मेरा भक्त 
प्राप-प्रातन्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और कृत-कृत्य हो जाता है । उसका 
भनुष्य-जन्म पूणतः सफल हो जाता ह । 


न्छोक २०] रीताका भक्तियोग ४२७ 
टू भन्वय-- 

अनघ, इति, इदम्‌, गुहयतमम्‌; शाम्‌, मया, उक्तम्‌, भारत) 

एतत्‌, बुदूध्वा, ( मनुष्यः, ) बुद्धिमान) च, कृतकृत्यः, स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
पद्न्व्याखया--" 

अनघ--हे निप्पाप अजुन ! 

अजुनको निष्पाप इसलिये कहा गया है कि वे दोप-दरि 
( असूया ) से रहित थे । दोष-दृष्टि करना पाप है । दोष-इृशिसे 
अन्तःकरण अशुद्ध होता है | जो दोप-दृश्सि रहित होता है, वही 
भक्तिका पात्र होता है । 

गोपनीय बात दोऽ-दृष्टिसे रहित पुरुषके सामने ही कडी जाती 
है । यदि दोष-दृष्टिवाळे मनुष्यके सामने गोपनीय वात कह दी 
जाय, तो उस मनुष्यपर उस बातका विपरीत प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ 
वह उस गोपनीय बातका उल्टा अथ ळगाकर वक्तामें भी दोप देखने 
लगता है कि यह आत्मर्‍छ।घी है; दूसरांको मोहित करनेके छिये 
कहता है {इत्यादि । फलखरूप दोप-दृटिवाले मनुष्यकी बहुत हानि 
होती है । 

` दोष-दृष्टि होनेमें विशेष कारण है--अभिमान | मनुष्यमें 

जिस वातका अभिमान हो, उस वातकी उसमें कमी होती है । उस 
कमीको वह दूसरोंमें देखने लगता है । अपनेमें अच्छाईका अभिमान 

# नवें अध्यायके पहले इलोकमें भी भगवानने अङ्कको दोए- 
दृष्टिसे रदित वतलाते हुए ही गुद्यतम ज्ञान वतलानेकी प्रतिशा की 
थी--'इद्‌ तु ते गुह्यतमं प्रवक््याम्यनसूयवे ।१ इस पंद्रहच अध्यायमें तो 
नवें अध्यायसे भी अधिक गोपनीय विषय बतलाया गया है । अतः यहाँ 
“अनघ? का तासय अनसुया मानना उचित दी है १ 


१० पमा, 
fs 
हु _ 


४२८ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


होनेसे ही दूसरोंमें बुराई दीखती है; और दूसरोंमें बुराई देखनेसे 


ही अपनेमें अच्छाईका अभिमान आता है । 
यदि दोष-दृष्टिवाळे मनुष्यके सामने भगवान्‌ अपनेको सर्वोपरि 
“पुरुषोत्तम? कहें, तो उसे विश्वास नहीं होगा, उलटे वह यह 
सोचेगा कि भगवान्‌ आत्मइलाघी ( अपने मुँह अपनी बड़ाई 
करनेवाले ) हैं-- | ह १ 
“निज अग्यान राम पर धरहोः ( मानस.७। ७०२ । ५) 
भगवानूके प्रति दोष-दृष्टि होनेसे उसकी बहुत हानि होती है# । 
इसलिये भगवान्‌ और संतजन दोष-दइश्टिसि रहित अत्यन्त श्रद्राळु 
मनुष्यके सामने ही गोपनीय बातें प्रकट करते हैं| । वास्तविक 
दृष्टिसे देखा जाय तो दोत-दृष्टिवाळे मनुष्यके सामने गोपनीय 
( रहस्ययुक्त ) वाते मुखसे निकळती ही नहीं! | 
अजुनके लिये 'अनघ? सम्वोधन देनेमें यह भाव भी.हो सकता 


है कि इस अध्यायमें भगवानूने जो परमगोपनीय प्रभाव बतलाया है, 


% ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 
सर्वज्ञानविमूढ स्तान्बिद्धि नष्टानचेतसः ॥ 
.. (गीता ३। ३२) 
“जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार 


नहीं चलते हैं, उन मू्खोंक्रो तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए ही 
समझ [१ 


† “न च मांयोड्म्यसूयतिः ( गीता १८। ६७ ) 


९ यह रहस्यमय उपदेश ) जो मुझमें दोष-दष्टि रखता है, उससे 
नहीं कहना चाहिये |? 


Ns 


®, क 14 
री {नन 
५१, 7.० ..... 2. 323 
र्र न्ह A ष 


प्‌ 


१५ सुन छन हि 
वन प्र 
गगा गि क 1 


>्छोक २० ] गीताका भक्तियोग ४२० 


वह अजुन-जैसे दोष-दष्टिसे रहित सरळ पुरुपके सम्मुख ही प्रकट 
किया जा सकता है । 
शति इदम--इस प्रकार यह । 
चौदहवें अध्यायके उपान्त्य इलोकर्मे अव्यभिचारिणी भक्तिकी 
बात कहनेके पश्चात्‌ भगतान्‌ने पंद्रहवे अध्यायके पहले इलोकसे 
उन्नीसवें इलोकतक जिस ( क्षर, अक्षर और पुरुपोत्तमक्ने ) विषयका 
वर्णन किया है, उस विषयकी पूर्णता और लक्ष्यका निर्देश दति 
इदम्‌? पर्दोसे किया गया है । 
गुह्यतमम्‌ शास्त्रमू--परमगोपनीय शास्त्र । 
इस अध्यायमें पहले क्षर ( संसार ) और अक्षर ( जीवात्मा ) 
का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव ( बारहवेंसे पंद्रहवें शलोक 
तक ) प्रकट किया | फिर भगवानूने यह गोपनीय वात प्रकट की 
कि जिसका यह सब प्रभाव है, वह ( क्षरसे अतीत भोर अक्षरसे 
उत्तम ) (पुरुषोत्तम? में ही हूँ। कका 
नाटकमें खाँग धारण किये हुए मनुष्पकी भाँति भगवान्‌ इस 
पृथ्वीपर मनुष्यका खाँग घारग करके अत्रतरित होते हैं और ऐसा 
व्यवहार करते हैं क्रि अज्ञानी मनुष्य उन्हें नहीं जान पाते# | 


क नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाद्वृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७ 1 २६ ) 
“अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, 
इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझे जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको 
नहीं जानता |? 


| 


] 
$ 
६ 
| 
f 
१ 
| 
६ 


hi 
¥ 
x 


४३० गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


खाँगमें अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता 
है । पर भगवानने इस अध्यायमें ( अठारहव इलोकमें ) अपना 
वास्तविक परिचय देकर अत्यन्त गोपनीय वात प्रकट कर दी कि 
मैं ही पुहुषोत्तम हूँ । इसलिये इस अध्यायको 'गुद्यतम? कहा गया है) 

“सत्रे प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्माका वगन आता 
है । इन तीनोंका ही वर्णन पंद्रहवे अध्यायमें हुआ है, इसलिये 
इस अध्यायको भी “शास्त्र? कहा गया है ।? 

सवंशाखमयी गीतामै केवल इसी अध्यायको 'शात्रः की उपाधिं 
मिली है । इसमें 'पुरुषोत्तमःका वणन मुख्य होनेके कारण इस 
अध्यायको 'गुह्मतम शाख’ कहा गया है । इस गुद्यतम शाखमें श्री- 
भगवानने अपनी प्राप्तिके पाँच उपायोंका वणन किया हैं । 

( १ ) संसारको तत्त्वसे जानना ( इलोक १ ) । 


(२) संसारसे माने हुए सम्बन्धका विष्छेद करके एक 
मंगवानूकी शरण होना (इलोक ४) । 


` ( ३ ) अपने खरूप ( आत्मतत्व ) को जानना 


(इढोक १८-११) | 
( ४ ) वेदाध्ययनके द्वारा तत्त्रको जानना ( इलोक १५ )। 
( ५ ) भगवानको पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकारे उनका 
भजन करना ( इलोक १९ ) 
( ६ ) सम्प्रण अध्यायको तत्तसे जानना (इलोक २० ) । 
जिस अध्यायमें मगवद्याप्तिके ऐसे सुगम उपाय बतलाये गये 
हों, उसे “शाख्' कहना उचित ही है । 


~ 


| 
म] 


३ + 
<i 
ष 
09 

Sh 
TN 
43. 
२३ 

1 
ts 
सवार 


३ FO 
NE ३३ 
६५४ (५142! ९४६४३ 


४, > 
मद रपे” 


र्छीक २०] 


गीताका भक्तियोग 2३१ 
मया उक्तम्‌--मेरे द्वारा कद्दा गया | 
इन पदोंसे भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि सम्पूण भौतिक 
जगतका प्रकाशक ओर अधिष्टान, समस्त प्राणिर्योके हृदयमें स्थित, 
वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य एवं क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम साक्षात्‌ 
~ © 
मुझ पुरुपीत्तमक्रे द्वारा ही यह गुह्यतम दात्र ( अत्यन्त कृपापूवक ) 
कहा गया है | अपने विषयमें जैसा में कह सकता हूँ, वैसा कोई नहीं 
कह सकता | कारण यह कि दूसरा पहले ( मेरी ही कृपाशक्तिसे ) 
मुझे जानेगा#, फिर वह मेरे वितयमें कुछ कहेगा, जब कि मुझमें 
अनजानपन है ही नहीं । 
वास्तवमें खयं भगवान्‌के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्हें 
© ¢ ~ = ००९ 
पूणरूपसे नहीं जान सकता । छठे अध्यायके उन्‌चाढीसव 
इळोकर्मे अजुनने भगवानसे कहा था कि आपके अतिरिक्त दूसरा 


# सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत वु॒म्दद्दि तुम्दइ होश जाई ॥ 


दुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन |! 
(मानस २। १२६।२) 
सुरगणाः प्रभवं न मह्ृपयः ! 
देवानां महपीणां च सवाः ॥ 
(गीता १०।२) 
पेरे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं और न महर्पिजन हो 
जानते हैं; क्योकि, में सब प्रकारे देवतार्ओोका ओर मद्दपियोक्रा भी आदिः 
कारण हूँ |? 
स्वयमेवात्मनात्मानं चेत्य त्वं 


गन मे विदुः 
अहमादिर्दि 


पुरुपोत्तम । 
(गीता १२१ १५) 
«हे पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते है 11 


| 
| 


१ 
६ 
| 
| 
j 
१ 


जुन वी 
र 


४३२ गीताका भक्तियोग [ अ० १५ . 


कोई भी मेरे संशयका छेदन नहीं कर सकता# । यहाँ भगवान्‌ 
मानो यह कह रहे हैं कि मेरेहारा कहे हुए वित्रयमें किसी 
प्रकारका संशय रहनेकी सम्भावना ही नहीं है†। 
भारत--हे भरतवंशी अजुन ! 
पतत्‌ बुद्ध्वा ( मनुष्यः ) बुद्धिमान्‌--इसको तत्त्वसे जान, 
कर ( मनुष्य ) ज्ञानवान्‌ (हो जाता है )। 
सम्पूण अध्यायमें भगवानने जो संसारकी वास्तविकता, 
जीवात्माके स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयताका 
चर्णन किया है, उसका ( विशेषरूपसे उन्नीसर्व श्‍लोकका ) निर्देश 
यहाँ “एतत्‌? पदसे किया गया है । इस गुह्मतम शांखकोः जो 
मनुष्य तच्चसे जान लेता है, वह ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है 
अर्थात्‌ उसके लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहता; क्योंकि 
उसने जाननेयोग्य पुरुषोत्तमको जान लिया | 
परमात्मतत्तको जाननेसे मनुष्यकी मूढ़ता नष्ट हो जाती है । 
उन्हें जाने विना लौकिक सम्पूण विद्याएँ, भाषाएँ, कलाएँ आदि क्यों न 
% एतंन्मे संदायं कृष्ण छेत्तुमहंस्पेशेपतः | 
त्वदन्यः संशयस्यास्स छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥ 
1 (गीता ६। ३९) 
1 मनुष्यकी वाणीर्मे प्रायः चार दोष होते हे-- 
(१) भ्रम-तत्त्वको यथार्थ न जानना | 
( २ ) प्रमाद-असावधानी | 
( ३ ) लिप्सा--कुछ पानेकी इच्छा | 
( ४.) करणापाटव--करण ( अन्तःकरण और बाह्यकरण ) अपुटता 
या कमी । मगवानकी वाणीमे उपर्युक्त चारों ही दोष नहीं होते । 


Soe 


क कळक) न 
छ टा 
= न एम 


"(ब 


ns अप i 


इ 76577 ६ 


MR os: न, 
ह्‌ अ" जप 


पकक 


CAS ४४ 
NCO OE VOC YO ड 


ग्छोक २० ] 


जान ली जाये | 


परमात्मासे ही प्रकट होनेवाली हुँ । 
प्रकाशित कर सकती हैं । इन सब ल 
होते इए भी जिसने परमात्माको जान 
ज्ञानवान्‌ है | 


उन्नीस इळोकमें सतर प्रकारसे भजन 
॥% 
रहित भत्ताको “सववि? कहा गया है, 
नामसे कहा गया हे | 


जन करनेवाले जिस मोह- 
उसीको यहाँ खुद्रिमानू? 


च--और ( प्राप-प्राप्तव्य हो जाता है) | 
यहाँ “च' पद अशुक्त अनुकर्पणार्थकके रूपमें आया है 
अर्थात्‌ इसमें पिछले इल्ोकमें आयी बातके फल 
का अनुक्त अनुकपण है । पिछले उरक सईभावसे भगवावका 
भजन करने अर्थात्‌ अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात विशेपरूपसे आयी 
है । भक्तिके समान कोई लाभ नहीं है---आमरु कि किछु हरि 
भगति समाना? ( मानस ७ | १ ११1४ ) | अतः जिसने भक्तिको 
प्राप्त कर डिया, "बेह आस-आत्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके डिये 
कुछ भी पाना शेष नहीं रहता | | 


( आप्रगप्तव्यता ) 


छतरुत्यः स्या र--कृतकृत्य हो जाता है | 


भगवत्तत्वकी यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञानयो 
भीर भक्तियोग--तीनोंमेंसे किसी एककी पिद्दिसे 
गी० Ho RC 


नयोग ओर 
एतङ्चत्यता | ट्क १७. 1 ॥। 


ware १ 


a (A 


ever 
छे 


| + OPIS की 
re न 


त के 0 | 


३ 
कका काळत हा. 


थोताका भक्तियोग ४३३ 


उड़ता नह मिटती, क्योंकि लौकिक सत्र विचारें आर्म 
ओर समाप्त होनेवाळी एवं अपूण हैं । जित 


नी लाकिक विद्याएँ हैं, सत्र 
अतः वे परमात्माको कैसे 
किक विद्याओसे अनजान 
छिया है, वही वास्तवमें 


SS “न ४००९००५ soe, 


SSP sme 


४३४ भीताका भक्तियोग .[. अ० १५ 
ज्ञातज्ञात्यता और प्राप्तप्रातव्यता--तीनोंकी प्राप्ति हो जाती है | 


इसलिये जो भगवत्तत्तको जान लेता है, उसके लिये फिर कुछ जानना, 
पाना और करना रोपं नहीं रहता । उसका मनुष्यजीवन सफल हो 


nnn क कम किल धान नान्कलना, 


omer 


कर्मयोगी अपने लिये कोई कर्म न करके ( अर्थात्‌ कमॉसे 
अपना किद्चिन्मात्र भी खाथ, ममता और -कामनाका सम्बन्ध न 
रखकर ) बाहरसे संसारके हितकें लिये और भीतर .( भाव ) से 
भगवानूकी प्रन्नताके लिये ही सम्पूण कम करता है । शरीर, इन्दिया, 
मन, बुद्धि आदि जिन उपकरणोंसे कम किये जात ह, उन्हं भी 
कर्मयोगी 'अपने और “अपने लिये? नहीं मानता; फिर वह. उन कर्मोके 
फलकी इच्छा रख ही कैसे सकता है !.इस प्रकार ( कमयोगको 
विधिसे ) कर्म करनेपर कम, कम-सामग्री तया कर्म-फलका राग 
सवथा मिट जाता है और योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो जाती है» । 
इस अवस्थामें उसे कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन 


en ण 


है 


#यदा हि नेन्द्रिार्थछु न. कर्मेखनुषजते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते || 

( गीता ६। ४ ) 

“जिस कालमें न तो इन्द्रियोके भोगोमे और न कमोमें ही आसक्त 

होता है, उस काल्में सर्वसंकल्योका : त्यागी पुरुष योगारूढ कहा 
जाता है |? * 


ty) 


३ ४! 


है 


:1: 


क अमि 


3... ५ 


$ 
'स्होक २० ] गीताका भक्तियोग ४३५ 
( आवश्यकता और खाये ) नहीं रहता# । यही 'कृतडत्यता' 
कहलाती है 


यह अटळ सिद्वान्त है कि कोई मनुष्य किसी भी अवस्थामें 
क्षणमात्र सी कम किये विना नहीं रद्द सकता; क्योकि प्रकृतिके 
वरमें होनेसे सभीको कम करनेके ठिये बाध्य होना पडता है । 
इसलिये जव मनुष्य कम किये बिना रह ही नहीं सकता; तव उसे 
कमोंको ऐसी विधिसे करना चाहिये, जिससे वह कमोसे बेचे नहीं । 
ऐसी विधि यही है कि अपने लिये कभी किश्चिन्मात्र भी कोई कम न 


करके दूसरोंके हितके लिये ही सव कम किये जाये] । कमयोगकी 
इस बिधिको अपनाये बिना प्रत्येक क्रिया विकासजनक नहीं हो 
सकती; प्रत्येक परिस्थिति साधन नहीं हो सकती । जबतक अपने 


ov ee > oN -> 


# नेव तस्य॒ कृतेनार्थो नाकृतनेह कश्चन | 
न चालय सर्वभूतेषु वश्चिदर्थव्यपाक्रयः | 
(गीता ३। १८) 
“उस महापुरुपका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता 
है ओर न कर्मोफे न 'करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण 
: प्राणियोमे भी इसका किश्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्वन्ध नहीं रहता ।! 
1 न हि कर्चित््षणमपि जातु तिएत्यकर्मझुत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रतिजगुणेः ॥ 
(गीता ३1 ५ ) 
प धन, सम्पत्ति, परिवार तथा मनुष्य, पु, पक्षी आदि तो दूसरे हैं 
ही, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन; बुद्धि, प्राण एवं इन सबका 
सामी वनंनेवाला 'अहं?--ये सब भी दूसरे ( पर ) ही एँ। अपने स्वरूप 
( स्व) फे साथ इन सवका किशिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । 


”  -- कन्या 
A है 
कि RE oe + ति 0८2०” “सङ ee हू. इ ` 


oer १८४५0५५ ९५५५०0५७०0 १-५०७५५-३०७७०००१५0” हे 


४३६ गीताका भक्तियोग , [अ १५ 


लिये कुछ भी करने, पाने और जाननेकी आवश्यकता प्रतीत होती दै, 
तबतक दूसरोंके लिये कम करना अत्यावश्यक है |... ; 
. कमयोगीके द्वारा क्रमशः ( उत्तरोत्तर ) तीन प्रकारसे कम होते 
हैं—-'करना”, 'होना? और “है? | पहले वह दूसरोंके हिताय कम 
करता है | फिर उसकी उन्नति होनेपर उसे (.दूसरोंके हिंताथ ) कम 
करने नहीं पड़ते; अपितु उसके द्वारा खाभाविक ही दूसरोंके हिताय 
कम होते हैं | आगे चलकर उसकी दृष्टि कर्मोके 'होने? पर भी नहीं 
रहती और उसकी अपने खरूप 'है? में खाभाविक स्थिति हो 
जाती है । 

पतित्रता खी तीन प्रकारसे पतिकी सेवा करती है--साक्षातू 
पतिको . सेवा करना, पतिका चिन्तन करना और ( पतिके ) घरका 
काम करना । इसी प्रकार भगवद्भक्त भी तीन प्रकारसे भगतानूकी 
सेवा ( भजन ) करता है--जप, कीतन आदिके द्वारा साक्षात्‌ 


भगवान्‌की सेवा करना, भगवानका चिन्तन करना और भगवानके 
घर--संसारका काम करना | | 


विशेष बात 

श्रीमद्धगवद्वीताको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है. कि भगवानको 
भक्ति और भक्त विशेष प्रिय हैं । छठे अध्यायके सेंताठीसवें इलोकमें 
भगवानूने अपने भक्तको सर्वोत्तम योगी बतलाकर सातवें, आठवें और 
नवं अध्यार्यर्मे भक्तिका विशेष वर्णन किया | दसवें अध्यायमें भी 
( “भूयः? पदसे ) पुनः उस भक्तिका वणन किया | इसके बाद 
ग्यारहव अध्यायमें भी भगवान्‌ और उनकी भक्तिकी महिमाका वर्णन 
करते हुए केवळ अनन्यभक्तिसे:भगवानके दर्शन, उनका तत्त्वज्ञान: 


हकका पर कं 
९.२२ पनहा | 


र वपब है| | 
हून पातेः त 


न्छोक २० ] 


'तथा उनके खरूपकी प्राप्ति--तीनों होनेकी बात कही गयी | 
बारहवें अध्यायका तो नाम ही “भक्तियोग? है । इस अध्यायके ग्रारम्म- 
में अजुनने प्रश्‍न किया कि सगुण-साकार और निर्गुण-निराकारके 
उपासकोंमें कोन श्रेष्ठ है । इसके उत्तरमें भगवानने सगुण-साकारके 
उपासकोंकी श्रेष्ठता, भक्तिके साधन और सिद्ध भक्तोके लक्षणोंका 
विस्तारसे वणन किया | फिर निगुण-निराकारकी उपासनाका विस्तार- 
से वणन करनेके लिये तेरहवें और चौदह अध्यायोंमें ज्ञानका विवेचन 
किया गया । चोदहवे अध्यायके इक्कीतरव॑ श्लोकमें अजुनके द्वारा 
गुणातीत होनेका उपाय प्रछनेपर भगवानूने छन्त्रीसव श्लोकमें 


गीताका भक्तियोग ४२७ 


-अब्यमिचारिणी (अनन्य ) भक्तिभको गुणातीत होनेका उपाय चतढाकर 


भक्तिकी ही विशेष महिमा प्रकट की । इस अव्यभिचारिणी भक्ति? 
को प्राप्त करानेके छिये भगवानूने पंद्रहव अध्यायमें पुनः भक्तिक्रा 
वणन किया । इसीळिये बारह॒वाँ और पंद्रहवॉ---दोनों अव्याय विशेष- 
खूपसे भक्तिके ही माने जाते हैं । फिर सोळहवें अध्यायमें भक्तिके 
अधिकारी और अनविकारियोका वगन करके सत्रहवें अध्यायमें तीन 
प्रकारकी श्रद्धाका विवेचन किया, जो श्रद्धा कम, ज्ञान और भक्ति-- 


तीनोंमें ही आवश्यक होती है । अठारहवें अध्यायमे कम, ज्ञान और 


२४ भवत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽडुन । 


शाहुं द्र च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
- (गीता ११1८४) 
हे परंतप अजुन ] अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चठमुबंरूर 
वाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्वसे जाननेफे लिये तथा प्रवेश उरनेफे 
"लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये शक्य हूँ ।? 


०४, 
४ 


लिन 


४३८ शीताका भक्तियोग [आ० १५ 


भक्ति--तीनोंका ब्रिवेचन करते हुए- अन्तर्मे भगवानूने भक्तिमे ही 
अंपने उपदेश ( श्रीमद्भगवद्गीता ) का उपसंहार किया है-- :_ ... 
मन्सता भव मङ्कको मचाजी मां नमस्कुरु । 
मेब्रेष्यलि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वधमोच्परित्यज्य मामेक॑ शरण व्रज। 
अहं त्वा सढेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
छ? तत्सदिति भ्रीमद्धगवद्नीतासूपनिषत्सु . ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इंन ` भगवन्नामोंके उच्चारणपूवक 
ब्रह्मविद्या और योगराखमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णालुनं- 
संवादमें “पुरुषोत्तमयोग? नामक पंद्रहवाँ अध्याय ' प्रण हुआ ॥१५॥ 


पंद्रहच अध्यायके पढ्‌) अक्षर एवं उवाच __ 

( १) इस: अध्यायमें इलोकोंके २८८ पद, -पुष्पिकाके १३ 
पद और उवाचके २ पद हें । इस : प्रकार पर्दोका पूण. : योग 
३०३ है। 

( २ ) इस अध्यायके शलोकोंमें ७०१ अक्षर, पुणिकामें ४६ 
अक्षर, उवाचमं ७ अक्षर एवं 'अथ पश्चदशोऽभ्यायः? में ८ अक्षर 
ह । इस प्रकार सम्पूण-अक्षरोंका योग ७६२ है । 

( ३ ) शस अध्यायमे केवळ एक उवाच है--श्रीमगवाबुवाच' 

पंद्रहवें अध्यायंर्म प्रयुक्त छन्द | 
पंद्रहवे अध्यायके बीस र्ठोकॉमेंसे दूसरे सोका प्रथम चरण 


a 
ज्र 
4 
~ 
de 


भं 

ही ef 
प 

श्र 

क्री 

ह 2२” 


लट 
त 
र 
क 
ति 
| 
जड 
fo 


१ ९६ 


t 
७ व्राज 
हा धा ११३ ९२४. 
1 
eee किक 
Ps १ प्रा 
९९ 5५०१ Re 

1 
५ शं >>“ है 
कै काता प्र ट्र र 
HOSEN टा. | 


_ प oh 
TF LLM 
' र १ 
छदः il 


ea 
न्द 90“ | 


कद 


गीताका भक्तियोग __ _ 2२५ 


(लब्तिः#%, दवितीय तथा तृतीय चरणा.उपेन्द्रवज्राश और चतुव चरण 
इन्द्रवज़ा” उन्दका हैं । 

तीसरे इोकका प्रथम चरण “वंशस्थः३ द्वितीय तथा तृतीय 
चरण #द्वज्रा” और चतुथ चरण "उपेन्द्रवज्रा? छन्दका है । 

चौथे इठोकके प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ चरण उपेनदरङरः 
और द्वितीय चरण ईह्वामृगी? छन्दका है | ` 

पाँचवें और पंद्रहवे इछोकमें इन्द्रवज्रा? छन्द प्रयुक्त हुआ है। 

उपयुक्त पाँचों इलोक उपजाति छन्दके हैं । 

सातवें श्लोके प्रथम और तृतीय चरणमें गगः द्वानेसे 
'र-ब्रिपुळाः है, अतः यह “जातिपक्ष-विपुळा' संज्ञावाला थोक है 
नवें इळोकके प्रथम चरणमें रगण? होनेसे 'र-विपुळा', अठारदर्वे शशक 
के तृतीय चरणमें 'मगण? होनेसे 'म-त्रिपुल्त्र» उन्नीसतवे इलोकके तृतीय 
चरणमें नगण’ होनेसे 'न-विपुला? और वीसरवे शोककरे तृतीय चरण- 
में रगण? होनेसे (-विपुला? है; अतः ये चार भ्पक्तिपक्ष-दिपुटाः 
संज्ञावाले श्लोक हैं । 

उपयुक्त पाचों श्छोक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टुए छन्दके ही अवान्त 
भेद हैं और शेष दस श्गेक ठीक 'पथ्यावक्त्र! अनुष्टुप्‌ छन्दक 
लक्षणेंसे युक्त हैं । 


लर्ड टुडे” 
ऋ यभो तगौ गो ललिता सार्शब्धटोक; 
1 उपेन्द्रवजा चतजासतो । गो | 
ये स्यादिन्द्रवज्जा यदितो जगांगः | 


हलतो षु 


वंशस्थमुदीरितं न्य 


1 
१ 
। 


